नीतिवाक्यामृत में राजनीति 


हो, उत्त. एल, दर्मा 
एम ए , पी-एच. डो 


क्र 


भारतीय ज्ञागपीठ प्रकाशन 


जोकोदय प्रन्थमाला । ग्रन्धांक  २े१६ 


सम्पादक एबं लिमामक प्रथम सस्करण सितम्बर १६५१ 


छद्मोचन्द्र जैन" 





नीतिवाक्यामृत मे राजनीति 
( राजनीति ) 


डॉ एम एल शर्मा 
6) 


प्रकाशक 

भारतीय ज्ञानपीठ 

३६२०२१, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्‍लो-६ 
मुद्रक 
सन्मति मुद्रणाकय 

दुर्गोंकृष्ड मार्ग, बराणसी-६ 


06 ०909७ 


पावित एदार रे धारा ५ धार एड]#ागगप 

( ए०0+7००] 507८५ ) 

छऐत कै [, $08079 

छोशा#॥४४ १9 5 38568 477९8 ४०४ घ्रशपप्त 

3620|/2, २७७३९७ डैप्रणा3570 थाए2, 2९0-6 

( शेम# 272582. छत * पर/&पशपएप्त्, ऐला ) 

8 

8 45,006. - 





मुक््य : पन्‍द्ठद रुपये 


प्राक्कथन 


न्याय एवं विधि के अध्ययन की भाँति भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन को 
परम्परा अठारहवी शताब्दी तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रहो । आचार्य खोस- 
देवसूरि का “नीतिंवाबयामृत' भी इसी परम्परा में विरचित राज़शात्तर का एक सहस्वन- 
पूर्ण ग्रन्थ है । आचार्य सोमदेव का द्वितोय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'पशस्तिलुक चम्पू' है। इन 
दोनो ग्रन्थों में राजनोतिक आदकशों एवं सस्थाओं का बविस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया 
है। राजनीतिक दृष्टि से 'यशस्तिकूक' का तृतीय आश्वास अवलोकनीय है। ये दोनों 
ग्रन्थ एक-दूसरे के प्रक हैं और ये सोमदेव के सूक्ष्म अध्ययन, महान्‌ अनुभव, अद्वितीय 
विद्त्ता तथा बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैँ । 

प्रस्तुत पुस्तक लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी एच-डो के लिए स्वोकृत 
लेखक के शोध-प्रबन्ध “नीतिवाक्यामृत में राजनीतिक आदर्श एवं संस्थाएँ” का सश्ोधित 
रूप है। इस में नीतिवाक्यामृत में प्रतिपादित राजनीतिक आदर्श एवं सस्थाओं का 
वैज्ञानिक और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। राजशास्क्र का यह महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्य अभी तक उपेक्षित ही था। इस ग्रन्थ के उद्धरण कुछ राजनीति-प्रप्रान ग्रन्थों में 
उपलब्ध होते हैं तथा पत्र-पत्रिकाओ में भो इस के कतिपय विषयो पर लेख प्रकाशित 
हुए हैं। किन्तु सागोपाग रूप से इस सम्पूर्ण ग्रन्थ के आधार पर कोई ग्रन्थ 
प्रकाशित नही हुआ है । वेजश्ञानिक ढंग से इस ग्रन्थ के विवेचन का यह सर्वप्रथम प्रयास 
है । इस के विवेचन को मोलिकता को सुरक्षित रखने के लिए लेखक ने सोमदेव के 
मूल भ्रन्यो--नी तिवाक्यामृत' एवं 'यशस्तिलक चम्पू' का हो आश्रय लिया है । 

प्रस्तुत शोघ-प्रबन्ध के निदेशक एवं प्रेरक डॉ रामकुमारजी दोक्षित--भूत- 
पूर्व डोन, फैकूल्टी ऑफ आर्टस तथा अध्यक्ष, प्राचोन भारतोय इतिहास एवं पुरातत्त्व 
विभाग, रूखनक विश्वविद्यालय, लखनऊ--का लेखक हृदय से आभारी है, जिन्होंने 
अस्थन्त स्नेहपूर्वक हस शोष-प्रबन्ध का निदेशन क्रिया । शोध-अबन्ध को पग्रन्ध-रूप देते 
समय पूज्य विद्न्मूर्धन्य डॉ आदिनाथ नेमिनाथ उपाष्येजों ने बहुमूल्य सुझाव दिये, जिन 
के सुझावों से यह रचना और भो उपयोगी हो गयो है। परिशिष्ट में 'नोतिवाक्यामृत' 
के सम्पूर्ण समुद्देशों का समाबेश उन्हीं के परामर्श पर किया गया है । दोनो विद्वानों के 
घरणों में छेलक अपने श्रद्धां-सुमन अपित करता है । भारतीय ज्ञानपीठ को परामर्शदात्रो 


्दैः 


समिति, उस के मन्‍्त्री थी लदमोचन्द्रजी जैन तथा डॉ. गोकुझचमाजी जैन का ठेलक 
आभारो है, जिन्होंने हस क्षोध-प्रवन्ध को प्रकाशनार्थ स्वीकार किया और अत्यन्त 
जागरूकतापूर्वक हस के प्रकाशन का कष्ट बहुन किया । 

अन्त में लेलक उन समस्त विद्वानों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना 
आवश्यक समझता है, जिन के प्रन्थों से इस शोष-प्रबन्ध के प्रणयन में उसे सहायता 
प्राप्त हुई । 


बज पा --डा, एम. एच. शर्मा 


अनुक्रम 


भारत में राजनोतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा १-१२ 


प्राष्नेन राजशास्त्र प्रभेश मौर सोमदेबयूरि ३, अर्थशाहत्र ५, अर्थ- 
कास्व का रचनाकाल ७, नोतिसार ८, नीतिवाक्यामृत , १० । 


सोमदेवसुरि और उन का नोतिवाक्यामृत १३-४० 


राज्य 


नीतिवाक्यामुत का रचनाकाल : १५, नीतिवाक्यामृत का महृत्त्व . 
२४, त्रिवर्ग प्रासि का अमोघ साधन राज्य २५, दण्डनीति का 
महृत्त्त ' २८, राज्यागों का विश्वद विवेषन ३०, राजशास्त्र-सम्बन्धी 
अन्य बातो का विवेचन ३२, आचार-सम्बन्धी नियमों का विश्लेषण 

३२, वर्णाश्षम व्यवस्था ३२, कौटुम्बिक जीवन को झलक र४, 
नारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ३४, वेश्याओं की प्रकृति 
तथा उन से सावधान रहने के निर्देश ३४, स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों 
का उल्लेख : ३५, ऐतिहासिक एवं पौराणिक तथ्यों का समावेश 

३५, जीवनोपयोगी सूक्तियों का सागर ३६, सोमदेवसूरि को 
बहुशता ३७। 


४९-५२ 
राज्य को प्रकरंति ४१, राज्य के तत्त्व : ४३, राज्य को उत्पत्ति * 
४४, राज्य के अंग ४५, राज्य के कार्य : ४९, राज्य का उद्देश्य * 
५० । 


५३-८६ 
राजा की उत्पत्ति--६. वैदिक सिद्धान्त ५६, २. सामाजिक अनुबन्ध 
को सिद्ञान्त * ५९७, सामाजिक अनुयन्ध के सिद्धान्त का द्वितीय स्वरूप : 
५८, ३. देगी उत्पत्ति का सिडान्त : ६१, राजा की ब्रोग्यता . ६६, 
राजा की योग्यता के विषय में अन्य आजायों के विधार * ६७, 


सोमदेव के अनुसार राजा को योग्यताओ अथवा गुणों का विवेचन : 
६८, राजा के दोष . ७०, सोमदेव के अनुसार राजा के दोषों का 
विवेधत . ७१, राजा के कर्तव्य--१ प्रजा को रक्षा एवं पालन- 
पोषण ७३, २ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना ७४, ३ आधिक 
कर्तध्य , ७५५, ४. प्रशासकीय कर्तव्य ७५, ५ स्याय-सम्बन्धी 
कृतंव्य ७७, राजररक्षा * ७७, राजा का उत्तराधिकारी ८०, 
राजत्व के उच्च आदर्श ८३। 


मन्त्रिपरिषद्‌ ८७-१०९ 
राजशासन में मन्त्रिपरिषद्‌ का महत्त्व. ८७, भन्त्रिपरिषद्‌ की रचना 
८९, मम्त्रियों की नियुक्ति ९०, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की मोग्यता- 
१. द्विजाति का विधान ९१, २ कुलीतता ९१, ३. स्वदेश वासी * 
९२, ४ चारित्रवान ९२, ५ निष्यंसनता ९३, ६. राजभक्ति ., 
९३, ७ नीतिज्ञता ९३, ८ युद्धविद्या विशारद ९३, ९ 
निष्कपटता ९४, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को सख्या ९४, मन्त्र का 
प्रधान प्रयोजन ९६, मन्त्र के अग--१. कार्य प्रारम्भ करने के 
उपाय ९७, २. पुरुष और द्रग्य सम्पत्ति ९७, ३ देश ओर काल 
९७, ४ विनिपात-अ्रतिकार ९७, ५ कार्यसद्धि ९७, मन्त्रणा के 
अयोग्य व्यक्ति ९७, मन्त्र के लिए उपयुक्त स्थान ९९, गुप्त 
मन्त्रणा, प्रकाशित हो जाने के कारण ९९, मन्‍्त्रणा के समय 
मन्त्रियो के कर्तव्य १०१, मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्य १०२, राजा और 
अन्त्रिपरिषद्‌_ १०४, अमात्यों के दोष---१ अत्यन्त क्रोधी . १०६, 
२ बलिषछ्ठ पक्ष वाला १०६, ३े अपवित्र १०६, ४ व्यसनी 
१०६, ५ अकुलीन १०६, ६ हठी १०६, ७ विदेशी ' १०६, 
८, कपण, १०६, अधिकारी बनाने योग्य व्यक्ति १०७, कुटुम्बी और 
सहूपाठी को अधिकारी बनाने का निषेध १०७, अमात्यों के अन्य 
दोष १०८, राज्याधिकारियों के धनवान्‌ होने का निषेध . १०९, 
राज्याधिकारियों की स्थायो नियुक्ति का निषेध १०९। 


दुगँ ११०-१६६- 


राजधानी १११, दुर्ग का महत्व ११२, दुर्ग के मेद . ११२--भौदक, 
पर्वतदुर्ग, धन्वदुर्ग, वनदुर्ग ११३, दुर्ग के गुण ११४, झन्र॒दुर्ग पर 
अधिकार करने के उपाय ११४--१ अभिगमन ११४, २ उपजाप, 
हे चिरनिबन्ध, ४ अवस्कन्द, ५ तोक्णपुरुषप्रयोग . ११५। 


कोष ११७-१३० 
कौप की परिभांवा . ११७, कोष का महत्व ११७, उत्तम कोष : 
११८, कोषविडीन राजा : ११९, रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपाय . 
१२०, आयन-व्यय ' १२०, राज-कर के सिद्धान्त १२१, राज-कर 
साधन था न कि साध्य : १२३, राज-कर राजा का वेतत था - 
१२३, आय के स्रोत : १९४, कृषक वर्ग के प्रति उदारता . १२४, 
अन्य प्रकौर के कर ' १९५, आयात ओर निर्यात कर १२५, शुल्क 
स्‍्थानो की सुरक्षा १२५, राज्य की आय के अन्य साधन १२६, 
हत्कीच लेने वाले राज्याधिकारियों से धन प्राप्त करने के उपाय--- 
१ नित्य परीक्षण . १२६, २ कर्मविपर्यय ' १२६, ३, प्रतिपत्रदान : 
१२७, राजस्व विभाग के अधिकारी १२७, भाय-व्यय लेखा . १२८, 
व्यापारी वर्ग पर राजकीय नियन्त्रण० १२८। 


सेना अथवा बल १३१-११८ 
हाथियों के शुणष १३२, अ्शिक्षित हाथी . १३२, हाथियों के कार्य : 
१३२, अइयो को जातियाँ १३४, रथसेना १३५, सेनाध्यक्ष १३६, 
ओऔत्साहिक सैस्य के प्रति राजा का कर्तव्य . १३७, सेना के राजा के 
विरुद्ध होने के कारण . १३७, सेवकों का वैतन तथा उन के कर्तव्य : 
१३८, कृपण राजा की हानि १३८। 


राष्ट्र १३९-१५१ 
भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का प्रयोग . १४४, जनपद के गुण + 
१४८, देश के दोष १४९, देश की जनसल्या के विषय में विचार * 
१५०, जनपद का संगठन (१५०, भ्राम संगठन (१५० । 


भम्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १५२-१७२ 
दुत की परिभाषा १५३, दूत के गुण ' १५४, दूतो के भेद १५४, 
दूत के कार्य १५४, चर १५५, घरों की नियुक्ति १५५, 
चरो के भेद १५६, सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध १५६, 
युश्काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १५७, मण्डरू सिद्धान्त १५८-- 
१ उदासीन १५८, २ मध्यस्थ १५८, ३ विजिगीषु १५८, 
४. दात्र १५९, ५ मित्र , १५९--१ नित्य मित्र १५९, २. 
सहज मिंत्र . १५९, रे कृषिम भित्र : १५९, ६. पाध्णिग्राह १६०, 
७, आक्रतनद १६०, ८ आसार १६०, ९ अख्यधि १६०, तीन 


शक्तियों का सिद्धान्त ६१६१, चार उपाय * १६१, सामनीति: 
१६२--६ गुण संकी्तन, २, सम्बन्धोपास्यान, ३. प्रोपकार दर्षन, 
४. आयति प्रदर्शन, ५. आत्मोपसन्धान ' १६२, द्रामनीति . १६२, 
भेदनीति १६३, दण्डनीति , ६६३, षाड़युप्प मस्त्र . ६३-६६. 
सन्धि . १६४, २. विग्नह . १६५, ३, यान . १६५, ४. आाश्तत ; 
१६५, ५ सभ्रय १६६, ६ ेंधीभाग १६६, युद्ध : १६७, युद्ध.के 
सम्बन्ध में विजिगोषु के लिए कुछ निर्देश . १६७, सैन्य संगठन , 
१६८, युद्ध के मेद १६९, धर्मयुद्ध १६९, युद्ध के लिए प्रस्पात् 
१७०, व्यूहू और उस का भहत्त्व , १७०, युद्ध के नियम ६१७१, 
विजय के उपरान्त विजिगीषु का कर्तव्य १७१, मुद्ध में मारे गये 
सैनिकों की सन्त॒ति के प्रति राजा का कर्तव्य . १७२ । 


न्याय-व्यवस्था १७३-१८२ 


न्यायालय १७३, सभ्यो को योग्यता एवं नियुक्ति १७५, अपराध 
को परीक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेध १७५, कार्म-विधि . 
१७६, वाद के चरण १७६, प्रतिज्ञा १७७, अमाण . १७७, 
वगंपथ १७७, विधिन्न वर्णों से भिन्न-भिन्न प्रकार को दापथ का 
विधान १७८, क्रिया १७८, निर्ण १७९, दण्ड विधान १७९, 
दण्ड का प्रयोजज १८०, भय अथवा आतंक स्थापित करने का 
सिद्धान्त . १८०, निरोधक सिद्धान्त १८०, सुधारवादी सिद्धान्त , 
१८०, उचित दण्ड पर बल १८१, पुनविचार तथा पुनरावेदन . 
१८२। 


निष्कर्ष १८३-१९० 
चीतिवाब्यामृत का मूल सूत्रपाठ १९१-२४८ 


भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा 


पाश्वात्त्य विद्वानों की यह धारणा, कि राजशास्त्र का विकास ग्रोस अथवा 
यूनान में हुआ, नितान्त भ्रमपर्ण है। प्लेटो और अरस्तू से बहुत पूर्व भारत में राजनीति 
शास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ हो गया था। भारतीय परूपरा तो राजनीतिशास्त्र 
को सता सृष्टि के प्रारम्भ से हो मानती है। महाभारत वे शान्तिपर्व के ५९वें अध्याय 
में लिखा है कि समाज को व्यवस्था को ठीक रखने के लिए प्रजापति ने एक लाख 
अध्याय वाले तोतिशास्त्र की रचना की । इसमें धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग तथा चातुर्व॑र्ग 
मोक्ष और उसके त्रिवर्ग सत््व, रज और तम का विवेचन किया था । इसके साथ ही 
उन्होने दण्डज त्रिवर्ग--स्थान, काल और क्षय तथा नोतिज षड्वर्ग--वित्त, देश, काल, 
उपाय, कार्य और सहाय के अतिरिक्त आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डगोति इन 
चारो राजविद्याओं और इनसे सम्बन्धित विषयोका वर्णन किया था। वात्स्यायनके 
कामसूत्रमे भी यही बात कही गयी है कि प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिवर्गशासन--घर्म, अर्थ 
और काम-विषयक महाशास्त्र की रचना की, जिस में एक छाख अध्याय थे। यह प्रन्ध 
अत्यन्त विशाल था। अत उस को सरल और सुबोष बनाने के उद्देष्य से विशालाक्ष 
ने दस हुजार अ्रध्यायो मे उस को संक्षिप्त किया। विशालाक्ष महादेवजी का ही 
दूसरा नाम है, क्योकि वे त्रिकालदर्शी थे। विशालाक्ष के पश्चात्‌ उस नीतिशास्त्र 
की रचना इन्द्र ने पाँच हज़ार अध्यायों में की, इस के उपरान्त बुहस्पति ने उस को 
सक्षिप्त कर के तोन हज्ञार अध्यायों में लिखा। नीतिप्रकाशिका में भी प्राचीन राज- 
शास्त्र प्रणेताओं के नामो का उल्लेख मिलता है । उस में लिखा है कि ब्रह्मा, महेरवर, 





१ महा० शाल्ति० ६६, २६, ३१। 

ततोष्ष्यायसहस्राणां शत चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । 

यत्र धर्मस्तथै बार्थ कामश्चै बाभिवर्णित ॥ 

तिवग इसि बिर्यातों गण एप स्वयम्भुवा। 

चतुर्थी मोक्ष हश्येव पृथगर्थ पृथरगुण ॥ 

मोक्षस्पास्ति त्रिवर्गोउन्य प्रोक्त सत्तवं रजस्तम । 

स्थान॑ वृद्धि क्षयरचैंव त्िनर्गश्चैव दण्डज ॥ 
३ वात्यायन काससूत्र, अ० १। 

प्रजापतिहि प्रजा सृष्ट्वा तासां स्थितिनिबन्धन जिबर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस् णाग्रे प्रोवाच । 
३- महा० ज्ञान्ति० ४१, ८१, ५६ । 


भारत में राजनोतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा ॥। 


शास्त्र प्रणेता माने जाते हैं। श्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में राजशास्त्र को रचना की 
थी, जिस को उपयुक्त आचायों ने क्र सक्षित किया। गौरश्षिरा ने इस नीतिशास्त्र 
को रचना पाँच सौ अध्यायों में की तथा व्यास ने उस को तोन सो अध्यायों में संक्षिप्त 
कर दिया।' 

इस प्रकार मनुष्यों के कल्याणार्थ विभिन्न देवताओं ने दण्डनोति पर प्रन्थ 
रखता को । महाभारत के वर्णन से राजशास्त्र अथवा दण्डनीति को प्राचीनता प्रकट 
होती है । भारत मे इस शास्त्र का उद्धव कब हुआ, इस की ऐतिहासिक तिथि बताना 
अत्यन्त कठिन है। परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि इस शास्त्र का अध्ययव भारत 
में बहुत प्रावोन काल से हो रहा था। महाभारत के शान्तिपर्व में राजक्षास्त्र के 
प्राचोन आचायों का उल्लेल प्राप्त होता है। इत आचार्यों ने राजनीतिध्यास्त्र पर विशाल 
प्रन्यो की रचना की थी। इन आचायों के ताम इस प्रकार हैं--विशालाक्ष, बृहस्पति, 
मनुप्राचेतस, भारद्ाज, गौरशिरा आदि । कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र मे उपयुक्त 
अधिकांश आचारयों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में विभिश्न स्थलों पर इन आचार्थो 
के मत उद्धृत किये गये हैं। उस में वणित आचायों के नाम इस प्रकार हँ-- भारद्वाज, 
विशाराक्ष, पाराशर, पिशुन, कोणपदन्त, वातव्याधि, बाहुदन्तीपृत्र 7 कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र मे राजनीति के पाँच प्रसिद्ध सम्प्रदायो का मी उल्लेख मिलता है, जिन के 
मत कौटिल्य ने उद्धृत किये हैं। इत सम्प्रदायों के ताम है--मानवा, बारस्पत्या, 
क्ौशनसा , पाराशरा, और वाब्भीया । कोटिल्य ने उपर्यक्त आचार्यों के प्रति अपना 
आभार प्रदर्शित किया है तथा उन की रचनाओं को अपने ग्रन्थ का आधार बनाया है । 
इस से सिद्ध होता कि कौटिल्य से पूर्व ही भारत में राजश्ञास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन 
प्रारम्भ हो चुका था तथा इस विषय पर अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना उपर्युक्त 
आचार्यों द्वारा की जा चुकी थी। पॉँच-पाँच सम्प्रदायो की गुरु-शिष्य परम्परा एव 
उन के द्वारा राजशास्त्र पर अनेक ग्रन्थों की रचना करने में पर्याप्त समय लगा होगा । 
इन समस्त बातो को दृष्टि में रखते हुए डॉ० भण्डारकर ने यह मत प्रकट किया है कि 
भारतमें इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन ईसा से सातवी शताब्दी पूर्व से कम नही हो 
सकता । यह सम्भव है कि इस शास्त्र का प्रारम्भ और भी पहले हो चुका हो । 
भारतोय परम्परा द्वारा भी इस शास्त्र की प्राचीनता की पुष्टि होती है । 

नीतिवाक्यामृत में मी उस के अज्ञात टोकाकार ने बहुत से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध 
राजशास्त्र के आचायों के मतो का उल्लेख सोमदेव के मतो के समर्थन मे प्रस्तुत किया 
है। इस में नारद, अत्रि, अगिरा, ऋषिपुत्रक, कार्णिक, राजपुत्र, कौशिक, गर्ग, 


१ नीतिप्रकाशिका-१, २१-२२ । 

३ महा० शान्ति०, ४५, १०३ । 

३ कौ० अर्थ०, १, ८। 

४ वही, ५५६ । 

£ शिर्ण 9 रे डाश्यावंबहबा--5008० 289<८८४ ० है९700६ 56५ 7079 एऐए 2-5 


२ नीतियाक्थास्त में राजनीति 





गौतम, जैमिती, देवरू, याज्वल्वय, मागुरि, वशिष्ठ, हारोत, वादरायण, विदुर, भारा- 
यणं, रैस्य, वल्लभदेव, शोॉबक, कामल्दक, राजगुर वर्ग आदि आचायों के सामों का 
उल्लेख मिलता है। इत समस्त आवबार्यों के श्लोक टोकाकार ने नीतिवाब्धामृत में उद्धृत 
किये हैं । इस में जित प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं उन की सख्या पचास 
से कम नहीं है। इस में उद्धुत अधिकांश इलोक ऐसे हैं जो वर्तमान काल में उपलब्ध 
मनु, नारद, याशवल्वय आदि स्मृतियों एवं श्ुक्नीतिसार में नही मिलते । ऐसा प्रतीत 
होता है कि सानव ओर ओऔशनस सम्प्रदायो के अन्य भी बहुत से ग्रत्थ प्राचीन काल 
में उपलब्ध होगे, जो अब काल के कराल गर्त मे विलीन हो गये है । 

बुहत्‌ पराशर तथा अग्ति, सरुड, मत्स्य, विष्णु, मार्बण्डेय आदि पुराणों में भी 
राजनीतिशास्त्र से सम्धन्धित सामग्री उपलब्ध होती है। सध्यकाल में भी राजनीति 
साहित्य की घारा अनवरत रूप से प्रवाहित होती रही । मध्यकाल के प्रमुख राजनीति 
प्रधान ग्रन्थों में लक्ष्मीधर का राजनीतिकल्पतरु, देवलूभट्र का राजनोतिकाण्ड, चण्डेश्वर 
का राजनोतिरत्नाकर, नोलकण्ठका नीतिमयूख, भोज का युक्तिकल्पतरु, मिन्रमित्र का 
राजनी तिप्रकाश, चन्द्रशेलर का राजनीतिरत्नाकर तथा अनन्तदेव का राजधर्म उल्लेख- 
नीय है । इन ग्रन्थों को प्राचीन नीति साहित्य का सग्रह-ग्रन्थ ही कहा जा सकता है। 
इन को हम मोलिक रचना नहीं कह सकते । इन विद्वानों ने उसी प्राचोत परम्परा का 
अनुकरण किया है । 


प्राचीन राजज्ञास्त्र प्रणेता और सोमदेव सूरि 


भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा बहुत प्राचीन रहो है । यह 
देश राजनीति के क्षेत्र में पादचात्त्य देशों से बहुत आगे था। आचार्य कौटिल्य तथा सोम- 
देव से बहुत पूर्व यहाँ अनेक महान्‌ राज॑नीतिज्ञ हो चुके थे, जिन के मतो का उल्लेख 
महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दक के नीतिसार एवं नीतिवाक्यामृत की संस्कृत 
टीका में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर विज्यालाक्ष, इन्द्र ( बहुदन्त ), 
बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज आदि प्राथीन राजशास्त्र प्रणेवाओों के मत उद्धृत है। 
कौटिल्य के उपर्युक्त विद्वानों के मो का उल्लेख करने के उपरान्त अपना मत व्यक्त 
किया है । दुभरिय से आज यह समस्त राजनीति प्रधान साहित्य उपलब्ध नही है, 
किन्तु उस के उपयोगी अश महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दक के नोतिसार तथा 
सोमदेव के नीतिवाब्यामृत में प्रास होते हैं, जिन से यह सिद्ध होता है कि भारत में इस 
शास्त्र की रचया महाभारत से पूर्व हो हो चुकी थी । वर्तमान उपलब्ध राजनीतिक 
साहित्य में मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार, शर्थशास्त्र, कामन्दक का नीतिसार एवं सोमदेव 
का नोतिवाब्यामृत हो प्रमुख ग्रन्थ हैं। यह बात भी उल्लेखनोय है कि वर्तमान उप- 
लब्घ मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार, याज्ञवल्वय स्मृति आदि ग्रन्थ बहुत बाद को रचनाएं हैं, 
जैसा कि उन में प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है। जिस प्रकार मनुस्मृति का सकलछन भृगु 


भारत में राजनीतिक्षास्त्र के अध्ययन को परम्परा डर 


ने किया, उठी प्रकार उदनस्‌ सम्प्रदाय के किसी अन्य विद्यान्‌ ने वर्तमाव शुक्रतीविसार 
का संकन कर उस में अनेक स्वरचित दलोक सम्मिलित कर के उस को नवोन स्वरूप 
प्रदान किया । यही बात याज्ञवल्क्य स्मृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । यहो 
कारण हूँ कि कौटित्य के अर्थशास्त्र में उद्घृत मनु, शुक्र तथा याशवल्क्य के बहुत से 
इलोक इन वर्तमान ब्रन्थो में नही मिलते । कोटिल्य ने उपयुंक्त विद्वानों के जिन इलोकों 
को उद्धृत किया है वे उन मूल प्रश्यों में हो होगे ओर कोटिल्य के समय में सम्मवत, 
यह समस्त राजनीतिक साहित्य किसी न किसी रुप में अवश्य ही उपलब्ध होगा। 
यही बात नीतिवाक्यामृत की टोका से भी मिलती है। टीकाकार ने आचार्य सोमदेव 
के भतो को पृष्टि के लिए मनु, शुक्र, याशवल्वय आदि के जो मनेक इलोक उद्धुत किये 
हैं वे भी वर्तमात काल में उपलब्ध मनुस्मृति, शुक्रतीतिसार तथा याजश्वल्वय स्मृत्ति में 
प्राप्त नही होते । अत यह स्पष्ट हैँ कि कौदिल्य एव नीतिवाबयामृत के टीकाकार द्वारा 
उद्धृत मनू, शुक्र, याज्ञवल्यय आदि के इलोक इन विद्वानों के मूल ग्रन्थों के द्वो द्वोगे । 
इस सम्बन्ध में डॉ० श्यामशास्त्री का मत उल्लेखनीय है जो कि उन्होने कोटिलीय भर्थ- 
शास्त्र की भूमिका में व्यक्त किया हैं। वे लिखते हैँ--“'इस से ज्ञात होता हैं कि चाणक्य 
क॑ समय का याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र वर्तमान याज्वल्क्य स्मृति से पृथक्‌ ही था। इसी 
प्रकार कौटिल्य न अपने अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर बाहस्पत्य और भौशनस आदि 
से जो अपने भिन्न विचार व्यक्त किये है बे मत वर्तमान काल में उपलब्ध इन घर्मशास्त्रो 
म दृष्टिगोचर नही होते । अत यह भलो-मभाँवि सिद्ध होता हैं कि कौटिल्य ने जिन 
शास्त्रों का उल्लेख किया है वे अन्य ही ग्रन्थ थे । डॉ० श्यामशास्त्री महोदय के उपर्युक्त 
विचारों से हम पूर्णतया सहमत हैं । 

वर्तमान उपरब्ध विशुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थों में राजनोतिज्ञों को आइचर्य- 
चकित कर देने वाला कौटिल्य का अथशास्त्र, राजणशास्त्र की विशद व्याख्या करने 
बाला सोमदेव का तीतिवाक्यामृत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर विरच्षित 
एवं उस के सूत्रों को स्पष्ट व्याख्या करने वाला कामन्दक का नीतिसार ही है । यद्यपि 
स्मृतियों तथा महाभारतमें भी राजनीति को पर्याप्त चर्चा की गयी है, किन्तु इन प्रन्थो 
में राजनीति का वर्णन गौण रूप से हो हुआ हैँ । स्मृतियाँ घर्मप्रधान ग्रन्य हैं और 
उन, में धर्म, आचार एवं सामाजिक नियमों का वर्णन प्रधान रूप से हुआ है । भत 
स्मृतियो एवं महामारत का हम शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थों की श्रेणी मे नहीं रख 
सकते । केवक कोटिल्य का अ्ंशास्त्र हो समस्त प्राचीन नीति साहित्य का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एक मात्र ग्रन्ध्र है। मत नोतिवाक्यामृत की तुलना में हम कोटिल्य के 
अर्थशास्त्र तथा कामन्दक के नीतिसार को द्वी सम्मिलित करते हूँ । 


१ डॉ० श्मामशास्त्री, कौटिक्य अर्थ शास्त्र की भूमिका । 
अतरच चाणक्यकालिक धर्मश्ञास्त्रमधुनातनायाज्वस्क्यपर्म शास्त्रादन्‍्यदेवासी दिति । एवमेब ये पुनर्मानव- 
नाहस्पत्यौद्नसा भिन्नाभिप्रायास्तत्र तंत्र कौटिल्मेन परामृष्टा न ,तेदधुनोपलम्यमानेषु तत्तद्धमशास्त्रेषु 
दृश्यन्त इति कोटिण्यपरामृष्टा नि तानि शाप्त्राण्यन्यान्पेवेत्ति बाढ़ मुब्चस्‌ 


छठ नोविवाक्यासत में राजनीति 


अर्थश्षात्त्र 

अर्थशास्त्र के रचसिता आजा कौटिल्य महान्‌ राजनीतिश थे । कौटिल्य से 
पूर्व अनेक प्राचीन आचायों वे आर्थशास्त्रों को रचना की थी । उन समस्त अर्थशास्त्रोमें 
कोटिलीय अर्थशास्त्र का अद्वितीय स्थान है। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि 
प्राचीन आचायों ने जिन अर्थशात्रों की रवना की थी उत सब का सार छेकर कौटिल्य 
ने इस अर्थशास्त्र की रचना की है।' इस कथन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र केबल सकलन मात्र है और उस में कोई मौलिकता नहीं है । 
वास्तव में कौटिल्य का अर्थशास्त्र अनेक दृष्टियो से एक मोलिक भ्रन्थ है । परन्तु इस 
विषय पर रचना करने वाले थे प्रथम आचार्य नही थे। अपने ग्रन्थ में उन्होंने अपने 
पूर्ववर्ती आचारयों के विचारो को अनेक स्थलो पर आलोचना,को है और उन से मिन्न 
विचार व्यक्त किये हैं । कई स्थानों पर उन्होंने परम्परागत विचारधारा को छोड़ कर 
नये सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । इस के अतिरिक्त व्यापकता तथा विद्यालता में 
इस विषय पर लिखित कोई अन्य ग्रन्थ इस की तुलना में नहीं ठहर सकता । कोटिल्य 
के अर्थशास्त्र को रचना के पदचात्‌ किसी भी आचार्य ने इस विषय पर ग्रन्थ लिखने 
का साहस नहीं किया ओर सभो ने उस को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है । शुक्र- 
नीति तथा नोतिवाक्यामृत के अतिरिक्त जो भी ग्रन्थ अर्थशास्त्र के पद्चातू छिखे गये 
वे या तो अर्थशास्त्र के मुख्य-मुख्य उद्धरणों का सकलन मात्र है अथवा उस के प्रतिपाद्य 
विषय का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते है । अत. लगभग एक सहख्र वर्ष तक कोटिलीय 
अर्थशास्त्र की प्रधानता बनी रही ओर आज भी बनी हुई है । यह उस की उत्कृष्टता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय राज्य तथा उस के अन्तर्गत निवास करने वालो 
जनता का कल्याण है। राज्य की वृद्धि ओर सरक्षण तथा उस में तिवास करने बालो 
को सुरक्षा तथा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इन्ही उपायों का वर्णन अर्थशास्त्र 
में प्रमुख रूप से किया गया है । अर्थशब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र मे एक विशिष्ट अथ में 
किया बया है। कोटिल्य के अनुसार मनुष्यों से युक्त भूमि का ही नाम अर्थ है । इस 
भूमि को प्राप्त करने ओर रक्षा करने के उपायो का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थ- 
शास्त्र कहलाता है । अत कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दाब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया 
है जिस अर्थ में प्रादीन आदचार्यों ने दण्डनीति शब्द का प्रयोग किया | इस प्रकार दण्ड- 
नोति ओर अर्थशास्त्र में कोई मेद नहीं है । दोनो हो शास्त्र राज्य तथा उस को क्षासन 


१ कौ०अर्थ० १, १। 
पृथिव्या लाभे पालने च याबन्त्यथ शास्त्राणि पूर्बाचार्य प्रस्तावितानि प्रायक्षस्तानि सहृत्येकमिदमर्थ 
शास्त्र कृत । 

२ कौ० अर्थ ० १६, ११ है 
मनुष्याणां बृत्तिरर्थ । मनुष्यबती भ्रूमिरिव्यर्थ । तस्था पृथिव्या लाभपालनोपाय' दास्व्मथ- 
शास्त्रमित्ति 


भारत में राजनीतिशास्म्न के अध्ययन को परम्परा है| 


व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं । कौटिल्य ने एक स्थान पर लिखा है कि दण्डनीति अथवा 
अर्थशास्त्र अप्राप्य वस्तुओं को प्राप्त कराने, प्राप्त बध्तुओं की रक्षा करने तथा रक्षित 
वस्तु को वृद्धि कराने और वृद्धिगत वस्तु को झत्पात्रों में व्यय कराने में समर्थ है। 
इसी विद्या के ऊपर ससार की उन्नति निर्भर है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र अथवा 
दण्डनीति उत उपायों का वर्णत करने वाला शास्त्र हैं जिन से समाज तथा विश्व का 
कल्याण हो सके। 

अर्थशास्त्र फा प्रमुख उद्देश्य शासन-कार्य में राजा का पथ-प्रदर्शन करना तथा 
शासत को मूल समस्याओं का समाधान करना हो है । युद्ध एव शान्ति काल में शासन 
यन्त्र का क्या स्वरूप होता चाहिए, इस विषय का जैसा सांग्रोपाग वर्णन अर्थशास्त्र में 
उपलब्ध होता है वेसा अन्यत्र दुर्लभ है। राजतन्त्र के पोषक होते हुए भी आचार्य 
कौटिल्य राजा की स्वच्छन्दता का समर्थन नही करते । वे राजा को मन्त्रि-परिषद्‌ का 
निर्माण करने तथा उस के परामर्श से कार्य करने का आदेश देते हैं। उन्होने जनता के 
पक्ष का सर्वत्र समर्थन किया है। उन को स्पष्ट घोषणा है कि प्रजा के सुखी रहने पर 
ही राजा सुखी रहता है और प्रजा का हित होने पर ही राजा का हित हो सकता हैं। 
जो राजा को प्रिय हो, वह राजा का हित नही है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो वही 
राजा का हित होता है । इस प्रकार कौटिल्य नें छोकहितकारी राज्य की पुष्टि की 
हैं। उन के अनुसार यह लोक कल्याण राजा के बिना सम्भव नहों हैं। अत राजा का 
होना अनिवायं है । एक राजा कैसा होना चाहिए, उस में कौन-कौन से गुण अपेक्षित है, 
उस को किस प्रकार जितेन्द्रिय होकर शासन करना चाहिए इन सब बातों का विशद 
वर्णन अर्थव्षास्त्र मे मिलता है । ग्राम के सगठन से लेकर स्थानीय, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय 
शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णत इस ग्रन्थ में किया गया है। राजा को किन राज्यों 
से मित्रता, किन से उदासीनता तथा किन से शत्रुता करनी चाहिए, इस का भी उल्लेख 
अर्थशास्त्र में मिलता है। राज्य विस्तार तथा उस के संरक्षण के लिए युद्ध का होना भो 
सम्मव है। अत इस विषय पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है । युद्ध कब 
किया जाये, किस प्रकार किया जाये, सेना और उस का सगठन, उस के प्रयोग के लिए 
सामग्री का निर्माण, विभिन्‍न प्रकार के दुर्गों का निर्माण, व्यूह रचना तथा युद्ध एव 
कृटनीति सम्बन्धी नियमों का वर्णन विस्तारपूर्वक इस ग्रन्थ में किया गया है। इस 
प्रकार अर्थशास्त्र मे अत्यन्त उच्चकोटि को शासत्र व्यवस्था का वर्णन मिलता है । 
इस में राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली प्राय सभी बातो पर प्रकाश डाला गया हैं। 
समस्त विदव में अभी तक कोई एक ग्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ है जिस में राज- 


१ वही १, ४। 

2२ कौ० अर्थ० १,७, १,१५। 

३ बही १, १६१ 
प्रजामुखे सुर्न राज्ष प्रजानाँ च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रिय हित राज्ञ प्रजानां तु प्रिय॑ हितम्‌ ॥ 


४ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


झारत्त सम्बन्धी समस्त विषयों का इतना विशद एवं सारगभित विवेचन हुआ हो । 
कौटिल्य जैसा महान्‌ राजनीतिक एवं कूटनीतिज्ञ अमी तक ससारमें उत्पन्न ही 
नही हुआ । 

कौटिल्य राजयोतिके ज्ञाता ही नहीं राजनीति के एक प्रमुख सम्प्रदाय के 
संस्थापक भी थे । थे इस बात से भली-भाँठि परिचित थे कि छोक कल्याण के लिए 
केवल उत्तम शासन व्यवस्था हो पर्याप्त वही वरन्‌ उस के लिए आर्थिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था भी उतनी हो आवदयक है । सुगठित सामाजिक तथा आधिक व्यवस्था स्थायो 
एव सुदुढ़ राज्य की आधार शिला है। अत जहाँ कौटिल्य ने आर्थिक नीति सम्बन्धी 
विषय का प्रतिपादन किया है वहाँ उन्होंने उन नियमों का भी उल्लेख किया है जिन से 
एक आदर्श तथा सुम्यवस्थित समाज की स्थापना सम्भव हो सकती है। समाज के 
दुर्गुग, असन्तोष तथा उस की शिथिलता सम्पूर्ण राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती 
है । इसलिए कौटिल्य ने उन नियमो का भी प्रतिपादन किया है जिन से एक विशुद्ध 
एवं सुन्दर समाज की स्थापना हो सके और उस में निवास करने वाले व्यक्तियो को 
नैतिक तथा भौतिक उन्नति हो सके । उत्तम राजनीतिक सगठन तथा सामाजिक संगठन 
दोनो ही लोक कल्याण के लिए बहुमूल्य साधन हैं । 


अ्थंद्यास्त्र का रचना काल 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । भारतीय 
परम्परा के अनुसार मोर्य सश्राट्‌ चन्द्रगुस्त के मन्‍्त्री विष्णगुप्त ने इस की रचना की थो । 
अर्थशास्त्र में उन के लिए कौटिल्य नाम भी प्रयुक्त हुआ है। अम्य स्रोतों से यह भी 
ज्ञात होता है कि उन को चाणक्य भी कहते थे (१३, १४) । अर्थशास्त्र के अन्त साक्ष्य 
तथा बहि साक्ष्य दोनो से ही यह सिद्ध होता है कि इस के रचयिता मौर्य सम्नाद्‌ चन्द्रगुप् 
के गुरु एव प्रधान मन्‍्त्री कौटिल्य हीं थे ओर यह ग्रन्थ मौर्यकाल में ही रचा गया। 
चन्द्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ३२१ अथवा ३२३ ई० पूर्व प्रारम्भ होता हैं। अत 
अर्थशास्त्र का रचनाकाल भी इसी तिथि के समीप मानना न्‍्यायसगत होगा । अर्थशास्त्र 
के १५वें अधिकरण में लिखा है कि जिस ने शास्त्र, शस्त्र ओर नन्‍्द राजाओं से भूमि का 
उद्धार किया, उसी विष्णुगुप्त ने यह अर्थशास्त्र बनाया है। अन्य प्राचीन ग्रन्थो से भी 
इस बात की पृष्टि होती है कि कौटिल्य नन्दवश का अन्त करने वाला तथा घन्द्रगुप्त मौर्य 
को सगध के सिंहासन पर आसीन कराने वाला व्यक्ति था और उसी ने अर्थशास्त्र की 


१ को० अर्थ० ६, १। 
सर्व शास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलम्य च । 
कौ टिल्येन नरेन्‍्द्रार्थ शासनस्यथ विधि कृत ॥ 
२ कौ० अर्थ ० १६, १। 
३ कॉमन्दक नीतिसार ९६, ६ । 
४ कौ० अर्थ० १५, १ 


भारत में राजनीतिशास्थ् के अध्ययन की परम्परा छः 


रचना को थो । इन ग्रन्थों मे अर्थशास्त्र के उद्धरण भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र का 
रचता काल ई० पूृ० ३०० निर्णोत हुआ है । 

डॉ० जॉली, विन्टरमित्स्‌ तथा कीय अर्थशास्त्र को मौर्य सम्नाद चन्द्रगुप्त के 
प्रधातमन्त्री कौटिल्य की कृति नहीं मानते । डॉ० जामसवाल ने डॉ० जॉली तथा उस 
सभी विद्वानों के तकों का अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण उत्तर दिया है और यह सिद्ध किया है 
कि इस प्रन्थ को रचना ३०० ई० पू० में हुई थी और कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त 
मौर्य सम्राट सचन्द्रगुस के मन्त्रो थे । डॉ० स्यामशास्त्री, गणपतिशास्त्री, डो० आर० 
भण्डारकर आदि विद्वानों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि अयथंशास्त्र मौर्यकाडीन रचना 
है । श्री पी० वी० काणे ने भी अर्थशास्त्र का रचना काल ई० पू० ३०० हो माना है गा 
उन्होंने यह भी लिखा है कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित नही हुआ है जिस के 
आधार पर अर्थशास्त्र की तिथि इस के पश्चात्‌ तिर्धारित की जाय। अत किसी 
नवीन तर्क अथवा पर्याप्त प्रमाण की अनुपस्थिति में उक्त विद्वानों के मतानुसार अर्थ- 
शास्त्र का रचना काल ३०० ई० पृ० मानना सर्वथा उचित है । 


नीतिसार 


कोटिल्य के पद्चात्‌ कामन्दक ने अपने ग्रन्थ तीतिसार की रचना की । कामन्दक 
का नीतिसार शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थ है। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना कौटिलोय 
अर्थशास्त्र के आधार पर ही को गयी है, किन्तु फिर भी राजनीति के क्षेत्र में इस का 
अपूर्व महत्त्व है। अर्थशास्त्र के आधार पर इस की रचना होने के कारण ही कुछ विद्वान्‌ 
इसे अर्थशास्त्र का सक्षिप्त रूप भी कहते हैं। इस ग्रन्थ का रचना काल छठी छताब्दी 
माना जाता है । अर्थशास्त्र को समझने में नोतिसार से बहुत सहायता मिलती है । 
इस ग्रन्थ में बहुत से पारिभाषिक शब्दो, जिन का प्रयोग कौटिलीय आर्थशास्त्र मे हुआ 
हैं, की सरल एवं सारगरभित व्यास्या की गयी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राय गद्य 
में है और उस की रचना में सूत्र पद्धति का प्रयोग किया गया है, किन्तु नीतिसार 
इलोकबद्ध है। कामन्दक ने अपने गुरु विष्णुगृत्त का ऋण स्वीकार किया है और 
कई इलोको में उन की भ्रशसा की है। वे लिखते है कि जिस ने दान न छेने वाले उत्तम 
कुल में जन्म लिया और जो ऋषियो की तरह इस भूमण्डल मे प्रसिद्ध हुआ, जो अग्नि 
के समान तेजस्वी था और जिस ने एक वेद के समान चारो वेदों का अध्ययन किया 


8 विष्णु पुराण ४, २४, २६-२८ ! 
२ डॉ० जॉलो-इन्ट्राडबदन हु अर्थ शास्त्र, 
कीथ-हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिट रेचर, पृष्ठ ४४८॥ 
३ डॉ० के० पी० जायसबाल--हिन्दू पॉलिटी, परिशिष्ट 'सी' । 
पो० बी० काणे-हिस्ट्री ऑफ़ धमशास्त्र, वाज्युम १, पृ० १०४। 
४ डॉ० श्यामशास्त्री--अथश्ञास्त्र की भ्रूमिका । 
यक्च यशोधरमहाराजसमकालेन-तदपि कामन्दकीयमिव कौटिलोयाथशास्त्रादेव संक्षिप्य रुगृर्हत- 
मिति- । 


८ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


था। वच्ञ के समान प्रज्वलित तेजवाले जिस के अभिचार वज्ञ से श्रोमात्‌ सुन्दर पर्व 
वाला तन्दवंश रूपी पर्वत समूझ नष्ट हो गया । “जो कार्तिकेय के' समान पराक्रमशीक 
था और जिस ने अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति के द्वारा नृपचन्द्र चत्धगु्त के लिए पृथ्वी 
का आहरण किया। जिस ने अर्थशास्तरूपी महोदथि से नीतिशास्त्ररूपी अमृत का उद्धार 
किया, उस ब्रह्मस्वरूप विष्शुगुस के लिए नमस्कार है । 

इस प्रकार कामन्दक ने विष्णुगुप्त के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया है । 
कामन्दक का अध्ययन विशाल था। उन्होंने अपने प्रन्य में विशालाक्ष, पुलोमा, यम 
आदि राजशास्त्र प्रणेताओं के मतों का उल्लेख किया है। उन के ग्रन्थ में राजनीति का 
विशद विवेचन हुआ है। कामन्दक राज्य के सप्तांग सिद्धान्त में विववास रखते हैं । 
उन के अनुसार स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल तथा सुहूंद्‌ राज्य के अग हैं । ये 
अग एक दूसरे के सहायक हैं। उन्होंने राज्यांगो में राष्ट्र को बहुत महत्त्व प्रदात किया 
है । इस विषय में वे छिखते हैं कि राज्य के सम्पूर्ण अंगों का उद्भूव राष्ट्र से हो हुआ 
है, अत, राजा सभी प्रयत्नों से राष्ट्र का उत्थान करे । 3 ज़िस प्रकार यज्ञ में ऋषियों 
द्वारा को गयी हिंसा हिंसा नही मानी जाती, उसी प्रकार राजा द्वारा दुष्टो का निगप्रह 
करने से उसे पाप नहीं छूगता, अवितु महान्‌ धर्म को प्रासि होती है। धर्म की सुरक्षा 
के लिए राजा अर्थ की वृद्धि करे। इस कार्य में प्रजा के जो व्यक्ति बाधक हो उन्हें 
दण्डित करे । वेद और शास्त्रों के विद्वात्‌ जिस कार्य की प्रशसा करें वह धर्म है और 
वे ज़िस की निन्‍्दा करें वह अधर्म है। धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त करता हुआ 
राजा सज्जनो के प्रति स्नेह प्रदर्शित करे, उन को रक्षा करे तथा वात्ुओ का बध 
कर डाले राज्य को प्रकृतियो के विषय में भो कामन्दक ने प्रकाश डाला है। 
उन का कथन है कि राजशास्त्र के ज्ञाताओं ने अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दण्ड को 
विजिग्रीषु की प्रकृति बतछाया है।' उन्होने राजा को न्यायपूर्वक व्यवहार करने का 
आदेश दिया है। उन का कथन है कि यदि राजा न्याय के पथ का अनुसरण करता 
है तो उस को एवं उस की प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती हैं भोर 
यदि वह इस के विपरीत आचरण करता हैं ठो इन का विनाश होता हैं 


१ कामन्दक नीतिसार १, २-६। 
२ कामन्दक नी तिसार ४, १-- 
स्वाम्यमात्यश्व राष्ट व दुर्ग कोशो बल सुहृत । 
परस्परोपकारी च सप्ताह राज्यमुच्यते ॥ 
३ बही ई, ३१ 
५» बही 8, ३-८ ! 
&£ कामन्दक-नी लिसार ५, ४-- 
अमाध्यराष्ट्दुर्गाणि कोशो दण्डश्च पश्चम । 
एता प्रकृतयस्तज्ज्ञिंजिगीघोरुदाइता ॥४॥ 
६ बही १, १५१ 





भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा है 
२ 


कामन्वक ने अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में मी विस्तार पूर्वक प्रकाश ढारू 
है । उन्होंने दूत एवं चरों का भो वर्घन किया है | उन के अनुतार दूत तीस श्रकार के 
होते है, विसृष्टार्, परिभितार्थ अथवा मितार्थ और शाहगहारक ।' चरो के विषम में वे 
लिखते हैं कि बार ( चर ) राजाओं के नेत्र के धमान होते हैं। राजा को उन्ही के 
द्वारा देखना चाहिए। जो उन को आँखों से नही देखता बहू समतरू भूमि पर भी ठोकर 
खाता है क्योंकि चारों के बिना वह अन्धा है। जिस प्रकार लर॒त्विक्‌ सूत्रों के अनुसार 
कार्य करता रहता है उसी प्रकार राजा को भी चारों के परामर्श से ही राजकार्य 
करना चाहिए।  कामन्दक ने मण्डल सिद्धान्त को व्याश्या बडे विस्तार के साथ की 
है और उन्होने भी कौटिल्य की भाँति १२ राज्यों का मण्डल माना है । कामन्दक तीन 
वक्तियो के सिद्धान्त में भी विद्वास रखते हैं। उन्होंने भी उत्साहुदाक्ति, प्रभुदाक्ति 
एच मन्त्रशक्ति का उल्लेख किया है। कामत्दक ने कौटिल्य को भाँति ही अनेक प्रकार 
की सन्धियो का उल्केख नीतिसार के ९वें सर्ग में किया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नीतिसार भी राजनीति का एक महस्वपूर्ण प्रन्थ 
हैं। मौलिक रचना न होते हुए भी वह अपने ढग का अपूर्व एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
नीतिवाक्यामृत 

कामन्दक के पद्चात्‌ आचार्य सोमदेव ने हो शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थ का 
सृजन किया । सोमदेव का तीतिवाक्यामृत अर्थशास्त्र की कोटि का ही प्रम्थ है, जिस में 
राजश्ाास्त्र के समस्त अगो पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। यद्यपि यह प्रन्थ कलेवर में 
कौटिलीय अर्थशास्त्र की अपेक्षा लघु है, किन्तु रचनाहौली मे यह उस की क्षपेक्षा 
सुन्दर है । इस के अध्ययन में मधुर काव्य के समान आमनन्‍द प्राप्त होता है । सोमदेव को 
सुन्दर वर्णनशेली के कारण ही उन के भ्रन्थ में राजनीति की शुष्कता भहों आने पायी 
है । गम्भीर एवं विस्तुत धर्णत को सोमदेव ने सरलूू एवं थोडे शब्दों में ही व्यक्त कर 
दिया है । 

आचार्य सोमदेव एक व्यावहारिक राजनोतिज्ञ थे। उन्होंने युद्ध एव शान्तिकाल 
में राजा के सम्मुख उपस्थित होने वाली समस्याओ और उन के समाधान का विशद 
विवेचन किया है। उन्होने समाजशास्त्र एव राजशास्त्र दोनों का हो विवेचन नीति- 
वाक्‍्यामृत में किया है। उन्होने ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये हैं लिन से समाज एव 





१ कामन्दक नीतिसार १३ ३। 

२ बही-१३, ११, तथा ३४ । 
चारचक्षुनरेन्द्रस्तु संपतेत तेन भूससा । 
अनेनासपतत मार्गात्‌ पतत्यच्ध समे5षि हि ॥ 
घरेण प्रचरेत्प्राक्ष सूत्रेणप्विगिवाध्वरे । 
दूते सधानमायान्त चरे चर्या प्रतिष्टिता ॥ 

३ कामन्दक नीतिसार ५, २०-४१ । 

४ बही-१४, ३२। 


बृ० लोतिवाब्धासत में राजनीति 


राज्य दोमों को ही उश्नति एवं विकास सम्भव हो सके। नोतियाबयांसुत में अम्तर्राष्ट्रीय 
सम्दन्धों पर भी विशद विवेशन हुआ है। पारगुष्यनीति का चित्रण अर्थशास्त्र के 
समान ही किया गया है। सोमदेव के यशस्तिकूक चम्पू महाकाव्य के तुषीय आइवास 
में मो राजवीति का विशद वर्णन प्रात होता है। मोतिवाक्यामृत तथा यशस्तिलूक 
के अध्ययत ते सोमदेव को महान राजनीधिशता प्रकट होती है । 

डॉ० ध्यामशास्त्री नीतिवाक्यामृत को तीतिसार के समाव ही कौटिलोय अर्थ 
शास्त्र का संक्षिप्त रूप मानते है । उन के इस कथन का आधार नोतिवाक्यामृत के सूत्र 
वाक्यविन्यास एवं रचनाशेली है। अत. वे इस प्रन्थ को एक मौलिक रखता स्वीकार 
नहीं करते । डॉ० दध्यामशास्त्री के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं। कामन्दक के 
मीतिसार की भाँति वीतिवाक्यामृत को भो कौटिलीय अर्थशास्त्र का सक्षिप्त रूप मानना 
सोमदेव के महान्‌ आचार्यत्व एवं उन को बहुमुखी प्रतिभा की उपेक्षा करना हो होगा। 
यद्यपि दोनों ही ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर समानता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु इस आधार 
पर नोतिवाबयामृत को अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप नही माना जा सकता | कोटिल्य ने 
जिस प्रकार प्राचीन आचार्यों द्वारा विरचित अर्थशास्त्रो का सग्रह कर के अपने अर्थशास्त्र 
की रचता की थी उसी प्रकार सोमदेव ने भी रूगभग उन्ही प्रन्थो के भाधार पर 
नोतिवाक्धामृत की रचना की भौर उन ग्रन्थों के साथ ही अर्थशास्त्र को भी नीति- 
वाक्यामृत की रचना का आधार बनाया । जब दोनों प्रन्थो की रचना पूर्वाचार्यों के 
ग्रन्थों के आधार पर की गयी है तो उत्त में कुछ साम्य दृष्टिगोचर होने पर कोई आइचर्य 
को बात नहीं। इस आधार पर परवर्ती ग्रन्थ को पूर्ववर्ती ग्रन्य का संक्षिप्त रूप नही 
माना जा सकता । 

प्राचोन साहित्य का प्रभाव समी लेखकों पर पडता है। जो विचार पूर्वाचायों 
द्वारा प्रतिपादित कर दिये जाते हैं उन को स्वीकार करना उत आचार्यों के गौरव को 
बढ़ाना है। इसो सिद्धान्त के आधार पर कौटिल्य एवं सोमदेव ने पुर्ववर्ती साहित्य के 
सार को ग्रहण किया है और उस के साथ ही अपने मौलिक विचारों एव नवीन अनुभवों 
का समावेश भी किया है । जिस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने 'इत्याचार्या' कहकर “इति- 
कौटिल्या' के द्वारा अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया है उसी प्रकार आचार्य सोमदेव ने 
भी अपने मोलछिक विचार प्रकट किये हैं। नोतिवाक्यामृत में लेखक को स्वतन्त्र प्रतिभा 
एव मौलिकता के दर्शन सर्वत्र होते हैं। सोमदेव ने अपने समय में उपलब्ध प्राचीन नीति 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था और उन्होंने उस का प्रयोग अपने ग्रन्थ की रचना 
में किया । जिस प्रकार पूर्वाचायों का परिष्कृत स्वरूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकट 








१. डॉण श्यामशास्त्री, कौटिलीय अं शास्त्र की भूमिका-- 
यक्च मशोधरमहाराजसमकालेन सोमदेबसू रिणा नीतिबाक्यामृर्त नाम नीतिशास्त्र भिरध्ित तदपि 
कामस्दकोममिव कोटिलोंथार्थ शास्त्रावेब स॑प्िप्य संगृहीतमिति तहग्रन्थपदबाब्मशैलीपरीक्षार्या 
निस्सदाय॑ ज्ञायते । 


मारत में राजनीतिशास्म के अध्यमन को परम्परा ११ 


हुआ है उसो प्रकार नीतिवाक्यामृत में भो अपने पूर्ववर्तों समस्त आचारयों का प्ररि- 
माजित रूप प्रतिकृक्षित होता है । कौटिलीय अर्थशास्त्र की भाँति नोतिवावयामृत भी 
एक भौलिक ग्रन्ध है । 

उपर्युक्त समीक्षा के ्ञाघार पर प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं मे सर्वप्रथम 
स्थान आचार्य कौटिल्य को तथा द्वितीय स्थान आजार्य सोमदेव सूरि को प्रदान किया 
जा सकता हैं। सोमदेव से पूर्ववर्ती होने पर भी नीतिशास्त्र की रचना के क्षेत्र में 
आचार्य कामन्दक का स्थान तृतीय सिद्ध होता है । 


| 
१ कौ० अर्थ, १, १-- हि हा 
पृथिव्याला भे पालने व याबन्त्यथ शास्त्राणि पूर्वांचार्य प्रस्तावितानि प्रायक्स्तानि सहत्येकमिदमर्थ- 
शास्त्र कृतम्‌ । 


१३३ नीतिवाब्यारूत में राजनीति 


सोमदेवसतरि ओर उन का नीतिवाक्यास्रृत 


राजशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ नोतिवाक्यामृत के रचयिता श्रोमत्सोमदेवसूरि 
दिगरम्बर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध देवसंघ के आचार्य थे। आचाय॑ं प्रवर के प्रमुख ग्रन्थ 
मशस्तिलूक तथा नोतिवाक्यामृत के अध्ययन से उन की गुरु-पर॑म्परा एवं समय के विषय 
में यशस्तिलकचम्पू , लेमुलवाड दानपत्र तथा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तुतीय के ताम्रपत्र से 
पर्याप्त जानकारी मिलती है। यशस्तिलक की प्रशस्ति के अनुसार सोमदेव के गुरु का 
नाम नेमिदेव तथा नेमिदेव के गुरु का नाम यशोदेव था । सोमदेव के गुरु नेमिदेव 
महान्‌ दार्शभिक थे और उन्होने शास्त्रार्थ में तिरानबे महावादियों को पराजित किया 
था ।' नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति के अनुसार सोमदेव श्रीमहेन्द्रदेव भट्टारक के कनिष्ठ 
आता थे और उन्हे अनेक गोौरवसूचक उपाधियाँ प्राप्त थी, जिन में स्याद्मदकालसिह, 
ताकिकचक्वर्ती, वादीभपचानन, वाक्कल्लोलपयोतिधि आदि प्रमुख हैं। सोमदेव के 
अता महेन्द्रदेव भट्टारक भी उद्धूट विद्वान्‌ थे, जैसा कि उन की उपाधि वादीन्द्रकालानल 
से प्रकट होता है। 
लेमुलवाडदानपत्र से भी सोमदेवके सबन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इस 

दानपत्र में आचार्यप्रवर के विषय मे यह वर्णन मिलता है--श्री! गौडसंघ में यशोदेव 
नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे शोर जिन्हें उग्रतप के प्रभाव से जैन शासन के 
देवताओ का साक्षात्कार था | इन महान्‌ बुद्धि के धारक महानुभाव के छ्षिष्य नेमिदेव 
हुए जो स्याद्वादसमुद्र के पारदर्शी थे और परवादियों के दर्परूपी वृक्षों के उच्छेदन के 
लिए कुठार के समान थे । जिस प्रकार खान में से अनेक रत्न निकलते हैं उसी प्रकार 
१ यश्ष०, आ० २ , पृ० ४१८ - ५ 

श्रीमानस्ति स देवसघतिलको देवों यहा पृथक 

शिष्यस्तस्प बश्ूब सदृगुणनिधि श्रीनेमिदेवादय । 

तस्याइचर्यतप स्थितेस्त्रिनवतेजेंतुर्महाबादिनां 

शिक्ष्योषभूदिह सोमदेव इति यस्तस्येष काव्यक्रम ॥ 

नीतिवाब्यामृत की प्रदास्ति में पराजित महावादियों को संख्या पचपन है--मश्नपञ्चादान्महावादि- 

विजयोपार्जितकी तिमन्दाकिमीपवि ज़ितत्रिभुबनस्य, परमतपश्चरणरत्नोदन्‍्बत श्रीमस्नेमिदेवभगवलत 
२ नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति, पृ० ४०६ । 
३ वहो--बादीच्द्कालानल श्रीमन्महेन्द्रदेव भट्टा रकानुजेन--+ 


४ यह दानपत्र हैदराबाद स्थित परभणी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और भारत इतिहास सशोधक 
पश्निका १३/३ में प्रकाशित हुआ है । इस की भाषा सस्कृत है। 


सोमदेघसूरि कौर उन का नीतिवाक्य।सत १३ 


उन तपोलद्ष्मोपति के बहुत से दिष्य हुए। उन में सैकड़ों से छोटे श्रीसोमदेव पण्डित 
हुए जो तप, क्षास्त्र और यश के स्थान थे। ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओं के 
दर्पण, यशोघरचरित के रचयिता, स्याद्वादोपनिषत्‌ के कर्ता तथा अन्य सुभाषितों के 
भी रचयिता हैं। समस्त महासामन्तों के मस्तकों की पृष्पमालाओं से जिन के चरण 
सुगन्धित हैं, जिन का यश्षकमर सम्पूर्ण विद्वज्जनों के कानों का आभूषण हैं और सभी 
राजाओं के मस्तक जिन के चरणकमलो से सुझोभित होते हैं । 

उपर्युक्त दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट है कि सोमदेव के गुरु नेमिदेव थे, जो महात्‌ 
दार्शमिक थे, उन के अनेक शिष्यों में से सोमदेव भो एक थे, जो महान्‌ पण्डित और 
निविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन को अपूर्व प्रतिभा से सन्नाद्‌ तथा सामन्‍्त सभी प्रभा- 
बित थे और उन के चरणों में अपना मस्तक झुकाते थे । 

लेमुलवाड़दानपत्र मे सोमदेव के दादागुर यशोदेव को गौड़सघ का आचार्य बत- 
लाया गया है, किन्तु यशस्तिरूक की प्रशस्ति के अनुसार वे देवसघतिऊूक या देवसघ के 
आचार्य थे। इस प्रकार लेमुलवाडदानपत्र एवं यशस्तिलक की प्रशस्ति के वर्णनों में 
कुछ भेद दुष्टियोचर होता है। इस सन्देह का निवारण करते हुए श्री नाथ्राम प्रेमी 
लिखते हैं कि गौड़सघ अभी तक बिलकुल ही अश्वृतपूर्व दैं। जिस प्रकार आदिपुराण के 
कर्ता जिनसेन का सेनसघ या सेनान्वय पच्स्तुपान्वय भी कहलाता था, शायद उसी 
तरह सोमदेव का देवसध भी गौडसघ कहलाता हो । सम्भवत यह नाम देश के कारण 
पड़ा हो। जैसे द्रविड देश का द्रविडसघ, पुन्नाट देश का पुन्नाट्सथ, मथुरा का 
माथुरसघ उसी प्रकार भौड़ देश का यह गौडसघ होगा। गोड़ बगाल का पुराना 
नाम है। उस योड से तो शायद इस सघ का कोई सम्बन्ध न हो, परस्तु दक्षिण में 
हो गोछ, गोल्ल या गौड देश रहा है, जिस का उल्लेख श्रवणबेल गोल के अनेक लेखों 
( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) में मिलता है। गोल्लाचार्य नाम के एक आचार्य भो 
हुए हैं जो वीरनन्दि के शिष्य थे और पहले गोल्ल देश के राजा थे। र-छ-ड में भेद 
नही होता इसलिए गोल और गौड़ को एक मानने में कोई आपत्ति नही है। 

सोमदेव को शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं है। यशस्तिलक 
के टीकाकार श्रतसागर सूरि ने वादिराज ओर वादीम सिंह को सोमदेव का शिष्य 
बतलाया है। किन्तु टीकाकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सोमदेव ने किस ग्रन्थ में 
वादिराज और वादीभसिह को अपना शिष्य बताया है। उपयुंक्त बिद्वानो को सोमदेव 
का दिष्य मानना युक्तिसगत प्रतोत नही होता, क्योकि यशस्तिलक एव नीतिवाक्यामृत 


१ लेमुलवाडदानपत्र, श्लोक १५-१८ । 

२ प० नाधूराम प्रेमी --जेन साहित्य और इतिहास, पृ० ८८-८६ | 

३ यशस्तिलक को टीका, आ० ३, पृ० २६६-- 
स बादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचाय सम शिष्य । बादीभर्सिहो5पि मदीयश्षिष्य , श्रीबादिराजो5पि मदीय 
शिष्य , इत्युक्तत्वाच्य । 


१४8 नोतिवाक्यारूत में राजनोति 


में कही थी इस अ्रकार का वर्णत तपलब्ध नहीं होता | इस के अतिरिक्त यव्ल्तिलक का 
रचना काल दाकसंबत्‌ ८८१ हैं और बादिराज के ग्रन्य पाएवंतायथ चरित का रचना कांछ 
शकसवत्‌ ९४७ है। इस प्रकार दोतों ग्रन्थों के रचना कार में ६६ वर्ष का अन्तर है। 
ऐसी स्थिति में उस का शुरु-शिश्य का सम्बन्ध किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं माना जा 
सकता। कादिराज ने पाद्यताथश्ररित में अपने गुरुका ताम मतिसागर लिखा है। 
मतिसागर द्रविडसंच्र के आयाय॑ थे | वादोभसिह ने भी अपने प्रन्थ गशबनिन्तामणि में 
अपने गुरु का नाम पुष्पषेण लिखा है और पृष्पषेण को अकलकदेव का गुरुभाई माना जाता ह 
है । अत उन का सभय सोमदेव से बहुत पूर्व बैठता है। इस प्रकार वादिराज एवं 
वादीभसिंह को सोमदेव का शिष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


तोति वाक्यामृत का रखनाकाल 


नीतिवाक्यामृत की गद्य प्रशस्ति से हस बात का कोई आभास नहीं मिलता कि 
इस ग्रन्थ की रचता कब और कहाँ हुई। किन्तु यशस्तिकूक को पद्यप्रशस्ति मे इस 
महाकाव्य की रचता के स्थान एवं समय का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जो कि लीतिवाक्या- 
मृत के रथनाकाछ एवं स्थान का ज्ञान कराने में महोपयोगी है। यशस्तिलक की 
प्रशस्ति का आशय इस प्रकार है-- शकसंवत्‌ ८८१ ( वि० सबत्‌ १०१६ ) में पाण्ड्य, 
सिहल, चोल तथा चेर आदि देशो के राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाछे महाराजा- 
धिराज श्रोकृष्णराणदेव जब मेलपाटी में साम्राज्य सेभाल रहे थे तब उन के घरण- 
कमलोपजीवी सामन्‍्त बहिंग, जो कि चालुक्य नरेश अहिकेशरी के प्रथम पुत्र थे, गंगा- 
धारा में राज्य कर रहे थे, तब यह यशस्तिरूक चम्पूमहाकाध्य सिद्धार्थ नामक सपत्सर 
में चेत्रमास की मदनत्रयोदशी के दिन सम्पूर्ण हुआ । सोमदेव के इस कथन की पृष्टि 
करहद ताम्नपत्र से भी होती है, जिसे महान्‌ राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय ने ९ मार्च, 
सन्‌ ९५९ ई० को प्रसारित किया था ।” यह आज्ञा-पत्र यह्स्तिलक की समाप्ति से कुछ 
सप्ताह पूर्व प्रसारित किया गया था। इस ताम्र-पत्र में एक हैव सन्‍्यासी को प्राम-दान 
का उल्लेख है। उस समय राष्ट्रकूट सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय का निवास मेलपाटी में हो 
था और बही पर उन्होने ताज्न-पत्र में उल्लिखित प्रामदान की आज्ञा प्रसारित की थी । 


१ पं० नाधूराम प्रेमी-नीतिवाक्यामृत की भूमिका, पृ० ६। 

३२ बही। 

३० यश०, आ० ५, भा० २, पृ० ४१८। 
“दाकनृपकालातीतसबत्सरशतेप्नडटस्वेकाशी एम धिकेषु गतेषु अकूल ( ८८१) सिद्धार्थसंबत्सरास्तर्ग ततैत- 
मासमदनत्रयोदश्यां पाण्डब-सिंहल बोल चेरमप्रभतीन्‍्महीषतोन्प्रसाध्य. मेलपाटीप्रषधमानराज्यप्रभावे 
श्रीकृष्णराजदेबे सति तत्पादपद्मयोपजीबिन समधिगतपश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्चाहुक्धकुलजन्मन 
सामस्तचूड़ामणे श्रीमदरिकेसरिण , प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्द्मगराजस्य लक्मीप्रवर्ध मानबश्चधारायां गज्ञा- 
घारायाँ बिनिर्मापितमिद काव्यमिति । 

है. जिएछाह्प्४एचधा43 ॥409, ५०] [ ए, ए४ल७४5 ५ & धएा, ? 278 


सोमदेव्खूरि जोर डन का तीसिवाक्यासत बज 


यदास्तिलक में सोमदेव ने भी चैत्रशुदी त्रयोदशी शकसंवत्‌ ८८१ को कृष्णराज 
तृतीय का निवास मेलपाटी में ही व्यक्त किया है। इस से यह सिद्ध होता है कि मेलपाटो 
में राष्रकूट सम्नाट्‌ कृष्ण तुतीय का कुछ समय तक सैनिक शिविर अवश्य रहा था । 
कृष्ण तृतीय के मेलपाटी शिविर का वर्णन पुष्पदन्त के महापुराण में भी मिलता 
है। इस भश्रस्थ को रचना ९५९ ई० से प्रारम्भ हुई तथा ९६५ ई० मे यह प्रन्थ समाप्त 
हुआ ] पृष्पदन्त के मेलपाटी वर्णत एवं कृष्ण तृतीय के दक्षिणी राज्यों को विजयो के 
कै उल्लेख से भी सोमदेव के कथन की पुष्टि होती है । 
लैमुलवाडदानपत्र में भी कृष्ण तृतीय का उल्लेख महान्‌ सम्नाट्‌ के रूप मे किया 
गया है और चालुक्य राजाओं को उन का महासामन्त बतलाया गया है । * तुतिहासिक 
विवरण से भो उपयुक्त दानपत्र के वर्णन की पुष्टि होती है। दक्षिण के इतिहास के 
मे वलोकन से ज्ञात द्वोता है कि कृष्णराजदेव राष्ट्रकूट वश के सम्राट्‌ थे और यह अमोधवर्ष 
तृतीय के पुत्र थे। कृष्णराज तृतीय का सिहसनारोहण काल ९३९ ई० माना गया है । 
इन की राजधानी मान्यखेट थी । कृष्णराज तृतीय की राजधानी एवं राज्यकाल को 
पुष्टि हिस्ट्री ऑफ कनारी लिटरेचर के लेखक के इस वर्णन से भी होती है--पोश्च कवि 
को उभयभाषाकविवक्रवर्ती को उपाधि से विभूषित करने वाले राष्ट्रकूट सम्राद कृष्ण- 
राजदेव ने मान्यखेट में ९१३९ ई० से ९६८ ई० तक राज्य किया | स्व० ५० नाथूराम 
प्रेमी ने रिखा था कि मान्यखेट का हो प्राचीत नाम मेलपाटो होगा, जिसे सोमदेव ने 
कृष्णराजदेव की राजधानी बतलाया है। अब जो तथ्य सामने आये हैं उन से नि।शचत 
हो चुका है कि ये दोनो स्थान भिन्न-भिन्न है, एक ही स्थान के दो नाम नही हैं । 
मान्यखेट राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णराजदेव को राजधानी थो तथा मेलपाटी वह स्थान है 
जहाँ पर क्रष्णराजदेव ने अपने सैनिक अभियान के समय अपनी विजयी सेनाओ के साथ 
कुछ समय के लिए अपना सैनिक शिविर स्थापित किया था। करहद ताम्रपत्र में उल्लि- 
खित शैब सन्‍्यासी को दिये गये ग्रामदान को आज्ञा का प्रसारण मेलपाटी में ही किया 
गया था । सेलपाटी ( मेलपाडी ) उत्तरी अरकाट जिले मे स्थित हे. जब कि मान्यखेट 
भूतपूर्व निज्ञाम रियासत में वर्तमान मालखेड का हो प्राचीन नाम है। 
अत यह कथन उपयुक्त नही कि मान्यखेट का ही प्राचीन नाम मेलपादो होगा। 
सोमदेव राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णराजदेव के समकझालोन थे। उन्होने यशस्तिलक को 


१  & फोबापतृपट--ं छा] छघतें ते एप्पल (४१ , ? 3 

२ लैमुलवाडदानपत्र-- 
स्वस्तस्यकालवर्ष देवश्रीपृथियी वल्लभमहाराजाधिराजपरमे श्वरपरमभट्टा रकशी मद मो घवर्ष पेवपादानुध्यात - 
प्रवर्धमानविजमश्रीकृष्णराजदेवपादपद्मोपजी विना । 

३ पं०्नाथूराम प्रेमी, नीतिबाक्थामृत की भूमिका, पृष्ठ १६। 

४ बही । 

४ एिफ़ाएएन्फुगरिक साताटछ, एव गए, एबल5 ए| छछत एा, ? 28! 

६ डॉ० रमाशकर ज़िपाठी, 'प्राचीन भारत का इतिहास," पृ० ३०६ 


१६ नीतिवाक्यारूत सें राजनीति 


रखना राष्ट्रकूट सजाद की राजधानों मान्यलेट में वहीं को, अपितु उठ के अधीनस्थ 
महा सामग्त बंहिस की राजभानी गंधाधारा में को थी। चाहुक्यवंश के राजा जरिकेसरों 
को वंशावल्ी का उल्हेख कन्तड भाषा के प्रसिद्ध कवि पम्प से अपने ग्रन्ध भारत 
( विक्रमार्जुन विजन ) में किया है। पत्प अरिकेतरी का ससकाछीन था और उसे 
अालबयतरेश का संरक्षण प्रात्त था । पम्प को रजनाओं से प्रभावित होकर अरि्कितरों 
ने धर्मपुर भाभक ग्राम उस को दानस्वरूप दिया था। पश्प ने अश्विसरी की वशावली 
का उल्लेख इस प्रकार किया है--युद्धमलल, अरिक्सरी, नारसिह, युद्धमह्छ, बहिंग, 
बुद्धमल्छ, तारधिहू, अरिफेसरी । 

उक्त भ्रन्‍्थ शकसंबत्‌ ८६३ ( विक्रम सबत्‌ ९९८ ) में समाप्त हुआ, अर्थात्‌ यह 
यशस्तिकक से कोई १८ वर्ष पूर्व रचा जा चुका था। इस की रचना के समय अरि- 
केसरी राज्य करता था, तब उस के १८ वर्ष पश्चात्‌ यशस्तिलक की रचना के समय 
उस का पुत्र राज्य करता होगा, यह सबंधा ठोक जँचता है, ऐसा श्रो नाथ्राम प्रेमी 
का विचार है । 

हैदराबाद स्थित परभणी तामक स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में भी राष्ट्रकूट सम्राटों 
के अधीनस्थ चांलुक्य धशीय सामन्त राजाओं की वशायली का उल्लेख मिलता है| यह 
ताम्रपत्र ९६६ ई० का है। इस में दी हुई ब्ालुक्य वंशावली पम्प के भारत में बणित 
वशावली से अहुत कुछ मिलती है जो इस प्रकार है-- 

युद्धभल्‍छ प्रथम--अरिकेसरी प्रथम--नररसिंह प्रथम ( + भद्ददेव )--युद्धमर््क्े 
“-द्वितीय--अहिंग प्रथम (जिस ने भीम को पराल्त किया तथा बन्दी बनाया)--युद्ध- 
मल्ल तुतीय--नरसिह द्वितीय--अरिकेसरी द्वितीय ( जिस का विवाह छोकाम्बिका नाम 
की राष्ट्रकूट वश की राजकुमारी से हुआ था ) भद्गदेवों अरिकेसरी तृतीय--बहिंग 
और अरिफेसरी चतुर्थ । 

परभणी दान-पत्र से प्रकट होता है कि अरिकैसेरिन द्वितीय के पश्चात्‌ उस 
का पुत्र भद्रदेव ( बहिन द्वितोय ) धिहासनारूढ़ हुआ । हस में यह भी उल्लेख मिलता 
है कि अरिकेखरी तुतोय के पिता का ताम बहिंग थां। यशस्तिल्क चस्पू को पश्च- 
प्रशस्ति में सोमदेव ने स्वयं छिखा है क्ति उन्होंने अपने चम्पू महाकाव्य की रचना अरि- 
कैसरिन द्वितीय के अ्येष्ठ पुत्र बच्चग॒राज ( बहिंग ) की राजधानी गंगाधारा मे की । 


है हि # विियॉध्थताल 94ॉ7--ैै म्राह07ए 500 वैंघत98, 9, 335 
प० नाधूरान प्रेमी, नीतिवाक्यामृत की भूमिका, पृ० २० ! 

३ यह ताम्रपत्र ले मुलवाडदानपत्र के नाम से प्रकाशित हुआ है । 

४ श्री के० के० हन्डीकी का विचार है कि भद्वदेंव बद् ग का ही संस्कृत रूपाम्तर है। उन का थह कथन 
यथाथ टी ह | 

£ लेंमुलवाडदानपत्र २०१४- 
अस्त्यादित्यभवोनरहं श्वालुक्य 7 कुबलयस्प य । क्षयसंबत्सर बैशाखपो (पौ)ण मास्या(स्था)" विभो- 
गाम्यन्तरसिद्धिसव्बनमस्थस्पोदकधारन्दत ॥ 


सोमदेबधूरि और उस का नीतिवाफ्यार्ट्त ष् ३७ 
३ 


अरभणी दान-पत्र की चालुक्य वश्ावल्ति में बहिंत तासक सामन्‍्त का उल्लेख 
सिछता है। अरिकेसरी द्वितीय के वैमुलवाड ( सैमुरूवाड ) स्तम्भ लेख में दहेत नामक 
व्यक्ति का सामोल्लेल किया गया है | 
५... आधुनिक खोजों से यह बात सिद्ध हो चुको है कि वाठुक्यवश के सामन्‍्त हैदरा- 
बाद के करीमनगर ज़िले के क्षेत्र में ेझ्ञासन करते थे । ये राष्ट्रकूटों के अधीनल्थ सामन्‍्त 
थे मौर इन्ही के राज्याश्रय में आचाय॑ सोमदेव ने यशस्तिलूक चम्पू तथा भीतिवाक्यामृतद 
को रचना की थी ।' 

करीमनगर जिले से प्राप्त पा््यनाथ को प्रतिमा के मूतति लेख से विंदित होता 
है कि बहिग ने अपने गुरु सोमदेव के लिए एक जैनमन्दिर का निर्माण कराया था। 
इस बात की पुष्टि परभणी दानपत्र से भी होती है, जिसे बह़िंग के पुत्र अरिक्रेसरी 
तृतीय ने ९६६ ई० में प्रसारित किया था। इस दान-पत्र में छिखा है कि अरिके 
सरिम तुतीय ने वनिकट्पुल ( बेमुलवाड ) नामक प्राम शुमघास जिनालय की मर- 
म्मत एवं व्यय के लिए सोमदेव को दान में दिया था। इस मन्दिर का निर्माण उस के 
पिता बहिग ते वैमुलवाड (लेमु लवाढ) में कराया था। 

चालुक्य वश्ञावली का उल्लेख पम्प के भारत तथा लैपुलवाड दानपत्र दोनो में ही 
उपलब्ध होता है, किन्तु पम्प के भारत में चालुक्य वशावली का पूर्ण विवरण नही मिलता । 
उस के अरिकेसरी द्वितीय तक के राजाओं का ही उल्लेख हैं। लेमुलवाड दानपत्र मे 
चालुवय वशाबली का पूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णन के आधार पर बहिग 
द्वितीय अरिकेसरी द्वितोय का पुत्र मिष्चित होता है। पम्प के भारत में अरिकेसरी द्वितीय 
के पुत्र का ताम नही मिलता । 

लेमुलवाड दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट है कि इस के उत्कोर्ण होने के समय अर्थात्‌ 
शक सवत्‌ ८८८ (९६६ ई० ) में सोमदेव शुभधाम जिनालूय के अध्यक्ष थे और उन को 
भरिकेसरी तुतीय का राज्याश्रय प्राप्त था। जरिकेसरी तृतीय बहिम द्वितीय का पुत्र था, 
जिस की राजधानी गगाधारा में सोमदेव ने यशस्तिलक की रचना समाप्त को । इस 
प्रकार लेमुलवाड दानपत्र यहास्तिलक की रचना के सात वर्ष पश्चात्‌ उत्कीर्ण हुआ था । 
इस से पूर्व आचार्य सोमदेव को अरिकेसरी द्वितीय का राज्याश्रय भो प्राप्त हो चुका 
था। इस बात की पृष्टि श्री तीलकण्ठ शास्त्री के इस कथन से होती है--“महान्‌ जैन 
लेखक सोमदेव ( ९५० ई० ) को राष्ट्रकूट सम्नाट्‌ कृष्ण तुतीय के फरद वैमुरूवाड के 
चालुक्य राजा अरिकेसरो द्वितीय का राज्याश्रय प्राप्त था और वही कन्नड भाषा का 
प्रसिद्ध कवि-पम्प भी रहता था। ऐ 

इस प्रकार सोमदेव अरिकेसरी द्वितीय बहिग द्वितीय तथा अरिकेसरी तृतीय 


१ एशांएवइचाओ)49॥ ४-7 ९ (द्स्‍ाचांइए8९ ० 7,( ए)शयाए।। बतत 
४ रि_0 ० (7, 9? 276, ४६मई४43४वह408 7४६8 ०० ६, 9 45 
3. हि, & २६0 $488077--क स्लरा॥079 णी 50प घत3, # 335 


बढ हु नीतिवाक्यासत में राजनीति 


इस तीतधो हो चाहुग्य गरेशों के राज्याश्षय में रहे और उस का सम्बन्ध इन चालुकय 
राजाओं, से घनिष्ठ रहा । सॉमदेव में अपने महाकाब्य प्रशस्तिकक अम्पू को रचता 
अरिकेसरी हिलीय के पुत्र बद्िंग ह्ितीय के राज्याक्षय में की और उस के परजात्‌ उन्हें 
अरिकेसरी तृतीय का सरक्षण प्रात हुआ, जैसा कि लेमुलवाड दालपत्र से स्पष्ट है। यह 
बात भी निदियत है कि नोतिवाबयामृत बदस्तिलक के बाद को रचना है जैसा कि 
उस की ( नीतिवाक्यामृत को ) प्रशस्ति से स्पष्ट है। अत' ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नहीं है कि सीतिवावशसमत की रखता भी चालुकपों के ही संरक्षण में हुई । इस प्रन्‍्य 
को रचना या तो बहिंग द्वितीय के हो राज्यकाल में हुई अथवा उस के पुत्र अरिकेसरी 
तृतीय के राज्य काल में हुई । 

तीतिवाक्यामृत की «टीका में ग्रन्थ-रचना के उद्देश्य, एवं समय के विषय में 
कुछ उल्हेख मिलता है। टीकाकार के कथन का आदाय इस प्रकार है--“कास्पकुब्ज 
के राजा महेन्द्रदेव ने पूर्वाचायंक्रव अर्थशास्त्र की दुर्धोधता से खिन्‍न होकर ग्रन्थकर्ता को 
इस सुबोध, सुन्दर एवं लघु नीतिवाब्यामृत की रचना के लिए प्रेरित किया ।”” 

श्रीयुत्‌ गोविन्दराय जैन ने भी यह मत प्रकट किया है कि सोमदेव ने कल्नौज 
के राजा महेन्द्रपालदेव के आग्रह पर ही नोविवाक्यामृत की रचना की । नीतिवाक्या- 
मृत में अपने आश्रयदाता के नामोल्लेख न करने का कारण बतछाते हुए आप लिखते 
है कि “सोमदेव अपने ग्रन्थ में अपने आश्रयदाता एवं ग्रन्थ-रथना की प्रेरणा देनेवाले 
महाराज महेन्द्रपालदेव का नामोल्लेख कर के उन के पृत्र एवं प्रजा को दु खो नही करना 
चाहते थे । इसी हेतु सोमदेव ने बपने आश्रयदाता का उल्लेख नोतिवाक्यामृत मे नही 
किया ।” विद्वान लेखक का यह भी विचार है कि “यशस्तिलूक का परिमार्जत तथा 
आगे के पाँच आद्वासो की रचना भी कन्नौज नरेश के राज्याश्रय मे ही हुई। अन्य से 
श्रीमोविन्दराय जो लिखते हैं कि नीतिवाक्यामृत को रचना महेन्द्रालदेव के लिए 
की गयी, फिस्तु उत्त का स्वर्गदास हो जाने के कारण उस की समाप्ति भद्दीपाऊ के राजप- 
कार में हुई। इस प्रकार यशस्तिलक के अन्तिम पाँच आदवास तथा नीतिवाक्यामृत 
उत्तरभारत में हो लिखे गये ।ज्यह समय महेन्द्रपाल प्रथम और उत्त के पुत्र महीपाल के 
शासन का था। सम्भवत इस समय आचार्य को आयु ५० वर्ष के ऊगभग हो ।” 

लीतिवाक्यामृत के टीकाकार तथा श्री गोविन्दराय जैन के मत से हम सह- 
मत नही है । यशस्तिकक का रचना काल वि० सं० १०१६ ( ९५९ ई० ) निर्णोत 
है और नीतिवाबयामृत की रचना उस के पदचात्‌ हुई है। ऐसी दशा में नोति- 
वाक्यामृत का रचना काछ महेन्द्रषालदेव से, जिन का समर अधिकाश इतिहासकारो ने 


१ नीतिबाब्यामृत की टीका, पृ० २। 
अज् तावदखिलभूपालमौ सिलालितचरणयुगजैन राजबदाबस्थायिपराक्रमपालितकस्प कर्ण कुब्जेन महा- 
राजश्रोमन्महेच्द्रदेवेन .पूर्वाचार्यकृतार्थ शास्त्वृरबबोधप्रस्थगौरबख्धिन्नमानसेन प्बोधललितलधघुनी ति- 
जाक्मामृतरचनामु प्रबर्तित । 

< श्रीगोविन्दराथ जैन--जै नसिद्धात्त भाल्कर, भाग १४७, किरण २, १० १४-२६ । 


सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यासत १९ 


ना 


हे 


बि३ सं० ९६४ माना है, कम से कम ५२ वर्ष पदचातृ का है। अतः धोम॑देव को भहेख- 
पाल का समकालोन मानना तथा उस के आग्रह पर नोीतियाक्यामृत को रचता का होना 
सुक्तिसंधत प्रतीत नहीं होता । यदि महेन्द्रयार के आग्रह पर नौतिवाक्यामृत्त की रचना 
की गयी होती तो उस में कहीं-न-कहीं उन का उल्लेख लेखक अवदय करता जैसा कि 
यज्मस्तिलक की प्रशस्ति मे किया है। टीकाकार ने सीतिवाक्यामृत के कर्ता का साम 
मुनिचन्द्र तथा उन के गुरु का नाम सोमदेव छिखा है । ठोक इसी प्रकार उन्होंने किसी 
जनश्रुति के आधार पर हो नोतिवाक्यामृत के रचयिता को महेम्प्रदेव का समकालीन 
तथा उन के आग्रह पर नीतिवाबयामृत को रचना की बात छिख दी है। 


डॉ० बे० राघवन्‌ तीतिवाक्यामृत को यशस्तिलक के बाद की रचता स्वीकार 
नहीं करते | इस के अतिरिक्त वे नोतिवाक्यामृत के टीकाकार के कथन की पुष्टि करते 
हुए लिखते हैं कि टीकाकार ने जिन कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रदेश के लिए सोमदेव को 
मीतिवाक्यामत की रचना के आग्रह का उल्लेख किया है ये उस ताभ के महेन्द्रपाल 
दितीय होगे, जिन का उल्लेख डॉ० त्रिपाठी ने अपने ग्रन्थ हिस्ट्री भ्ॉफ कन्नौज में किया 
है । बालकवि रूप में राजेदवर को महेन्द्रपाल प्रथम ( ८८५-९१० ई० ) का सरक्षण 
प्राप्त था। अन्त में डॉ० राघवन्‌ वे लिखा है कि सोमदेव गौड़ देश के गोडसभ के आचार्य 
थे और सम्भवत उत का सम्मान बोध गया के एक राष्ट्रकूट नरेश ने किया था। 
, राष्ट्रकू: करद चालुबय अरिकेसरी और उस के उत्तराधिकारियों के समय में वे 
लेमु्वाड की ओर विहार करने गये थे और कन्नौज को जाते हुए वे चेदि और 
राष्ट्रकूट दरबारो में पहुँचे अथवा लैमुल्वाड मे रहते हुए हो जब कभी उन्हे समय 
मिलता था वे उपर्युक्त राजदरबारों में भ्रमण कर आते थे । ऐसी अवस्था में यह अन- 
होनी नही कही जा सकती कि उन्होंने कन्नौज के नरेश महेन्द्रपाल के आग्रह पर नीति- 
वाक्यामत की रचना की हो । 


प्रो० जो० वी० देवस्थली का कथन है कि “दिगम्बर जैन सोमदेव का आविर्भाव 
दसवी शताब्दी के मध्य में हुआ। और उन्होने राष्ट्रकूट सआद कृष्ण तृतीय के राज्य- 
काल में यशस्तिलक चम्पू को रचना दकसवत्‌ ८८१ ( ९५९६० ) में को । यशस्तिलक 
की प्रशस्ति के आधार पर सोमदेव को देवसथ का आचार्य कहद्दा जाता है, किन्तु लैपुरू- 
वाड के दानपन्न में उन के दादागुर् को गौडसघ का आचार्य बताया गया हैं। इस के 


१ 76 लिए गाते एच्रणाड ण वफ्वाब्य ?९तफोट, ५0 7५, ? 33, 
दी (, हिब७०-०४78४४६४० म्ज्नाएए ज ण्रफ्रदाज 079, ५०, 7, 9 372 
सियदोनी के शिलालेख में महेन्द्रपाजदेव के राज्यकाल की तिथियाँ ६०३-४ ई० तथा ६०७-८ ई० 
निर्दिष्ट हैं। डॉ० आर० एस० त्रिपाठी तथा डॉ० बी० एन० पुरी महेख््रपाल की मृत्यु की तिथि ६१० 
३० मानते हैं। इस प्रक्रार वे महैन्द्रषाल का राज्यकाल ६१० ईं० तक निरिचत करते हैं; 
प7 के 8 प॥फ्बशा-पपाड6क्‍एछ 6 5535), है 255, 
397 9 उ 20-86 स्राडा07ए णी शीट "प्पुवाउनंशिपध्योक्ष38 

३ डॉ० बे० राघवतू, जेमसिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २, पृ० १०१-६०४ | 


२० है नीतिकाक्यासर॒त में शजनीति 


भक्षिरिस बक्षस्तिश्क अम्पू ये सोमदेश यश्लोषर महाराज को दो बार पर्मावलोक कह- 
कर क्म्मोषित करते है । यह उपाधि राष्ट्रकूदों को बोधगया की शाला तुमराजाओं की 
थी । इस से स्पष्ट है कि सोमदेव प्रारम्भ में यौडदेशीय गौड़संघ के दिष्ष्य थे और सस्मवतः 
उन की बोशगया के राष्ट्रकूटो का राज्याक्षय प्राप्त था । वहाँ से थे रेमुलवाड में माये 
और वहाँ उब को राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामन्‍्त अरिकेसरी तथा उस के उत्तराधिकारी 
का राज्याक्षय प्राप्त हुआ । राष्ट्रकूटो का चेदि तथा कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से घनिष् 
सम्बन्ध था। अतः यह कोई अनद्वोगी नद्दी कि सोमदेव कन्नौज के मद्दाराज भहेन्द्रपाल 
द्वितीय के सम्पक से आये भर उन के आग्रह पर उन्होने नोतिबाक्यामृत की रचना की, 
जैसा कि नीतिवाक्यामृत के अज्ञात टीकाकार ने व्यक्त किया है । 

हम डॉ० वे० राषवन्‌ तथा प्रो० जी० वी० देवस्थछी के उपयुक्त विचारो से 
सहमत नही है। डॉ०राघवन्‌ तीतिवाक्यामृत को यशस्लिक्क के बाद की रचता नहीं मानते 
जो कि युक्तिसणत नहो । नोतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में सोमदेव को यशोधरचरित आदि 
का रचयिता बताया गया है । अत. तोतिवाकयामृत को यशस्तिलक के बाद की रचना 
स्वीकार करने में 'कोई आपत्ति नही होनो चाहिए। श्री के० के० हण्डीकी भी नोथि- 
वाबयामृत को यद्गस्तिल़क के बाद की ही रचना मानते हैं और वे सोमदेव को कुंष्ण 
तृतीय तथा बहिंग का समकालीन स्वोकार करते हैं । 

डॉ० राधवन्‌ सीतिवाक्यामृत के टीकाकार के इस कथन को सत्य माचते हैं कि 
“सामदेव ने कन्यकुब्ज के महाराज महेन्द्रदेव के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना 
की।” उन का कथन है कि वें महेन्द्रपाल द्वितीय होगे। हम डॉ० राघवन्‌ के इस कथम 
से भी सहमत नही, क्योकि महेन्द्रपाल - द्वितीय का समय ९४६ ई० माना गया है और 
यशस्तिलक की रचना ९५९ ई० मानी जातो है। नीतिवाक्यामृत उस के बाद की 
रचना है। अत महेन्द्रपाल द्वितीय, जिन के राज्यकाल की तिथि ९४६ ई० है, के आग्रह 
पर नीतिदाब्यामुत की रचना की बात नितान्त असगव प्रतीत होती है । 

डॉ० दयामश्ञास्त्री का विचार है कि नीतिवाक्यामृत के रचयिता सोमदेव यशो- 
घर महाराज के समकालीन थे । शास्त्रीजी का यह कथन आदचर्यजनक श्रतोत द्वीता है, 
क्योंकि यशोधर जैनियों के पौराणिक मद्ापुरष हैं । सोमदेव से कई शताब्दी पूर्व यशोधर- 
चरित के विषय में पुष्पदन्त तथा वच्छराय आदि कवि रचता कर चुके थे | पुष्पदन्त 
का समय शकसवत्‌ ९०६ माना जाता है ।* अतः सोमदेव को यश्ञोधर महाराज का 
समकालीन कभी नहीं माना जा सकता । 
१५ ह४6 धर%07५ बाय (प्रा।प/ट एस एड वैग्त30 06976, ४०), 7५ए, ए [8. 
२, ७ पंड्घ्रपै।वुप८--५६३६६॥38 गधे वृघ्रताब्च (पापएएट, (0 4, ? । 


३ ९९ स्ाज०7ए बजे (एजापएड ० पी जिवाजआए ऐिव्)जजांट, एणय 7९, २ 3 


४ डॉ० श्यामशास्त्री--कौ टिलीय अर्थ शास्त्र की श्रुमिका- 
यह्य यशाधरमहाराजसमकालैन सोमदेवसूरिणा नीतिवाक्यामृत नांस नौतिशारुत्र बिश्चित्त॑ । 
£ पँ० नाथूराम प्रेमी, नीतिवाक्यामृत को भूमिका, पृ० है, टिप्पणी । 


सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यार्त ५१ 


श्रो के० के० हण्डोकी सोमदेव का आश्रयदाता किसी भो राजा को नहीं मानते । 
उत का कथन है कि “सोमदेव जैत आचार्य थे, इसी कारण उन्होंने अपने प्रन्‍्थ के 
प्रारम्भ में आदर के साथ अपने गुर को वन्दना की है । धर्माकार्य होते के साथ ही वे 
एक महान्‌ राजनीतिश भो थे इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ में धर्म, अर्थ, काम के 
प्रदान करने वाले राज्य को नमस्कार किया है । आगे हण्डोकी महोदय लिखते हैं कि, 
यह बात भी निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सोमदेव दरबारों जीबन से भली- 
भाँति परिचित थे तथा उन्होने राष्ट्रकूटो के दरबार में कुछ समय जबहय व्यतीत किया 
होगा । यह्ास्तिकक के तृतीय आश्वास में राजदरबार का जैसा चमत्कारपूर्ण वर्णन हुआ 
है उस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह वर्णन गंगाघारा जैसी छोटो 
राजधानी के सम्बन्ध मे कंदापि नहीं हो सकता। यह वर्णन तो एक ऐसे राजदरबार का 
द्योतक है जो सार्वमोम हो, जिसे युद्ध ओर सन्धि का सर्वाधिकार हो तथा जिस के 
अधिकार में समस्त देश की सेना हो शी 


श्री के० के० हण्डीकी के इस विचार से तो हम सहमत हैँ कि यशस्तिरक के 
तृतीय अ'इबास में जो वर्णन हुआ हैं वह किसी महान्‌ दरबार का चोतक है। यह 
सम्भव हैं कि सोमदेव राष्ट्रकूट सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय के राजदरबार में कुछ समय तक 
रहे हो । हष्ण तृतीय विद्वानों का आश्रयदाता था और उस ने कप्नड भाषा के 
प्रसिद्ध कवि पीन्न को उभयभाषाकविचक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। 
सोमदेव महान्‌ विद्वान थे कौर थे कृष्ण तृतीय के समकालीन भी थे । इस में कोई 
आश्चर्य की बात नही कि राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय ने सोमदेव को अपने दरबार में 
आमन्त्रित किया हो । वहां रहकर उन्होने दरबारी जीवन का अध्ययन कर के चालुक्य 
वश के राजा अरिकंसरो द्वितोय के पुत्र, सामन्‍त बध््गि की राजधानी गगाधारा मे यश- 
स्तिलक के तृतीय आइवस में दरबारी जीवन के अनुभवों को व्यक्त किया। ऐसा मानने 
में कोई अनौचित्य नही । श्री हण्डीको महोदय के इस विचार से हम सहमत नही कि 
सोमदेव का आश्रयदाता कोई तही था। यशस्तिलक की पद्मप्रशस्ति एवं लेमुलवाड 
दानपत्र से यह स्पष्ट है कि सोमदेव का सम्बन्ध चालुक्य नरेशों से बहुत धनिष्ठ था और 
उन्ही का राज्याश्रय उन्हें प्रात था। अत यह बात किस प्रकार स्वीकार की जा सकती 
है कि सोमदेव को किसी भी राजा का राज्याश्रय प्राप्त नही था । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के आघार पर हम यह बात निश्चयपूर्वक कह सकते हैं 
कि तीतिवाक्यामृत की रचना कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल प्रयम महीपार अथवा महैन्द्र- 
पाल द्वितीय किसी भो राजा के आग्रह अथवा राज्याश्रय में नहीं हुई। उपयुक्त 
राजाओ के राज्यकाल की ज्ञात तिथियों ( मह्देन्द्रपाल प्रथम वि० स० ९६४, भहीपाल 
९७४ ई० तथा महेन्द्रपाछ द्वितीय १००३ ) से सोमदेव के यशस्तिरूक की रचना की 


मा 3 हुआ 3 ,ज र कर 


९ # छू क्रक्रतादुपट--४४5६५४8६4 १०१ वगरपाब्य (ए५]एए८ट, (॥ + 2९? 8-6 


१२ नीविवाक्यामूत में राजनीधसि 


विधि (वि० सं० १०६४) का मेल नहों खाता । इस के अतिरिक्त रांजशेखर महेखपाल 
प्रथम के समकालोन थे और उन को कन्नौज नरेश का राज्याशय प्राप्त या । राजणेखर 
ने अपनी रचनाओं में स्वयं को महेन्द्रभल का उपाध्याय बताया है। यशस्तिलक 
( ९१९ ६० ), तिलूकमंजरी ( १००० ई० ) और व्यक्तिबिवेक ( ११५० ) आदि ग्रन्थों 
में राजशेखर का उल्केख मिखता है। इस प्रकार राजशेखर फा समय दसवो शताब्दी 
का भ्रथम चरण निद्चित होता है। यशघ्तिलुक में सोमदेव ने एक स्थान पर महाकवियों 
के नामों का उल्लेख किया है। उन में अन्तिम ताम राजणेखर का है इस से स्पष्ट है 
कि सोमदेव के समय में राजशेखर का नाम प्रस्तिंद्ध था। हस प्रकार राजशेखर का 
आविर्भाव सोमदेव से अर्द्ध शताब्दी पूर्व अवध्य हुआ होगा। राजशेखर महेन्द्रपाल के 
उपाध्याय और उत्त के समकालीन माने जाते हैं।* 

अत, सोमदेव का सम्बन्ध कान्यकुब्ज नरेश महैर्धपाल से जोड़ना युक्ति-संगत 
नही । यह बात भो नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति से निश्चित हैं कि यह ग्रन्थ यशस्तिलुक 
के बाद रचा गया। यवास्तिछ्क का रचनाकाल वि० स॒० १०६४ है। अठ नीति- 
वाक्यामृत की तिथि उस के पथ्चात्‌ ही होनी चाहिए । महेन्द्रषाल के शासनकारू और 
नीतिवाक्यामृत के रचनाकाल में कम से कम ५५ वर्ष का अन्तर दृष्टिगोचर होता है । 
इस कारण नोतिवाक्यामृत की रचना को महेन्द्रपाल के आग्रह पर बताना नितान्त 
असगत है । इस के अतिरिक्त देवसघ दक्षिणभारत में हैं और कन्नौज उत्तर भारत में । 
इस प्रकार यह भी आश्चयंजनक प्रतीत होता है कि सोमदेव ने दक्षिण भारत के 
चालुक्य तरैशों एवं महान्‌ राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय का राज्याश्रय प्राप्त न कर उत्तर 
भारत में आकर कन्नौज के महाराज महेन्द्रपाल को सरक्षता प्राप्त की । यह बात नीति- 
वाक्यामृत के टीकाकार ने किसो जनश्रुति के आधार पर ही लिखी हैं और उस का- 
अनुकरण अन्य विद्वानों ने भो किया हैं। किन्तु वास्तव में हस पग्रन्य का आग्रहकर्ता 
चालुक्यवशी अरिकेसरो तुतीय का पुत्र सामन्‍्त बिग अथवा बहिंग का पुत्र अरिकेसरी 
चतुर्थ ही होगा । श्री नीरूकण्ठ शास्त्री के वर्णन तथा लेमुलवाड दानपन्न से सोमदेव का 
चालुक्यों के सम्पर्क मे आना प्रमाणित होता है । जब सोमदेव ने अपने चम्पूमहाकाज्य 
यशस्तिछक की रचना चालुक्य नरेश बद्दिग की सरक्षता में की तो उन के द्वितीय ग्रन्थ 
की रखना को चाल्क्यो के आग्रह पर स्वीकार करना युक्तिसगत प्रतीत होता है। 
लैमुख्वाड दानपत्र के उत्कीर्ण किये जाने के समय सोमदेव की आयु सम्भवत दात वर्ष 
की हो और वे शुभधाम जिनारूय में अपना विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हों, ऐसा 
मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हमारे विचार से नीतिवाब्यामृत यशस्तिक्रक 


१ 5 र8 पफएशंध-तिः॥णह ए ६220), |, 26] 
२ स्वर्गीय प॑० चन्द्रशेखर पाण्डेय, संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा, पृ० ४४०४-४० । 
३ सश०, आ० ४, पृ० ११६-- 
तथा--उर्ष-भारबि, भवश्ूति-भत्‌ हरि--राजशेखरादिमहाकविकाव्येषु-। 
ह 97 7 8 (फाफबाप्ा--लाइ07ए ण॑ #िं०58०, 2 253 


सोमदेवसूरि ओर उन का नोतिवाक्यासत श्इ्‌ 


के अनम्तर को गयी रचना है, जैसा कि अन्य विद्वानों ने भो स्वीकार किया है। इस 
प्रकार नीतिवाब्यामृत का रचताकरू विक्रम की प्यारहवी शताब्दी का तृतोष चरण घिद्ध 
होता है। मिश्चित रूप से इस प्रसव का प्रथयन बाडुक्यों के राज्याश्रय में ही हूभा । 


नोतिवाक्यमृत का महत्त्व 


नीतिवाक्यमृत सस्कृत बाष्मय का अमूल्य राजनीति प्रधान प्रन्थ है। यह 
भारतीय साहित्य का भूषण है। यद्यपि कोटिल्य के अर्थशास्त्र की अग्रेक्षा इस का कछेवर 
न्यून है, तथापि रचता-सौन्दर्य मे यह उस से उत्कृष्ट है। यथा नाम तथा गुण बाली 
कहावत इस ग्रन्थ पर पूर्णरूपेण चरिवार्थ होतो है। यह ग्रन्य वास्तव में नीति का 
क्षीरसागर है, जिस में लगभग सभी पूर्वाधायों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धान्तों 
का सुमघुर सूत्रों में समावेश है। यह प्रन्थ गद्य में विरचित है और हस के लेखक ने 
इस की रचना के लिए सूत्र पद्धति को अपनाया है। 

सोमदेव का सस्कृत भाषा पर जैसा अधिकार था वैसा हो रचना शैली पर 
भी था। बड़ी से बडो बात को सूत्र रूप में कहने की कछा में सोमदेव बहुत दक्ष थे, 
कौर, इसो कारण उन्होंने नीतिवाक्यामृत के अध्यायो का नाम समुद्रेंश रखा है । समस्त 
ग्रन्थ में बत्तीस समुह्ेश एवं पन्द्रह सौ पचास सूत्र हैं। प्रत्येक समुद्देश में उस के नाम 
के अनुकूल ही विषय का प्रतिपादत किया ग्या है । 

नीतिवाक्यामृत की शैली बहुत ही सुबोध, सयत, सुगठित एवं हृदयस्पर्शी है । 
राजनीति जैसे शुष्क विषय का भो इस ग्रन्थ मे काव्य जैसी भाषा में वर्णन किया गया 
हैं। इस का प्रत्येक सूत्र हृदयग्राही है। नोतिवाक्यामृत के अज्ञात टीकाकार ने इस के 
सूत्रों की शुद्ध एव स्पष्ट व्याख्या की हैं। प्रत्येक सूत्र में गम्भीर विचार भरे हुए हैं जो 
हमारे सामने किसी भी विचार का एक पूर्ण चित्र उपस्थित करते है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रधान विषय है राजनीति । राज्य एवं शाप्तन व्यवस्था से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राय सभी आवश्यक बातो का इस ग्रन्थ में विवेतत किया गया 
है। राज्य के सप्ताग-स्वाभी, अमात्य, मनपद, दुर्ग, कोश, बल एवं भित्र के लक्षणों पर 
पूर्ण प्रकाश डाछा गया है । साथ हो राजधर्म की बडे विस्तार के साथ व्याश्या की गयी 
है । इस राजनीति प्रधान प्रन्थ में मानव के जीवन-स्तर को समुष्नत बनाने वाली धर्म- 
तीति, अर्धनोतति एव समाजमोति का भी विशद विवेचन मिलता है। यह प्रन्य मानव 
जीवन का विज्ञान और दर्शन है। यह वास्तव में प्राचोन नीति साहित्य का सारभूत 
अमृत है। मनुष्यमात्न को अपनी-अपनी मर्यादा में स्थिर रखने वाले राज्यप्रशासन एव 
उसे पल्‍लवित, सवर्धित एवं सुरक्षित रखने वाले राजनीतिक तत्वों का इस में वैशञानिक 
दृष्टिकोण से विशक्षेषण किया गया है । 

बाचार्य सोमदेव ने नीति के दोनो अगों --राज्य एवं समाज से सम्बन्ध रखने 
वाली विविध समस्याओं पर पूर्ण प्रकाश डाला है। राज्य और समाज एक दूसरे के 


हे नी लिवाक्थासृत में राजनीति 


अन्योत्याजित हैं । अत" दोनों की ही समस्यातरों का समाधान आवश्यक हैं, ओ कि इस 
ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। यदि सोमदेव अपने प्रन्थ में राजनीति से सम्बन्ध रखने 
वाले विधयो पर ही प्रकाश ढाऊते लो उन का वर्णन एकांगी होता । अतः उन्होंने 
नीति के दोनों ही अगों को व्याश्या की है । 

समाज को उन्नति में राज्य को उनन्‍वति है और एक क्षक्तिशाली एवं नीति- 
सम्मत राज्य में हो व्यक्ति तिवर्म के फल का निर्याध छप से उपभोग कर सकता है 
एवं अपनी सर्वागीण उन्नति करने में समर्थ हो सकता है । हसी बात को दृष्टि में रख 
कर सोमदेव ने राज्य के साथ सामाजिक प्रशमों पर भी विचार किया है | नीतिवाबयामृत 
में दिवसानुछात, सदाचार, व्यवहार, विवाह एवं प्रकीर्ण आदि समुहेशों की रखना इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गयी है । 

नोतिवाक्यामृत के टीकाकार ने नोति की दो प्रकार से ध्याख्या को है जो इस 
प्रकार हैं“-( १ ) घारों वर्ण तथा चारों आश्रमों में वर्तमान जनता जिस के द्वारा अपने- 
अपने सदाचारो में प्रवत्त की जाती है, उसे नीति कहते हैं। ( २ ) विजयलक्ष्मी के 
इच्छुक राजा को जो धर्म, अर्थ, ओर काम आदि पुरुषाथों से संयोग करावे उसे नोति 
कहते हैं । इस प्रस्थ को टोकाकार के मतानुसार तीतिवाक्यामृत नामकरण का यह कारण 
दिया गया है कि इस भ्रन्य के अमृत तुल्य वाक्यसमहू विजयलक्ष्मी के इच्छुक राजा को 
अनेक राजनीतिक विषयों, सन्धि, विग्रह, यान, आसन आदि मे उत्पन्न हुई सन्देह रूप 
महामूर्ष्छा का विनाश करने वाले हैं, इसलिए इस का नाम नीतिवाक्यामृत रखा 
गया है। 

लेखक ने तोति के इन दोनों ही अर्थों को दृष्टि में रखकर हस ग्रन्थ को 
रचना की है। अपने वर्ण्यविषय पर पूर्णप्रकाश डालने वाला ग्रन्थ ही अपने क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति तथा समाज के प्रमुख अंग्रो का जो विशद वर्णन 
नीतिवाक्यामृत में हुआ है उस का सारांश निम्नलिखित है--- 
श्रियर्ग प्राप्ति का अमोध साधन राज्य 

भारतीय घ॒र्मशास्त्र के अनुसार मनुष्यमात्र को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इस चातुव॑र्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशोल रहना चाहिए। मह॒थि व्यास का कथन है 
कि धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह्‌ 





१ नोतिवाक्यामृत की टीका, पृ० ३-- 
नसन विजिगीषोस्थ्रिवर्गेण सयोजन नीति , नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु चतुवर्णाश्रम 
लक्षणो लोको यस्याँ वा सा नीति । 
२ बही-- 
नोतेबक्यानि वचनरचनाविशेषास्तान्येबामृत मिनामृत॑ भ्रोतृझोजविबरानबरतामन्द्ुन्द रहुखसंदोहदाय - 
कस्वात, राज्ञी बानेकार्थ समुस्पन्नस॑मोहमहामुत्छापिरिहारित्वात्‌ू, नीतिवाक्यामृतमह भ्र बे--। 
३ महाभारत-- 
धर्मादर्थशच कामश्च स धर्म किन सेव्यते। 


सोमदेदसूरि और उस का सीतियाक्यार्ूत श्ज 
४ 


स्क्‍प्ट है कि तिष्काम धर्म से योक्ष को भी प्राप्ति होती है। इसलिए यदि धर्म को ही 
चातुर्बर्थ का मूल कहूँ तो कोई अस्युक्ति नहीं होगी । वैशेधिक दर्शन के रचथिता महषि 
कृथरद का कथत है कि जिस से अभ्युदय एवं छोंकिक उन्दति और लिःश्ेमत्त तथा 
पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति हो वह घर्म है।' ५ 

प्राचीसकाल में धर्म का प्रयोग चातुर्ब्ग के किए होता था और उस का विभाजन 
दो खातों में कर दिया भया घा---एक, लोकिक झौर दूसरा, पारछौकिक । प्रथम भाग के 
अन्तर्गत धर्म, अर्थ क्षौर काम का समावेश था गौर हितोय में मोक्ष का । छौकिक धर्म 
का ही दूसरा ताम पुरुषार्थ और पारलोकिक अर्थात्‌ मोक्ष का नाम परमपुरुषा्थ था। 
इस कारण धर्म, अर्थ ओर काम को मातव पुरषा्थों के काम से ही पुकारा जाता था । 
सोमदेवसूरि ने भी अपने प्रस्थ नोतिवाक्यामृत में मालव थ्ुरुषाणों का वर्णन किया है । 
दे राजनीति को त्रिपथंगामिती कहते हैं, बर्योकि इस के द्वारा धर्म, अर्थ और काम 
पृर्षाथों की प्राप्ति होती है। इसी कारण उन्होते सर्वप्रथम धर्म, अर्थ और काम रूप 
फ्लो के प्रदान करने वाले राज्य को तमस्कार किया है । सोमदेव एक महान्‌ राज- 
नोतिश्न थे, अत. उन्होंने अपने प्रत्थ में किसो राजा आदि का यझ्ोगान न कर के राज्य 
को जमस्कार किया है। घुकाचार्य ने मी राज्य को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का 
धाघन बतलाया है। उन्होने अपनी दण्डनीति के प्रारम्भ में ही उस राज्यरूपी वृक्ष को 
नमस्कार किया है जिस को शाखाएँ घाड्पृष्य ( संधि, बिग्रह, यान, झ्ासन, सश्रम और 
देधीमाव ) हैं. और जिस के पृष्य ( साम, दान, भेद ओर दण्ड ) हैं तथा फल त्रिवर्ग 
( धर्म, अर्थ, और काम ) हैं । 

सोमदेव ने धर्म, अर्थ और काम तीनो ही पुरुषा्थों के सेवन का उपदेश 
दिया है। उन का यह भी आदेश है कि त्रिबर्ग का समरूप से ही सेवन करना चाहिए 
( रे, ३ )। क्षर्य को घर्म के समकक्ष स्थान प्रदान कर के आचार्य ने प्राचीत परम्परा 
में एक महान्‌ सुधार किया है। काम को भो घ॒र्म के समकक्ष मानकर उन्होंने व्याव- 
हारिक राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है। जैन सन्यासी होते हुए भी उन्होने अर्थ के 
महत्त्व का भलो-भाँति अनुभव किया है। यह बात उन की दूरदशिता की परिचायक 
है । मीतिवाक्धामृत में घर्म, अर्थ और काम को विशद व्याख्या की गयी है । धर्म को 
परिभाषा करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से इस लोक में अम्युदय और 
परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। इस के विपरीत फल वाला अधर्म है 





| कणाद दर्शन- 
यतोष्म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म । 
२ नीतिबाक्यामृत्त, पृ० ७। 
अथ ध॒र्मा्थकामफलाय राज्याय नम । 
३ शुक्र नीतिवाक्यामृत, पृ० ७। 
नमोस्तु राज्यवृक्षाय वाड्गुण्याय प्रशाखिते । 
सामादिचारुपृष्पाय. त्रिवर्गफलदायिने॥ 


३६ नौतिवाक्य[रूत में राजनोति 


(१,१०२) । घर्य कौ प्रासि के साथनो पर भी ग्रन्थकार ने प्रकाश डरा है । अपने मास 
दूसरे में भी कुशछ बृशि का विम्तत करवा, शक्ति के अमुसार त्याग व तप करना धर्म 
की प्राप्ति के साधन हैं ( १, ३ )।+ सम्पूर्ण प्राणियों मे सम जावरण करका सर्वश्नेष्ठ 
आचरण है। जो व्यक्ति प्राणियों से द्रोह करता है उस की कोई भी शुस-क्तिया कल्याण 
कारक नहीं हो सकती 4 जओ व्यक्ति हिसारहित मन वाले हैं उन का ब्रतरहित भी चित्त 
स्वर्ग प्राप्ति के लिए समर्थ है (१, ४-६ )। दान और तप के महत्व पर भी अच्छ 
में प्रकाश डारा गया है । बाचाय की दृष्टि में प्राणिमात्र को सेवा करना तथा सब से 
परम करता हो महात्‌ वर्म है। जो भ्यक्ति प्राणियों से द्रोह करते हैं वे चाहे जितने हो 
शुभ कर्म करें, किन्तु उन का फल उन्हें प्राप्त नही हो सकता । उस की समस्त शुभ 
क्रियाएँ भी अग्नि में डाले मये धुत के समान व्यर्थ हो होंती । जे आचार्य होने के 
कारण उन्होंने अपने मतानुग्राथियों के अनुरूप ही अहिंसा को परम धर्म बताया है और 
इस के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भो प्रकार के ब्रत की आवश्यब ता नही 
बठायोी है । अहिसा को स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया है । 

धर्म के उपरान्त अर्थ पुरुषर्थ की व्याख्या करते हुए आचार्य सोमदेव ने लिखा 
है कि जिस से सब प्रयोजनो की सिद्धि हो वह अर्थ है ( २,१ )। जो मनुष्य सदेव 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अर्थानुबन्ध ( व्यापारिक साधनो से अविद्यमान घन फा 
सचय, सचित की रक्षा और रक्षित को वृद्धि करना) से धन का उपभोग करता है बह 
उस का पात्र घनादय हो जाता है ( २, २ ) । नैतिक व्यक्ति को अश्राप्त धन की प्राप्ति, 
प्राप्त की रक्षा और रक्षित की बृद्धि करने में प्रयत्नशी लू रहना चाहिए, फ्धोकि ऐसा 
करने वाला व्यक्ति द्वी सविष्य मे सुखी रहता है। धन के सदुपयोग पर नोतिकार ने 
बहुत बल दिया है । वे लिखते हूँ कि जो लोभी पुरुष अपने धन से तोधों ( सस्पात्रो ) 
का आदर नहीं करता, उन को दान नहीं देता उस का धन शहद को भविख्रयों के छत्ते 
के समान अन्य व्यक्ति हो नष्ट कर देते है ( २, ४ )। मनुष्य को अपने सुखों का बकि- 
दान कर के धन सम्रह बही करना चाहिए । मह बात लीति के विरुद्ध है । अनेक कष्ट 
सहन कर घनोपार्जत करना दूसरो का बोझा ढोने के समान है ( ३, ५ ) | घन को 
वास्तविक सार्थकदा तभी है जब उस से मन ओर इन्द्रियो को पूर्ण तृप्ति हो ( ३, ६ )। 

सानव जीवन के तृतीय पुरुषार्थ काम की भी व्याख्या ग्रस्थकार ने की है । 
जिस से समस्त इन्द्रियों में बाधारहित प्रीति उत्पन्न द्वोती है उसे काम कहते है 
(३, १ )। नैतिक व्यक्ति को घर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषायों का समरूप 
से सेबन करना चाहिए । यदि इन तीनो पृरुषार्थों में करें एक का भी अति सेवल किया 
गया तो इस से स्वय को पोड़ा होगो तथा वह दूसरों के लिए भी कष्टदायक होगा 
( ३, ४ )। आवार्य ने इन्द्रिय निग्नह पर विशेष बलू दिया है, क्योकि अजितेखिय 
को किसी भी कार्य में सफलता नही मिल सकती ( ३,७ )। मानव को इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने के छिए तीतिष्यास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ( ३, ९ )! नैतिक 


घोमदेबसूरि और डन का नीतिषाक्य स्वत ९७ 


व्यक्ति को विषय रूपी भयानक वने में दौड़मे वाले इल्द्रिय रूपी गज्ों को, जों कि मत 
को विश्ुुब्ध करने वाले है, सम्यकजान रूपो शकुश से वक्ष में करता चाहिए । मुख्य रूप 
से भवाश्रित इम्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त हुआ करतो हैं। इस कारण सं पर विजय प्रास 
करना ही जितेन्द्रियता है । जो व्यक्ति विषयो में म्राउक्त है वह महा विपत्ति के गर्ल में 
प्रशता है। आचार्य राजा को भी काम से सचेत करने के लिए आदेश देते हैं । वे कहते 
हैं कि थो व्यक्ति ( राजा ) काम से पराजित हो जाता है वह राज्य के अगो ( स्वामी, 
अमास्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना आदि ) से शक्तिशाली शत्रुओं पर किस 
प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है ( ३, ११ )। जत, विजयलद्षभी के इच्छुक राजा को 
कभी काम के वष्णीभूत नहीं होना चाहिए । 

काम से होने वाली हानियों की बोर भी आचार्य सोमदेव वे सकेत किया है। वे 
लिखते है कि कामी पुरुष को सन्‍्मरार्ग पर छाने के लिए लोक में कोई ओषधि नहीं है 
( ३, १२ )। स्तत्रियों में अत्यन्त आसक्ति करने वाले पुरुष का सब, धर्म और शरीर 
नष्ट हो जाता हैं (३, १३ )। धर्माचायों का कथन है कि विवेकी पुरुष को सर्व 
प्रथम धर्म पुरुषार्थ का पाछलन करना चाहिए। उसे बिषयों की लालसा, भय, लोभ 
ओर जीवरक्षा के लोभ से कदापि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु 
सोमदेवसूरि के अनुसार आधिक संकट में फंसा हुआ व्यक्ति पहले अर्थ, जीविको- 
पयोगी व्यापार आदि करे, तत्पश्चात्‌ उसे घर्म और काम पुरुषार्थों का अनुष्ठान 
करना घाहिए, क्योंकि छोक की धर्म रक्षा, प्राण-यात्रा और लौकिक सुख आदि 
सब घन से ही सम्पन्न होते है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पूर्व का पुरुषार्थ 
ही श्रेष्ठ है ( ३, १५ )। आचार्य के अनुसार सब पुरुषार्थों में अं हो प्रमुख हैं और 
अन्य दो पुरुषार्थ--धर्म और काम इस के अभ्नाव में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते | नोति- 
शास्त्र के लगभग सभो आचार्यों ने मानव पुरुषार्थों में अर्थ को ही प्रधानता दी है जो 
कि सर्वधा उचित है। ससार के समस्त प्रयोजनों की सिद्धि अर्थ से ही सम्भव है 
(२,१)। इस के अभाव में कोई भी पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो सकता। अत मानव 
पुरुषार्थों में अर्थ का ही प्रमुख स्थान है । 
बण्डनीति का महत्त्व 

मनुष्य मात्र का परम कल्याण जिवर्ग के विधिवत्‌ पान करने में हो है । त्रिवर्ग 

से तात्पय धर्म, अर्थ और काम से है। त्रिवर्ग की साधना तभी हो सकती है जबकि प्रजा 
का पालन करने वाला राजा हो मौर वह दण्डनीति का जाता हो । दण्ड के द्वारा ही 
राजा अपने धर्म (राजधर्म) का पालन करता हैं। इसी हैतु राजा के साथ ही सृष्टिकर्ता 
ने दण्ड की भो सृष्टि की । अपराधों को उस के अपराध के अनुकूल दण्ड देना दण्ड- 
| मनु० ७, १४ 


तस्यायें सर्वश्वुतानां गोप्तार घर्ममात्मजस्‌ । 
| प 
अततेजोमय॑ दण्डमसृजत्पूबमीश्वर ॥ 


शेद नीतिवाक्यासत में राजनीति 


नोति है ( ९,२ ) । दण्डनोति का सभो आवायों ने बहुत महत्व बतलाया है ॥ सनु का 
कथन है कि दण्ड हो शासक है और दण्ड ही प्रजा है । जब ह्ब्न सोते है तब दण्ड ही 
जागता है। दण्ड का उचित प्रयोग ही सम्राज में व्यवस्था रख सकता है और मात्स्य- 
न्याय का अन्त कर सकता है । दण्ड का उचित प्रयोग वही कर सकता है जिस ने दण्ड- 
तोति का अध्ययन किया हो । यदि अपराधियों का उन के अपराध के अनुकूल दण्ड नहीं 
दिया जायेगा तो प्रजा में मात्स्यन्याय उत्पन्न हो जायेगा । दण्डनोति का प्रयोजन राष्ट्र 
को प्रजा कण्टकों से सुरक्षित रखना, श्रजा को धर्म, अर्थ और काम पुरुषाों का बाषा- 
रहित पालन करना, उसे कर्तव्यों में प्रवृत्त करना तथा अकर्तव्य से निवृत्त करना, 
विशाल सैतिक सगठन द्वारा अप्राप्त राज्य की प्राति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि करना 
है। दण्ड की अपूर्व शक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य कौटिल्यू लिखते हे कि जब राजा 
पक्षपातरहित दोष के अनुकूल अपने पुत्र और द्ात्र को दण्ड देशा है तव वह दण्ड इस 
लोक और परलोक दोनों की ही रक्षा करता है।आस्वीक्षिको, त्रयी और वार्ता की 
प्रगति और सुरक्षा का साधक दण्ड ही है। भलो-माँति सोच-विचार कर जब दण्ड 
दिया जाता है तब वह प्रजा को धार्मिक बनाता है और उसे अर्थ तथा काम पुरुषार्थों 
की प्राप्ति मे लगाता है । परन्तु जब अविवेकपूर्ण ठग से दण्ड बा प्रयोग किया जाता 
है तो उस से सन्यास्ियों में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है फिर गृहस्थियो का तो कहना 
ही क्या । किन्तु फिर भी दण्ड का प्रयोग परम आवह्यक है । सदि इस का प्रयोग 
नही किया जाता तो बलवान निर्धलों को नष्ट कर देते हैं । 

अन्यायपूर्ण ढंग से दिये गये दण्ड से होने वालो हानि को ओर सकेत करते हुए 
आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जो राजा अज्ञानतापूर्वक औौर क्रोध के वशोभत होकर 
दण्डनीति शास्त्र की मर्यादा का उल्लघन कर के अनुचित ढग से दण्ड देता है, उस से 
समस्त प्रजा के लोग देष करने छगते हैं (९, ६ )। न्यायो राजा को अपराध के 
अनुरूप न्याययुक्त दण्ड देकर प्रजा को श्रोवृद्धि करना चाहिए । 

उपर्युक्त विवरण का आशय यही है कि समाज में शान्ति एवं व्यवस्था रखने 
के लिए दण्ड की परम आवश्यकता हैं। इस के अभाव में मात्स्यस्याय उत्पन्न हो जाता 
हैं । राजा को दण्डनीति का ज्ञाता होना चाहिए तथा इस का प्रमोग न्यायपूर्वक करना 
चाहिए । ऐसा करने से ही प्रजा को धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती 
है । आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता की उन्‍नति ओर क्षुशकता का साधक दण्ड ही है । 








१ मनु० ७; श्ष 
दण्ड श्ास्ति प्रजा सर्बा दण्ड एबाभिरक्षति। 
दण्ड सुप्तेषु जागर्ति दण्ड धर्म बिदुर्मधा ॥ 
कौ० अर्थ ० १, ४ । 
३ बही-- 
हुविज्ञातप्रणीतों हि दण्ड प्रजा ध्मर्थकामैयोजयति। दुष्प्रगोतकामक्रोधाम्यामक्षानाद्वानप्रस्थपरि- 
आाजकानपि कोपयति किमझ़् पुनगृहस्थात्‌ । 


सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यास्टंत २९ 


महामारत मे लिखा है कि जब दण्डनोति निजोंग हो जातो है तब बेदत्रमी डूब जाते 
हैं और वृद्धिप्राप्त अन्य धर्म मी नष्ठ हो जाते है। प्राचीन राजपर्म अथवा दण्डनीति 
का जब्न त्याग कर दिया जाता है तब सम्पूर्ण धर्म और आधम मिट जाते हैं। राजधर्म 
में हो समस्त स्थाष देखे जाते हैं और सब दीक्षाएँ राजधर्म में ही मिली हुई है, सब 
विद्याएँ राजवर्म में ही कही गगो हैं और सब छोक राजपघर्म में हो केन्द्रीभत हैं।' इस 
प्रकार दण्इनोति अथवा राजधर्म को बड़ो महिमा है। इस के महत्व के कारण हो 
शुक्राधार्य ने दण्डनीति को ही एकमात्र विद्या बताया है तथा अन्य विद्याओ को इसो 
के अस्तर्गत रखा है। 


राज्यांगोंका विशद विवेचन 


प्रस्तुत प्रन्थ में राज्य के सप्तांग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । स्वामो, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश्न, बल, मित्र आदि का विशद विवेजन हुआ है । राजधर्म 
की बड़े विस्तार के साथ व्याब्या को गयी है। राजा के ग्रृण-दोष, कर्तव्य, राजरक्षा 
आदि विषर्याँ पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। राज्य का लक्षण बताते हुए आचार्य सोमदेव 
लिखते हूँ कि राजा का पृथ्वी को रक्षा के योग्य कर्म राज्य है ( ५,४ )। वर्ण-बआह्ाण 
क्षत्रिय, वैदय, छूद्र और माश्रम--नद्वार्य, यूहस्थ, बानप्रस्थ, और यति से युक्त तथा 
धान्य, सुवर्ण, पशु और ताँबा, छोहा आदि घातुओ को अ्रघुर मात्रा में देने वाली पुथ्वी 
को राज्य कहते है ( ५, ५ )! परन्तु जिस में ये बातें न पायी जायें वह राज्य नहीं 
है। राज्य के साथ ही राजा को भी परिभाषा इस प्रन्थ मे को मयी है--''जो अनुकूल 
चलने वालो ( राजकीय आज्ञा भानने ब्रछो ) की इन्द्र के समान रक्षा करता है तथा 
प्रतिकूल चलने वालों ( आशा भग करने वालो ) को यम के समान दण्ड देता है उसे 
राजा कहते है ( ५, १ )।* राज्य का मुछ क्रम और विक्रम हैं ( ५, २७ ) । इस को 
रक्षा करता राजा का परम कर्तव्य है । इस विषय को चर्चा करते हुए आचार्य लिखते 
हैं कि राजा का कतव्य है कि वह अपने राज्य, चाहे वह वश परम्परा से प्राप्त हुआ 
हो अथवा अपने पुरुषार्थ से, को सुरक्षित, वृद्धियत और स्थायो बनाने के लिए क्रम- 
सदाचार लक्ष्मी से अककृत हाकर अपने कोश्ष और शक्ति का सचय करे, अन्यथा दुरा- 
चारी ओर सैन्यद्वीन होने से राज्य नष्ट हो जाता है ( ५, ३० )। 


३ महा० शास्ति०, 4३, २७-२६ | 
से धर्मा राजधमप्रधाना , सर्दे बर्णा पाल्यमाना भक्ति । 
सर्बस्थ्यागों राजधमेंषु राज॑स्त्याग धर्म चाहुरप्यं पुराणम्‌ ॥ 
मज्जेत श्री दण्डनीतौ हताया सर्वे धर्मा प्रश्षयेयुनिदुद्धा । 
सर्वे धर्माश्चाश्ममाणा हता स्युः क्षात्रे स्यक्ते राजधरमम पुराणे॥ 
सर्बे ध्यागा राजधर्मेषु इृष्टा सर्बा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ता । 
सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता सर्वे लोका राजधमें प्रविष्टा ॥ 
३. कौ७ अर्थ ० १, 4 
दण्डनी तिरेका विद्य व्यौशनसा ॥ 


हा भीतिवाक्यारत में राजनीति 


इस प्रन्थ में राज्य की उत्पत्ति के विधय में दैदी सिद्धान्त का प्रतिदादन किया 
गया है। सोमदेव लिखते हूँ कि राजा इड्या, विष्णु और महेश की मूति है। अत 
इस से अन्य कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है ( २९, १६ ) । राजा की गोग्यताओ के विषय 
में भो प्र में उल्लेख मिलता हैं। इस विषय में उन का मत है कि जिस पुरुष में 
राजनीतिश्ञ विद्वान पुरुषों के द्वारा नीति, ग्राचार, सम्पत्ति और शरता आदि प्रजापालन 
में उपयोगी सदृगृण स्थिर हो थये हैं वह पुरुष राजा बनने योग्य है (५, ४२ )। इसी 
प्रसय में आगे कहा गया है कि जब राजा द्रव्य-प्रकृति राज्यपद के योग्य राजनीतिक 
शान और आचार, सम्पत्ति आदि सद्‌गु्णों को त्याग कर अद्रव्यप्रकृति-मर्खता, अनाचार 
भोर कायरता आदि दोषो को प्राप्त हो जाता है तब बह पागल हाथो को तरह राज- 
पद के योग्य नही रहता ( ५, ४३ ) । 

सन्धि, विग्रहू, यान, आसन, आश्रय और हैधोभाव, प्रभृति राजनोति शास्त्र के 
उक्त छह गुणों का भी विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है ( २९, ४३-५० )। सोमदेव 
लिखते है कि इन गुणों से विभषित राजा ही अपने पद पर स्थायो रह सकता है । 
साम, दान, दण्ड, भेद आदि नीतियों का उल्लेख भी प्रन्य में हुआ है (२९, ७० ) । 
राजा को किस अवसर पर किस तीति का प्रयोग करना चाहिए हस का भी विवरण 
नोतिवाक्यामृत में उपछब्ध द्वोता है । 

अपराधियो को दण्ड देना और सज्जन पुरुषों की रक्षा करना राजा का घर्म 
बताया गया है ( ५, २ )। प्र मुछझाना और जटाओं का धारण करना पुनियों का धर्म 
है, राजा का नही (५, ३)। राष्ट्र कण्टकों को नष्ट करना तथा न्यायपूर्वकू प्रजा का पालन 
करना राजा का परम धर्म है । जब राजा इस रोति से अपने कर्तव्यों का पालन करता 
है तो समस्त दिशाएँ प्रजा को अभिलषित फ़छ प्रदान करने वालो होतो हैं ( १७,४५ )। 

राजक्॒तव्यों के साथ ही राजरक्षा पर भो पर्याप्त प्रकाश डारा गया है ( राज- 
रक्षा समु० )। राजा को कौन-कोन सी बातों से सचेत रहता चाहिए इस विषय में भी 
ग्रन्थ में पर्याप्त विवेचन हुआ है । आचार्य सोमदेथ लिखते हैं कि राजा को अण्रीक्षित 
मार्ग पर कदापि गन नहीं करणा आहिए । राजा को 'ल्ज्री, वेद तथा ज्थोतिषों के 
बिना भी अन्यत्र प्रस्थान तहीं करना बाहिए। राजा अथवा विदेशी पुरुष का कर्तव्य है 
कि थहू अपनी भोजन खामग्रों को मक्षण करने से पूर्व उसे अग्नि से डाझूकर परोक्षा 
कर छे। इसी प्रकार वस्त्ादि की भी परोक्षा अपने आत पुरुषों से कराते रहना चाहिए । 
उपहार में प्रास हुई किसो भो बल्तु को राजा स्वय के स्पर्श करे । अपने विश्वास पात्रों 
से उन अस्तुओ की परीक्षा कराने के उपरान्त ही उन का स्पर्श करे ! राजा को अपने 
भवन में किसो सो ऐसी वस्तु को प्रविष्ट होने को आशा नहीं देती चाहिए जो उस के 
विष्वास पात्रों ढारा परीक्षित और निर्दोष सिद्ध व कर दी बयी हो । 

इस प्रकार राज्य तथा राजा के लक्षण, राजा के गुण-दोष एवं राज्य रक्षा आदि 
विषयों पर ग्रन्थकार ने पर्यात प्रकाश दारा है जो राजमीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 


सोमदेवसूरि ओर डस काय थीतिवाक्यास्ट्त | 


शजशास्त्र-सम्बन्धो अन्य बातों का विवेचन 


राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के अतिरिक्त राज्य शास्त्र से सम्बन्धित अन्य महत्त्व- 
पूर्ण विषयों की भी चर्चा प्रस्तुत ग्रन्थ में की गयी है । न्यायव्यवस्था, युद्वविधान, सैन्य- 
संचालन, करप्रणाली, चर व्यवस्था, एवं परराष्ट्रनीति आदि समस्त विषयों पर सोमदेव 
ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। दण्डविधान की उपयोगिता का वर्णन करते हुए आचार्य सोम- 
देव ने लिखा है कि जिस प्रकार अग्नि के प्रयोग से टेढ़े बाँसों को सीधा कर लिया जाता 
है, उसो प्रकार दुर्जन पुरुष भी दण्ड से सीधा हो जाता है ( २८, २५ ) | दण्ड सभी के 
लिए अपराधानुसार होना चाहिए। राजा को अपने पुत्र को भी उचित दण्ड देना चाहिए। 
विवाद के विषयों में विभिन्न वर्णों से शपथ छेने की प्रणाली, लेख की प्रमाणिकता भादि 
बातों पर भी प्रकाश डाला गया है । इस विषय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि छेख 
व वचन में से लेख की ही विज्येष प्रतिष्ठा है और उसी की अधिक प्रामाणिकता होती 
है (२६, ४२ )। बचनों की वाहे वे बृहस्पति द्वारा ही क्यो न कहे गये हो, प्रतिष्ठा 
नही होती ( २७, ६२ )॥ 


आचार-सम्बन्धो नियमों का घिशष्लेषण 


हर 


“आजचार प्रथमों धर्म ” के आधार पर नीतिवाक्यामृत में आचार धर्म को 
प्रमुखता दी गयो है। सदाचारों का पालन करने वाला व्यवित संसार में यशस्वी होता 
है । जो सदाचार का पालन नहीं करता वह लोक में निन्दित बन जाता है। सोमदेव का 
कथत है कि लोकनिन्दा का पात्र बृहस्पति के सभाल उच्च व्यक्ति भी पराजित हो जाता 
है ( २६, १ )। अत सदाचार का पालन राजा एवं साधारण पुरुषों के लिए परमाव- 
दयक है हस की आवश्यकता का अनुभव करते हुए आचार्य ने अपने ग्रन्थ नीतिवावयामृत 
में सदाचार समुहेश को रचना की है । 


बर्णाभ्रम व्यवस्था 


यह भी एक आइचर्य की बात है कि आचार्य सोमदेव ने जेनधर्म के अनुयायी 
होते हुए भी कोटिल्य द्वारा प्रतिपादित वेदिक वर्णाश्रमग्यवस्था को स्वीकार किया है । 
उन्होने नोतिवाक्यामृत में वर्ण औौर आश्रमों का उल्लेख किया है ( ५, ६-७ )। आचार्य 
ने प्रत्येक वर्ण के कार्यों पर भी प्रकाश डाला है (७,७-१०)। सोमदेव वर्णव्यवस्था के 
पोषक तो हैं, किन्तु इस क्षेत्र में उन के विचार बहुत उदार हैं। वे प्रगतिशील विचारों 
के आचार्य थे। अत उन्होने वर्णव्यवस्था के उपयोगी स्वरूप को ही स्वीकार किया है । 
ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में उत का दृष्टिकोण बहुत विशाल था। उन्होने हस पक्ष की पृष्टि 
को है कि ज्ञान प्राप्ति का सभी को समान अधिकार है। इस क्षेत्र में वर्णव्यवस्था का 
प्रतिबन्ध उन्हें अमान्य था । उन का मत है कि ज्ञान एक महान्‌ तीर्थ के समाम है, जिस 
में अवगाहृत कर अधम से अधम प्राणी भी महान्‌ वन सकता है। शानाजंन में सम्प्रदाय, 


३३२ नीतिवाक्यार॒त में राजनीति 


धर्म अथवा जाति का विधार घातक है, क्योंकि इन के फेर में पढ़कर मसुष्य ज्ञात का 
फछ प्राप्त नहीं कर सकता । 

आचार्य का स्पष्ट विचार था कि समाज में सभी वर्णों की यथायोग्य स्थान 
दिया जाये । इस के साथ ही आचार्य सोमदेव महान्‌ राष्ट्रवादी भी थे। इसी कारण 
उन्होंने राजा को यह आदेश दिया कि जहाँ तक सम्भव हो वह उच्च पदों पर अपने 
देश के व्यक्तियों की ही नियुक्ति करे (१०,६) | इस का कारण यही है कि स्वदेशवासी 
ही राषट्रभक्त हो शकता है और जिदेशी अधिकारी समय आले पर धोखा भी दे सकता 
है । सोमदेव आचार की पवित्रता पर बहुत बल देते हैं और उच्च ब्रश में जन्म लेने 
शात्र को श्रेष्ठठा अथना पवित्रता का मापदण्ड सहीं मानते । उन का कथन है कि जिस का 
आचार शुद्ध है, जिस के धर के पात्र सिर्मल हैं ओर जो शयर को शुद्धि रलने वाला है 
वह शूद्र भी देव, हिज और तपस्वियो की सेवा का अधिकारी है ( ७,१२ )। इस के 
साथ हो उन्होने यहु मी स्पष्ट कर दिया है कि सदाचार के नियमों का पालन करना सभी 
का समान घर है ( ७,१३ )। आये वे कहते हैं कि सूर्य के दर्शल के समात धर्म सदा- 
चरण है परन्तु विशेष अनुठान में विशेष लियम हैं ( ७,१४ ) अपने आगम में बताया 
हुआ अनुष्ठान अपना घम्मं है ( ७,१५ )। इस का तात्पर्य" यही है कि साधारण धर्म के 
नियम, जसे धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिश्रह आवि सभी वर्णों के लिए 
समान हैं, किन्तु विशिष्ट धर्म के लिए विशिष्ट नियम हैं । उन्हें वे हो वरण कर सकते हैं 
जो उस के अधिकारी हैं । प्रत्येक वर्ण को अपने-अपने धर्म का पालन फरना चाहिए । 
आचार्य कौटिल्य का भी यही मत है। थे लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ण को स्वषरर्म का 
पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना धर्म छोडकर दूसरे के धर्म के अनुरूप कार्य 
करने लगेंगे तो इस से वर्णसकरता उत्पन्न होकर विश्व में अव्यवस्था फैल जायेगी । 
इस के लिए ये राजा को भो आदेश देते हैं कि राजा देश में कभी वर्णसंकरता का 
प्रचार न होने दे। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था के अनुसार यदि ससार कार्य करेगा 
तो वह कभी खिन्न नहीं होगा, अपितु सर्वदा प्रसन्न रहेगा । आचार्य सोमदेव निर्भीक 
लेखक थे, इसी कारण उन्होने स्पष्ट रूप से प्रत्येक वर्ण के स्वभाव एवं दोषों पर भी 
पूर्ण प्रकाश डाला है । 








१ यश०, आ० १, २० । 
३ कौ०अर्थ० ९, ३। 
[, 
स्वधर्म स्वर्गायानन्त्याय च्‌ । तस्थातिक्रमे लोक सकरादुच्छिदय त। 


३ यही । 
तस्मास्स्मर्म भ्रतानां राजा न व्यभिचारयैत। 
स्वधर्म सदघानो हि प्रेत्प चेह च्‌ नन्‍्द्ति ॥ 
उयवस्थिसायमर्याद कृतबणश्रिमस्थिति । 
श्रय्या हि रक्षितों लोक प्रसीदर्ति न सीदति ॥ 


सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यास््स ३३३ 
५ 


कोटुम्बिक जोबन की झलक 

स्मृति तथा क्षर्थशास्त्र दोनो में ही कुटुम्ब का समाज की इकाई बताया गया 
है । व्यक्ति ही समस्त कार्यों का कर्ता है और गृहस्थ जीवन पर ही समाज का सम्पूर्ण 
ढाँचा आधारित है। अर्थशास्त्र तथा पर्मशास्त्र दोनो ही वैवाहिक सम्बन्धों को श्रेष्ठ 
मानते है । मानव जीवन के समस्त सस्कारों में पाणिग्रहण सस्‍्कार को बहुत महत्त्व 
दिया गया है । आचार्य कौटिल्य का कथन है कि ससार के सारे व्यवहारों का आरम्भ 
विवाह के अन्तर्गत होता है । शआ्आाचार्य सोमदेव ने विवाह यीग्य कन्या को आयु १२ 
वर्ष तथा वर की आयु १६ वर्ष बतलायी है ( ३१,१ )। भनन्‍्य शास्त्रकारों का भी इस 
सम्बन्ध मे यही विचार है। आचार्य सोमदेव विवाह की परिभाषा इस प्रकार करते 
हैं“- युक्षिपपूवक वरणविधघान से अग्नि, ठिज, देवताओं की साक्षी के साथ पाणिग्रहण 
करना विवाह है ( ३१,३ )। आचार्य ने आठ प्रकार के ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्म, दैव, 
आसुर, गान्धव॑, राक्षस तथा पैशाच-विवाहो का उल्लेख किया है ( ३१,४-१२ ) । 
प्रथम चार प्रकार के विवाह धर्मसम्मत तथा अन्तिम घार प्रकार के विवाह धर्म- 
विरुद्ध माने जाते थे (३१,१३ )। आचार्य ने कन्या के गुण-दोषों पर भी प्रकाश 
डाला है ( ३१,९१७ )। 
नारी चरित्र का सनोवेज्ञानिक विश्लेषण 


नारी चरित्र बडा गूढ़ है। उसे समझने में बुद्धिमान्‌ पुरुषो की मति भी विचलित 
हो जाती है । नारी चरित्र के गूढ़ रहस्यों पर लेखक ने अपूर्व प्रकाश डाला है। इस 
प्रसग में आचार्य के प्रमुख सूत्र इस प्रकार है-- 

१ स्त्रियों में विद्वास मरणान्तक होता है ( ६,४७ )। 

२ सरुत्री के वश में पडा हुआ पुरुष नदी के वेग में पडे हुए वृक्ष के समान 
चिरकाल तक प्रसन्न नही रहता ( २४,४९१ ) 

३ कलत्र को मनुष्य के लिए बिना बेडियों के भी बन्घन कहा गया है 
(२७,१ ) । 

४ जो स्त्रो अगो का आर्कषण करती है तथा घन के कारण प्रणय करतो है 
वह कुत्सित भार्या है ( २७,७ )। 

५ वह सुखी है जिस के एक स्त्री है ( २७,३९ ) 


वेशइयाओ की प्रकृति तथा उन से सावधान रहने के निर्देश 


प्रत्येक लेवक की रचना पर देश और कारू की परिस्थितियो का प्रभाव 
अवश्य पडता है। ग्रन्थकार के समय मे इस देश मे मणिकाओ का भी समाज में एक 


१ कौ० अर्थ० ३, २। 
विवाहपूर्वों व्यवहार । 
२ वही, ३६। 


३३४ नीतिवाक्यामत सें राजनीति 


विशिष्ट स्थान था | वेदया सेवन के दोषों से तथा उन के प्रति व्यवहार सम्बन्धित वुत्त 
पर छेखक ने अच्छा प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में नीतियाक्यामृत के निम्नलिखित 
वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं-- 

१. बेदया का स्त्री के रूप में रहना, भाड़ का सेवक होना, शुल्क ग्रहण करता 
तथा नियोगी मित्र ये चार वस्तुएँ अस्थिर हैं ( २८, ३९ )॥ 

२. वेदयाएँ धन का अनुभव करती हैं व्यक्ति का नहीं ( २४, ४७ ) । 

ह वेदयाओं की आसक्ति प्राय' घन को नष्ट करने वाली होती है ( २४, 
४६ )। 

४ घनहोन कामदेव में भी वेइयाएँ प्रीति नही मानती ( २४, ४८ )॥ 

५. वह पशुओ का भी पशु हैं जो अपने धन से वेइयाओ को घनवतों बनाता 
है (२४, ५० )। 

६ जित्त विश्वान्ति पर्यन्त वेश्यागमन उचित है सबवंदा तही ( २४, ५२ )। 

७ सुरक्षित वेश्या भी अपनी प्रकृति को नही छोडती ( २४, ५२ )। 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का उल्लेख 


नीतिवाक्यामृत प्रें स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का भी वर्णन किया गया है | इस 
प्रसंग के कुछ उपयोगी सूत्रों का आश्रय निम्नलिखित है-- 

१ नित्य दन्तघावन न करने वाले को मुखणुद्धि नही है ( २५, ७ ) | 

२ वेग, व्यायाम, शयन, स्ताव, भोजन और स्वच्छन्दवृत्ति ( बिहार ) को 
काल से अतिक्रमित न करे ( २५, १० )। 

३ श्रम, स्वेद, आलस्प का दूर होता स्नाव का फल है ( २५, २५ )। 

४, भूखा और प्यासा व्यक्ति कभो तैलमर्दन न करे ( २५, २७ ) 

५ धूप से सन्तप्त पुरुष को जल में स्नान करना दृष्टि को मन्दता और शिरो- 
व्यथा को उत्पन्न करना है ( २५, २८ )! 

६ भूख का समय ही भोजन का समय है ( २५, २९ )। 

७ भूख के समय के अतिक्रम से अन्न में अहुचि और देह की क्षोणता हो जाती 
है ( २५, २६ )। 

८. मिताहारी ही बहुत खाता है ( २५, ३८ )। 

९, निरन्तर सेवन की हुई दो ही वस्तुएँ सुखदाई होती हैं--सरस सुन्दर 
आलाप और तास्बूल ( २५, ६० ) । 

१०. अस्यन्त खेद करने से पुरुष अकाल में हो वृद्धहो जाता है ( २५, ६३ )। 


ऐतिहासिक एवं पोराणिक तथ्यों का समावेद 


ऐतिहासिक दृष्टान्तों एवं पौराणिक आश्यानों का भी ग्रन्थ में यत्र-तत्र उल्लेख 
हुआ हैं । जेंसे यवनदेश ( यूनान ) में मणिकुण्डला राती थे अपने पुत्र के राज्य के लिए 


सोमदेवसूरि और उत का नीतिवाक्यास्टत इ५ 


विष दूचित राय के कुस्से से अजराजा को, सूरतैम ( मथुरा ) मैं बसन्तमति ने विष 
के आशेष से रंगे हुए अधरों से सुरतविछास नामक राजा को, दक्षार्ष में वृकोदरों ने 
विषहिप्त करधनी से सदनार्णव राजा को, मराठा देश में मविराक्षी ने तीखे दर्पण से 
मन्मथ विनोद को, पाण्ड्य देश में बण्डरसा रानो ने केशविन्यास में छिषो हुई कृपाण से 
मुण्डीर नामक राजा को मार डाला ( २५, ३५-३६ ) । बशस्तिकक में बहुत से 
पौराणिक आश्यानों का वर्णन सिलता है। इन पश्रसभों से स्ोमदेव के विस्तृत एव 
व्यापक ज्ञान की ध्ाँकों मिछती है। नोतिवाक्यामृतमें प्राचीन राजाओ के नामों का 
उल्लेख मिलता है। किन्तु उन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने रा हमारे पास्र कोई 
साधन नही है । 


जीवनोपयोगी सुक्तियों का सागर 


जिस प्रकार अमृत का एक-एक बिन्दु मानव को जीवित रखने में समर्थ है 
उसो प्रकार नीतिवाक्यामृत का भी प्रत्येक सत्र जीवल के लिए महोपयोगी हैं । यह 
रन्‍्थ तीतिप्रद सक्तियों का आगार है। ग्रन्थ के कुछ अतोव उपयोगी सत्र यहाँ उद्धुत 
किप्रे जाते हैं-- 

१ अजितेन्द्रिय को किसी भी कार्य में सिद्धि नहों होतो ( ३, ७ )। 

२ उस अमृत को त्याग दो जहाँ विष का ससर्ग हो (५, ७२ )। 

३ जिस पाप के करने पर महान्‌ धर्म को प्राप्ति हो वहू पाप भो पाप नही 
हैं (६, ४३ ) । 

४. प्रिय बोलने वाला मयूर के समान शत्रु रूप सर्पो को नष्ट कर देता है 
(१०, १३९ )। 

५ असत्यवादी के समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ( १७, ६ ) | 

६ क्षणिक चित्त वाला कुछ भो सिद्ध नही करता ( १०, १४२ ) | 

७ पुरुष, पुरुष का दास नही अपितु धन का दास हैं ( १७, ५४ )। 

इस प्रकार के अनेक नीतिप्रद वाक्य इस ग्रन्थ में व्याप्त हैँ, जो मानव जीवन 
को सफल एवं समुन्नत बनाने के लिए बहुत उपयोगी तथा अमृततुल्य है । 

उपर्युक्त विवरण से नीतिवाक्यामृत का महृत्त्व स्पष्ट हो जाता है। इस प्रन्य के 
महत्त्व को शब्दों मे वणन करना कठिन है। इस की जितनी भी प्रशसा को जाये वह 
थोडो है । भ्रन्य के अवलोकन से पाठक की राजनीति शास्त्र से ्रम्बन्धित प्रत्येक बात 
का पूर्ण एव सारगभित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मानव समाज को भर्यादित रखने वाले 
राज्यशासन एवं उसे पल्‍लवित, सवर्धित एवं सुरक्षित रखनेवाले राजनोतिक तत्वों का 
प्रस्तुत ग्रन्थ में मनोवेज्ञानिक रूप से विश्लेषण हुआ है। मानव जोवन को समुश्नत 
बनाने वाले एवं उस का पथ प्रदर्शन कस्ने वाक्े समस्त विषयों को चर्चा इस महत्त्वपूर्ण 


१ यदा० आ० ४, पृ० १६८-३६। 


३६ सीलिबाक्याशत में राजनीति 


ग्रस्थ में की ययों है। विजिगोषु जिशासु के लिए इस में विश्तुत शाम का भण्डार है। 
इस के अध्ययन से कोई भो राजनीति का जिशासु पूर्ण प्रकाश फ्राप्त कर सकता हैं। यह 
ग्रन्ण कास्तव सें राजनीति के साचित शान्र की अपूर्य निधि हैं। कोई भी शाजा इस निधि 
को प्राश्त कर के अपने को कृतकृत्व कर सकता है । राजमीति के क्षेत्र में वस्तुतः नीति- 
वाक्य'यूत का महर्वपूर्ण स्थाल है । 
सोमदेवसूरि की बहुशता 

सोमदेवसूरि की विद्वत्ता में किसी को भी सन्देह नही हो सकता । वास्तव में 
वे उद्मट विद्वान थे और उन का ज्ञान बहुमुखी भा । वे विविध विषयों के ज्ञाता थे । 
आचार्य सोमदेव बहुश धर्मशास्त्री, महाकवि, दार्शनिक, तर्कशास्त्री एव अपूर्व राजनीतिज्ञ 
थे। यशस्तिलक चम्पु एवं नीतिवाक्यामृत के अवलोकन से उम्र के विशाल अष्ययत एव 
विविध शास्त्रों के ज्ञाता होने के प्रमाण मिलते हैं । उन की अलौकिक प्रतिभा पाठकों को 
चमत्कृत कर देती है । सोमदेवसूरि कुंत साहित्य के अध्ययन से इन का धर्माचार्य होना 
निश्चित होता है । जैन धर्म में स्वामी समन्‍्तभद्र का 'रत्तकरण्ड! श्रावकों का एक श्रेष्ठ 
आचार शास्त्र है। उस के पदचात्‌ सोमदेवसूरि ने हो स्वाधीनता, माभिकता और 
उत्तमता के साथ यशस्तिलक के अन्तिम दो आहइयासों में श्रावकों के आचार का निरूपण 
किया है। ऐसा विस्तृत विवेचन अभी तक किसी भी अन्य जेन आचार्य ने नही किया 
हैँ । इस सम्बन्ध में यशस्तिलक का उपासकाध्ययत अवलोकभीय है | उस से विदित 
होता है कि धर्मशास्त्रों में मी मौलिकता और प्रतिभा के लिए विस्तृत क्षेत्र है। सोमदेव 
को 'अकलूकदेव', “हस सिद्धान्त देव', और पृज्यपाद जैनेस्द्र व्याकरण के रचयिता 
देवनम्दी के समान ही प्रतिष्ठित माना गया है। 

धर्माचार्य होने के कारण उन मे उदारता का महान्‌ गुण भी दृष्टिगोचर होता 
है । वे घामिक, छोकिक, दार्शमिक सभी प्रकार के साहित्य के अध्ययन के लिए सब को 
समाल अधिकारी मानते हैं । उन के विचार में गंगा आदि तीर्थों के मार्ग पर जिस प्रकार 
ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक सभी चल सकते हैं उसी प्रकार शास्त्रों के अध्ययन में 
भी सब का समात अधिकार है। जेनेतर विद्वानों का भी वे आदर करते हैं। यह सत्य 
है कि उन की स्वत जेल सिद्धान्तों में अबल आस्था है और हसो कारण उन्होंने यण- 
स्तिलक में अन्य सिद्धान्तो का खण्डन और जेन सिद्धान्तो का मण्डन किया है। फिर भी 


१ नौतिवा०, प्रशस्ति, पृष्ठ ४०६ । 
सकलसमयतर्के नाकलड्टोषसि बादी, 
न भवसि समयोक्तौ हंससिद्धास्तवेब । 
न व बचनविलासे प्रृज्यपादोउसि तत्त्व 
बदसि कथमिदानीं सोमदेजेन सार्ध म्‌ ॥२॥ 
२ यहां० १, २० 
लोको मुक्ति कलाश्छन्दोउलड्रारा समयागमा । 
सब साधारणा साह्विभस्तीथ माग इब स्मृता ॥ 


सोमपेबधूरि और उन का नोतिवाक्यासत ३३७ 


वे ज्ञानभार्ग को सकीर्ण नहीं अनात । उन को तो स्पष्ट घोषणा है कि जिस का वचन 
युक्तिसगत है उसी को स्वीकार करना चाहिए । 

सोमदेव का महाकवित्व उन के प्रन्थ यशस्तिलक चम्पू में प्रकट हुआ है । अग्पू 
काज्य गद्य-पद्ममय होता है। गद्यकाव्य कवियो को कसौटी है। गद्य रचना में छालित्म 
ओर माघुर्य छाने के छिए महात्‌ कोशल अपेक्षित है | चमत्कृत गद्य छिखना कुशरू एवं 
महान्‌ विद्वानों का ही कार्य है । चम्पू महाकाव्य की रचना वही सिद्ध कबि कर सकते 
हैं जित का ग्य तथा पद्म रचना मे समान अधिकार है। यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य 
सोमदेवसूरि के महाकबवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह महाकाव्य सस्कृत वाडूमय 
की अद्भुत रचना है। कवित्व के साथ उस में ज्ञान की भी अपूर्य भण्डार है! जहाँ इस 
काव्य में उक्ति वैचित्य से पूर्ण सुभाषितों का आयार है वहाँ बाण और दण्डी रचित 
दश्धकुमारचरित की कोटि का गद्य भो है। इस ग्रन्थ को प्रशसा में यत्र-तत्र भचाय॑ 
सोमदेव ने कुछ इलोक भो लिखे हैं जिन मे उन्होने भपने काव्य को विशेषता एवं अपूर्वता 
पर प्रकाश डाला है। उन्होने अपने चम्पू महाकांव्य की तीन विश्वेषताएं बतायी हैं-- 
(१) मोछिकता, (२) अनुपमेयता एवं (३) हृदयमण्डन । आगे वे लिखते है कि लोक- 
व्यवहार एवं कवित्व में दक्षता प्राप्त करने के लिए सज्जनो को सोमदेव कवि की सूक्तियों 
का अभ्यास करना चाहिए । इन उत्तियो से सोमदेव की कबित्व शक्ति का ज्ञान प्राप्त 
होता है तथा उन के महाकाव्य यशस्तिलक के महत्त्व का भी पता चलता है। यश- 
स्तिलक छशब्दरूपी रत्नों का विज्ञानकोष हैं। और इस काव्य के पढ़ने के उपरान्त फिर 
कोई सस्कृत साहित्य का शब्द शेष नही रह जाता । इस के अतिरिक्त इस महाकाब्य मे 
व्यवहार कुशलता का भी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। महाकवि सोमदेव के 
उत्तम कविता से प्रभावित होकर विद्व्जन इत को 'वाक्कल्लोलनपयोनिधि” 'कविराज़- 
कुजर” और “गद्य-पद्म विद्याधरचक्रवर्ती' आदि नामो से सम्बोधित करते हैं। 

सोमदेवसूरि तकशास्त्र के भो पारग्रत विद्वान थे। उन के महाकाव्य 
यशस्तिलक चम्पू में उन का अपने प्रसंग में एक वाक्य इस प्रकार है--“जो मश्न से 
स्पर्धा करता है उस के ग्रवंरूपी पर्वत को विध्वस करने के लिए वच्च के समान मेरे 
वचन कालस्वरूप हो जाते है. । आचार्य की यह प्रोढ़ोक्ति उन के पाण्डित्य के अनुरूप 


१ यशा०, १, १४। 
असहायमनादर्श रत्न रत्नाकरादिव । 
मस्त काव्यमिद जात सता हृदयमण्डनसम्‌ ॥ 

३० बही, ३, ४१३ । 
लोकविच्े कबित्वे वा यदि चातुर्यचञ्बन । 
सामदेवकबे सृक्तो समभ्यस्यच्तु साधव ॥ 

३ वहो, प्रदस्ति 
ये स्पर्धेत लथापि दर्पढढ्ताप्रौदिप्रगाढाग्रह-- 
स्तस्याख॒वि तबापि पवतपबिमे दृवावकृतान्तार्य ते ॥ 


8] नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


हो हैं । इस के अतिरिक्त उन के प्रखर तर्कशास्त्र के पाण्डित्य को प्रकट करने वाले अन्य 
इलोक भी हैं। आत्मामिमान को प्रकट करने वारा एक इलोक है जिस में वे स्वय को 
दर्पान्ध गजो के छिए घिह के समान नाद करने ऊूलकारने वाला ओर वादिगजों के 
दलित करने वाला मानते हैं। सोमदेवसूरि के श्ञास्त्रा्थ करते समय वागीद्वर या 
वाचस्पति बृहस्पति भी नहों ठहर सकते । 

सोमदेव बेबल एक शुष्क ताकिक ही नहीं थे, अपितु सांहित्य मर्मज्, सहृदय 
हृदयाह्ञादक रसविशेषज्ञ भी ये। तर्क का विषय शुष्क व काव्य का विषय सरस 
होता है, फिर भी काव्य के रचयिता होने पर भी इन के जीवन का बहुत कुछ समय 
तर्कशास्त्र के स्वाध्याय और मनन में ही व्यतीत हुआ । तकशास्त्र के उद्भट वैदुष्प के 
कारण हो उन्हे स्थाद्रादाचलसिह, वादोभपचानन और ताकिकचक्रवर्ती आदि विद्येषणों 
से अलकृत किया गया है। सोमदेव व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र और नोतिश्षास्त्र के 
भो पारगत विद्वान थे। इस प्रकार हम सोमदेवसूरि को महाकवि, घर्माचार्थ, वाकिक 
तथा राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं । 


नीतिवाक्यामृत के निर्माता सोमदेवसूरि का अध्ययन बहुत विशाल था। वे 
साहित्य, न्याय, व्याकरण, काव्यश्षास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि सभी विषयो के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । जैन साहित्य के पूर्ण परिचय के साथ वे जैनेतर साहित्य से भी पूर्णतया 
परिचित थे। प्राचीन काल के सभी महाकवियो में उन्होंने शैनधर्म के सिद्धान्तो 
की झलक देखी और उन महाकवियों के काव्यों मे नम्नक्षपणक और दिगम्बर 
साधुओ का उल्लेख पाया । ऐसा प्रतीत होता है कि वे हइत सभो कवियों के साहित्य 
से पृर्णंवया परिचित थे। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र मे उन का विस्मयजनक, विस्तृत 
एवं विशाल अध्ययन था । व्याकरण के विषय में भी उन्होने पाणिनि व्याकरण के 
अतिरिक्त ऐन्द्रब्याकरण, चान्द्रव्याकरण, जैनेनस्द्रव्याकरण और आपिशलब्याकरण का 
भी अध्ययन किया था।' 


वे नीतिशास्त्र प्रणेताओ मे बृहस्पति, शुक्राचार्य, विश्वालक्ष, परीक्षित, पराशर 
भीम, भीष्म और भारद्वाज आदि का कई स्थानों पर स्मरण करते हैं। कौठिलोय 
अर्थशास्त्र से तो वे पूर्णतया परिचित थे ही (३,९,१०,४,१३,१४ )। गजविद्या, 
अह्वविद्या, रत्नपरीक्षा, कामशास्त्र आदि विद्याओ तथा उन के आचारयों का भी उन्होंने 


१ यश्ञ०, प्रशस्ति 
दर्पान्धगो पबुधसिन्धुरसिंहनादे, 
बादिद्विपोहलनदुर्ध रवारिबबादे । 
श्रीसोमदेवमुनिपे वचनारसाले, 
बार्गीश्वरोषषि पुरतो5स्ति न बादकाले ॥ 

३ गरश, आ० १, पृ० ६०। 

३, बही, आ० ३, पृ० २१। 


सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यास्ट्त ९ 


कई स्थाों वर उल्लेख किया है।' दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने सैदधान्व वैशेषिक, 
ताकिकबशेषिक, पाशुफ्त, कुलाचार्य, सांद्य, दशबलशासन, जैमितीय, बाहंस्पत्य, बेदान्त- 
बादि, काणाद, तथायत, कापिछ, ब्रह्माईंतवादि आदि दार्शनिक सिद्धान्तों का अध्ययन 
किया था । इस के अतिरिक्त स्ोमदेव के साहित्य में मतग, भूगू, मर्य, भरत, बोतम, 
गर्ग, पिंगल, पुलह, पुलोम, पुलस्ति, पराशर, मरोचि, विरोजन, घुमध्यअ, गीरूपट, 
प्रहिल आदि प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध आचायों के नामों का उल्लेख मिलता है ।* उत्त के 
ऐतिहासिक दृष्टान्त बडे सजीव हैं और इस के हाथ हो पौराणिक आशझ्षयानों का भी 
यन्न-तंत्र उल्लेख मिलता है ।? 

इतल सब बातो पर विचार करने के उपरान्त हम इस निर्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
आचार्य सोमदेव का ज्ञान विश्वाल स्वाध्याय के आधार पर धत्यन्त विस्तुत था । राज- 
नोति के क्षेत्र में भी उन का अपूर्व स्थान है । वे केवल लक्ष्य ग्रन्थ के रचमिता ही नही 
थे, अपितु उन्होने अपनी राजनीति का एक प्रयोगात्मक ग्रन्थ भो लिखा है । नीतिवाक्या- 
मृत यदि नोति का लक्ष्य ग्रन्थ है तो यशस्तिलक उन को राजनीति के प्रयोग का व्याव- 
हारिक ग्रन्थ हे । यशोधर महाराज के चरित्र-चित्रण में राजनीति का प्रयोगात्मक 
विस्तृत विवेचन सोमदेवसूरि को राजनीति के आचार्यत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में 
पूर्ण समर्थ है इस विषय में यशस्तिलक का तृतीय आश्वास अवलोकनीय है । 


१ सहा०, आ० ४, पृ० २३६-३७। 
३ वही, आ० ६, पृ० २६६९-७७ । 
३ वही, आ० ६, पृ० २४१२-२६६ एवं २६६। 


० भीतिवाक्यास्त से शलनीधति 


राज्य 


राज्य की प्रकृति 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा कामन्दक के नीतिसार में राज्य की परिभाषा 
उपलब्ध नही होती । इन में राज्य के अगो अथवा प्रकृतियों का वर्णन तो है, किन्तु 
राज्य की परिभाषा नहीं है। आचार्य सोमदेवसरि ते राज्यागों के वर्णन के साथ ही 
राज्य की परिभाषा भी दी है। एक स्थान पर वह लिखते हैं कि राजा का पृथ्वी की 
रक्षा के योग्य कर्म राज्य है (५, ४)। इसो प्रकार आगे उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर आश्रमों ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास अथवा यति ) 
ते युक्त तथा घान्य, सुवर्ण, पशु, ताँबा, लोहा आदि घातुओ को प्रचुर मात्रा में प्रद्रान 
करने वाली पृथ्वी को राज्य कहते हैं ( ५, ५ )। ९ 

आचार्य सोमदेव ने उपयुक्त परिभाषाओ में सक्ष्म रूप से राज्य के विशाल 
स्वरूप का समावेश किया है । इन के विश्लेषण से उस स्वरूप का परिज्ञान होगा । 

प्रथम परिभाषा में मुख्य रूप से राज्य के तीन तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं-- 
( १ ) राजा, ( २) पृथ्वी तथा ( ह ) पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म । उन के अनुसार 
राज्य का मल तत्त्व पुथ्वी है। परन्तु यह पृथ्वी ऐसी होनो चाहिए जो उपजाऊ हो, 
घनधाम्य से पूर्ण हो और जिस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और यति आदि निवास 
करते हो । ऊसर तथा मनुष्य विहीन पृथ्वी को राज्य नही कहा जा सकता । द्वितीय 
परिभाषा में राज्य के दो प्रमुख तत्त्व विद्यमान हैं। एक पृथ्वी अथवा भूमाग और 
दूसरा उस पर निवास करने वाली जनता । 

हस परिभाषा के सामने आते हो यह प्रघन उपस्थित होता है कि पृथ्वी की 
रक्षा के योग्य कोत से कर्म हैं और उन्हें कौत कर सकता है। यह निविवाद है कि 
पृथ्वी को रक्षा सैन्य मौर कोष की शक्ति पर ही निर्भर है। अत पृथ्वी की रक्षा के 
हेतु शर-बीर एवं देशभक्त सैनिकों का संगठत करता राजा का परम कर्तव्य है। सेना 
को वेतन आदि से सन्तुष्ट रखने और उसे अस्त्र-शस्त्रादि से सुसज्जित करने के लिए 
कोश की आवश्यकता होती है। पैता ही नही, अपितु समग्र शासन-यन्त्र का संचालन 
पूर्णतया कोश पर हो निर्भर है । इस कारण देश की रक्षा और समृद्धि के लिए कोश को' 
आवश्यकता होती है। अत. राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उत्तम कृषि-वार्ता 
तथा अन्य उचित उपायो द्वारा समृद्धिशाली कोश का निर्माण करे। आचार्य सोमदेव 


शज्य है 


ने कोश को परिभाषा इन शब्दों में की है--“जो सोना, चाँदी, हीरे, जवाहरात तथा 
अन्य बहुमल्य रत्यों से परिपूर्ण हो और राज्य पर आने वाले किसो भी सकट का 
दोर्धकाल तक सामता करने मे समर्थ हो वह कोश है (२१, १)।” भागे आचार्य छिखते 
हैं कि कोश, दण्ड ओर बल ( सेना ) राजा की शक्ति है ( २९, ३८ )। अतः पृथ्वी 
की रक्षार्थ इन की उचित व्यवस्था करना भी राजा का परम कर्जव्य है। राजा अकैला 
इन कार्यों का सम्पादन नही कर सकता । इसलिए वह अपनी सहायवार्थ अमात्यो एवं 
अन्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सुयोग्य मन्त्रियों एवं कर्मचारियों को 
नियुक्ति करता भी राजा का एक कर्तव्य है। राज्य की सुरक्षा के लिए उस के चारों 
ओर सुदृढ़ दु्गों का निर्माण कराना भी राजा का कर्तव्य है। इन कार्यों के अतिरिक्त 
राजा द्वारा षाड्गुण्य के सथोचित प्रयोग से भो राज्य की रक्षा होतो है। पाड्गुण्य 
( सन्धि, विग्नह, यान, आसन, सश्रय और दंधीभाव ) द्वारा वह शत्रराज्यो का 
हनन तथा अन्य राज्यों से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है, जिस से राज्य की 
सुरक्षा सुदृढ़ होती है। यह सम्पूर्ण कार्य ऐसे राजा द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं जो 
स्वतन्त्र हो भोर अपने राज्य में सप्रभु हो तथा जिस की आज्ञा का पालन उस 
राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति पूर्णरू्पेण करते हो। ऐसा राजा ही स्वतन्त्र 
राज्यों से मैँत्री स्थापित करने मे सफल हो सकता है। 

राज्य की द्वितीय परिभाषा में आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि वर्णाश्रम, धान्य, 
सुवर्ण, पशु, ताँबा, लोहा आदि घातुओ से युक्त पृथ्वी को राज्य कहते है ( ५,,५ )। 
आचार्य द्वारा दी गयी राज्य को यह परिभाषा भी बडी सारगर्भित हैं। इस मे राज्य 
के मूल तत्त्व जनता ( जनसख्या ) पर विशेष बल दिया भया है । राज्य के लिए जन- 
सख्या का होना नितान्त आवश्यक हैं। पक्ु अथवा पक्षियों के समह से किसी राज्य 
को स्थापना नहीं हो सकती । उस के लिए मनुष्यो के सुसगठित समुदाय का होना 
आवश्यक हैं। राज्य मे कितनो जनसख्या होनो चाहिए, इस विषय मे विद्वानों में 
मतम्ेद है। किन्तु यह बात निश्चित है कि राज्य की जनसब्या जितनों अधिक 
गी और उस में जितने अधिक प्राकृतिक साधन होगे वह राज्य उतना ही 
शक्तिशाली होगा 

आचार्य सोमदेवसरि ने राज्य को जनसलस्या कितनी होनो चाहिए इस ओर 
कोई सकेत लही किया है। किस्तु उन्होंने राज्य के लिए जनता का होना परम 
आवश्यक बतलाया हैं। उन्होने उस जनसमुदाय को वर्णाश्रम से युक्त होने की 
आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार सोमदेव ने कर्तव्यनिष्ठ समाज की भोर 
सकेत किया है | 

इस के अतिरिक्त उन्होने राज्य के लिए प्राकृतक साधनो का उपलब्ध होना 
भी आवद्यक बतलाया है। इन साधनों के अभाव में कोई भो राज्य स्थायी नही हो 
सकता । स्थायित्व का होना राज्य का प्रमुख लक्षण है, किन्तु घान्य-सुवर्ण एवं श्षन्य 


२ गीतिवाक्यारूत में राजनोति 


धातुओं के अभाव में छोयों का जोवन सुरक्षित नही रह सकता.। इस के साथ हो राज्य 
का संचालन भी असम्मव ही होगा । कोश ही राज्य का प्राण है जोर उस के अभाव 
में कोई भो राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। प्राकृतिक साधनों तथा 
जमता पर लगाये गये कर से हो कोश सचित होता है । 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव द्वारा प्रस्तुत राज्य की द्वितोय परिभाषा भी बडी 
वैज्ञानिक एवं उपयोगी है । 

इूस प्रकार आचार्य सोमदेवसूरि द्वारा वणित राज्य को परिभाषाओं में उन 
सब तस्वो का समावेदा है जो प्राचीन परम्परा द्वारा सर्वमान्य हैं। भूमि, जनसंख्या, 
राजा, मनुष्यों द्वारा बसी हुई पृथ्वी ( जनपद ) तथा उस को रक्षा के लिए किये जाने 
वाले कार्य--अमात्य, कोद, बल ( सेना ), दुर्ग तथा मित्र आदि की व्यवस्था । 


राज्य के तत्व 


आधुनिक राज्यशास्त्रवेत्ताओ ने राज्य के चार मूल तत्त्व बतलाये है । गेटेल 
के अनुसार जनसख्या, भूभाग, सरकार अथवा शासन और सार्वमोमिकता राज्य के 
प्रमुख तत्त्व है ।' राज्य का निर्माण तभो हो सकता है जब ये सभी तत्त्व विद्यमान हो । 
इन में से किसो एक तत्त्व के अभाव में राज्य का निर्माण नहीं हो सकता । गार्नर 
को परिभाषा में भो उपर्युक्त चार तत्त्व परिलक्षित होते हैं। किन्तु प्राचीन राज्यशास्त्र 
प्रणेताओं ने एकमत मे राज्य को सात प्रकृतियाँ अथवा अग माने हैं। इन्ही तत्त्वों से 
मिल कर राज्य का स्वरूप निर्मित होता है । ये तत्त्व स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, 
दण्ड ओर सुहृद्‌ हैं। आचार्य सोमदेव द्वारा प्रस्तुत राज्य की परिभाषा में इन समस्त 
तत्त्वो का पुर्ण समावश हैं । आधुनिक विचारको द्वारा प्रतिपादित राज्य के चारो तत्त्वो 
का भारतीय विचारको द्वारा वणित राज्य के अगो में पूर्ण समावेश हो जाता है ७ 
वास्तव में भारतीय राज्यशास्त्रियो द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा अधिक स्पष्ट एव 
पूर्ण है। आधुनिक विद्वानों द्वारा वणित तत्वों में से जतसख्या तथा भूमभाग का समावेश 
जनपद शब्द में हो जाता दवै । जनपद शब्द न केवल भूभाग को प्रकट करता हैं वरत्त्‌ 
उस पर निवास करने वाली जनसल्या को भी ( १९,५ )। अत एक निद्िचत भू- 
भाग पर बसी हुई जनसख्या को भी जनपद कहते हैं। स्वामी अथवा राजा के अन्तर्गत 
सार्वभौमिकता का समावेश है, क्योकि जिस भूभाग का वह स्वामी है वह उस में 
सार्वईभौम है| बाह्य अथवा आन्तरिक नियन्त्रण से वह परे हैं। ग्रेटेल को परिभाषा के 


१ 4६ 5 5९८[--९०ाा८३। 8276726, ? 20, 
+ अं६०, फिटाटाणजिट, 789 एड पे९छग॥र्त 88 8 ०्रापा॥ाए ्ी एशाइगाब, फएटाय्राब्गटा 9 
0००८पए१7 ६ 38 प्रशीचा(8 शः॥छा 79, 468347 गरातव्कुल्ग्रतंशा। छी लडॉाक्‍्यिवब]) ट्रकों, छत 
छ0$86858708 #7 578 5ग९०त (0एएयराप्रशा: जविदी टाटशरप्टड नाते 899 0ता5टाड ]8७ एल 
28]7 फरः४078 पते 870प98 ७7फिय गँड |पाअवलेण्प 

रु #. ७३१४7४९८०--॥7००४४८2६०७ (0 ?09॥70044 827670८, ? 4 





राम्ध छ्दे 


है 


अनुसार शासन अथवा सरकार राज्य का चौथा अंग है, जिस का समावेश स्वामी एवं 
अमात्य में हो जाता है। सरकार से ऐसे सगठन का बोध होता है जिस में कुछ छोग 
शासन करते हैं और अन्य उन की आज्ञाओ का पालन करते हैँ । यह विचार भारतीय 
परिभाषा में सुस्पष्ट है। राजा और अमात्य सरकार का निर्माण करते हैं और जनपथ 
उन की आज्ञा का पालन करता हैं। राज्य की परिभाषा में शासन शब्द केवर शासक 
और शासित में भेद ही नही बतलाता अपितु उन साधनों की ओर भो सकेत करता 
है जिन के द्वारा शासक शाप्तितो पर अपना आधिपंत्य रखता है। शासन द्वारा शासक 
और शासितो में भेद बतलाना हो पर्याप्त नही है अपितु उन उपायों का भी उल्लेख 
करना आवश्यक है, जिन के द्वारा राज्य अपनो इच्छा को कार्यान्वित करता है । वे उपाय 
है--कोश, दुर्ग, और बल । यदि किसी कारण से जनता राजा की भाज्ञा का उल्लघन 
करती है तो वह उक्त साधनों द्वारा अपनी थाज्ञा को पूर्ण करा सकता है। अत, दुर्ग, 
सेता और कोश राजा की इच्छा को कार्यान्वित करने के साधन है और वे राज्य के 
आवश्यक अग हैं । भारतीय परिभाषा के अनुसार राज्य का अन्तिम अगर मित्र अथवा 
सुहृद्‌ है । भारतीय मनीषियो ने मित्र को राज्य का आवश्यक अग इसलिए माना हैँ 
कि उपयुक्त मित्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर है। प्राचीन काल में 
प्रत्येक राज्य की सुरक्षा शक्तिसतुलन से ही सम्भव थी । शक्तिसतुलन से तात्पर्य यह्‌ 
है कि राज्य इस प्रकार अपने मैत्रोपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें कि शक्तिशालौ राज्य 
को उस पर आक्रमण करने का साहस ही न हो। अत राज्य की सुरक्षा के हित में 
मित्र की अत्यन्त आवश्यकता थी । इसलिए आचार्यों ने उस को भी राज्य का एक 
आवध्यक अग माना है । 

भारतीय विचारकों ओर विशेषकर सोमदेवसूरि द्वारा राज्य कौ जो परिभाषा 
दी गयी है, उस से राज्य का स्वरूप भली-भाँति प्रकट हो जाता है । गेंटेल तथा 
अन्य आधुनिक विद्वानों ने राज्य की जो परिभाषाएँ दी है वे अपूर्ण हैं, क्योकि उन्होंने 
राज्य के जो चार तत्त्व बतलाये है, उन में जनसंख्या और भूभाग वो राज्य के तत्त्व 
कहे जा सकते हैं किन्तु सार्वभोमिकता और शासन को उस के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि वे राज्य को विशेषताएं है न कि तत्त्व । वे राज्य की परि- 
भाषा के लिए भले ही उपयुक्त हो, परन्तु वे उस के स्वभाव एवं गठन की यथोचित॒ रूप 
से प्रकट नही करते | आचार्य सोमदेव द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा सुस्पष्ट एव 
पूर्ण है। 
राज्य को उर्त्पत्ति > 


राजनोतिशास्त्र के पाश्वात्य विद्वावों ने राज्य को उत्पत्ति के चार प्रमुख 
सिद्धान्तो का उल्लेख किया है (१) दैवी सिद्धान्त, (२ ) शक्ति घिद्धान्त, ( ३ ) 
सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त तथा (४ ) ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धान्त । 


३४ नीविवाक्यासरृत में राजनीति 


इम में से प्रभंभ तोन स्रिद्धान्तों को भ्रामक और भिथ्या माना जाता है तथा चोथा 
सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का वास्तविक सिद्धान्त कहा जाता है। भारतीय विचारको 
ने राष्य की उत्पत्ति के विषय में विवेचन नही किया है, अपितु वे राजा की उत्पत्ति 
के विषय में ही बर्णन करते हैं । इस का कारण यह हैँ कि राज्य की उत्पत्ति तभो होती 
है जब शासक और शासित दो वर्ग बन जाते हैं । अत: प्राचोन भारतीय राजशास्त्र 
प्रणेताओं ने राजा की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया है । 

प्राचीन काल में न कोई राजा था और न राज्य । प्राकृतिक युग की घामिक 
स्थिति कालान्तर में अराजक दक्षा में परिणत हो गयी जिस का अन्त करने के लिए राजा 
की सृष्टि हुई।' भारतीय ग्रन्यो में सामान्यत. राजा को उत्पत्ति के तोन सिद्धान्त प्रति- 
पादित किये गये है । प्रथम दैवी सिद्धान्त, जिस के अनुसार राजा की सुष्टि ईश्वर द्वारा 
बतायी जाती है। महाभारत तथा अन्य स्मृति श्रन्यों में यह सिद्धान्त पाया जाता है । 
द्वितीय, सामाजिक अनुबन्ध का भिद्धान्त है जिस का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों + तथा अर्थशास्त्र 
में मिलता है । जिस के अनुसार राजा की उत्पत्ति प्रजा के पारस्परिक समझौते के परि- 
णाम स्वरूप बतलायी जाती हैं | तृतीय सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है जो यह मानता है 
कि राजा की उत्पत्ति युद्ध में नेता को आवश्यकता के परिणाम स्वरूप हुई। इन 
सिद्धान्तो का वर्णन अगले अध्याय मे किया जायेगा । 
राज्य के अंग 

समस्त प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओ ने यह स्वीकार किया है कि राज्य सात 
तन्‍बो ( अगो ) से मिलकर बना हैँ । इसी कारण प्राचीन राजनीति प्रधान ग्रत्थों में उसे 
सप्तागराज्य के नाम से सम्बोधित किया गया है । यद्यपि नीतिवाक्यामृत मे राज्य के इन 
सातो हो अगो का विशद विवेचन हुआ है किन्तु उस में सप्ताय शब्द का उल्लेख कही 
तही मिलता । राज्य के सात अग--स्वामी, अमात्य, जनपद (राष्ट्र), दुर्ग (पुर), कोश, 
दण्ड (बल) तथा भित्र (ुद्दद) है। समस्त धर्मशास्त्रो एवं अर्थशास्‍्त्रो मे राज्य के इन्ही 
सात अग्रो का वर्णव मिलता है। महाभारत के शान्तिपर्व मे राज्य के सप्ताग स्वरूप 
को इस प्रकार व्यक्त किया गया हे--आत्मा, अमात्य, कोश, दण्ड, सित्र, जनपद तथा 
पुर सप्ताग राज्य के अग है । * इस में राजा को राज्य की आत्मा माना गया है और 
इसो कारण राजा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृतति में भो 
सप्ताग राज्य का वर्णन मिलता है। उस के अनुसार स्वामी, अमात्य, पुर राष्ट्र, 


१ महा० शान्ति० ६६ १४॥+ 

२ वही, ५६, ६०-११० । 

३ दीघनिकाय, भा० ३, पृ० ५४-६६ । 
४ कौ० अर्थ० १, १३१ 

£ ऐ० ब्रा० १, १४। 

६ महा० द्ान्ति० (६, ६४-६६ । 


राज्य रु 


कोश, दण्ड तथा बछ राज्य के सात अंग हैं। आचार्य कौटिल्य तथा विष्णुधर्मसूत 
में राज्य के अंगों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है । कौटिल्य के झनुसार 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र राज्य की प्रकृतियाँ हैं । 
विष्णुधमंसूत्र में जनपद के स्थान पर राष्ट्र शब्द आया है। याशवर्कय में भी कौटिह्य 
के समान ही सात अग बताये गये हैं।४ तारद स्मृति में कहा गया है कि राज्य के 
सात अग होफ्रे है; किन्तु इन का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख नही मिलता । शुक्रनीतिसार में 
राज्यागों का विधद विवेचन है । राज्य को सप्ताय राज्य के नाम से सम्बोधित करते 
हुए आचार्य शुक्र छिखते हैं कि स्वामी, अमात्य, दण्ड, कोश दुर्ग, राष्ट्र और बल राज्य 
के सात अग्र हैं। वे राज्य के उपयुंक्त सात अग्रो को तुछता मानव शरोर के अवयवो 
से करते हैं । राजा राज्य रूपी शरीर का मस्तक है और मन्त्री नेत्र, मित्र कान, कोश 
मुख, धल मन, दुर्य हाथ, पैर राष्ट्र है । राष्ट्र की उपमा पैरो से इसलिए दो गयी है कि 
वह राज़्य का मूलाधार है। उसो के सहारे राज्य रूपी शरीर स्थिर रहता है । बल को 
सन के समान बतलाया गया है। शरीर में हन्द्रियो का स्वामी मत है और वही उन्हें 
किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त करता है । राज्य में यदि बल म्थवा सेना न हो तो 
वह पूर्णतया अरक्षित रहता है और कोई भी कार्य नही कर सकता । ऐसी स्थिति से 
वह अपने अगों तक से अपनी आज्ञा का पान नहीं करा सकता । इसो कारण बल 
की उपमा मन से दी गयी है । कोश को तुलना मुख से की है । जिस प्रकार मुख द्वारा 
किया गया भोजन शरोर के समस्त अग्रो को शक्ति प्रदान कर उन्हे पुष्ट बनाता है उसी 
प्रकार राजकोश मे घन सचित होने से सभी अगो की पृष्टि होती हैं । मन्त्री की उपमा 
तेत्रों से इसलिए दी गयी है कि राज्य का प्राय समस्त व्यवहार मन्त्रियों के परामर्श 
से ही चलता है । मनुष्य पर आक्रमण होने पर सब से पहले उस का हाथ ही प्रहार को 
रोकने के लिए आगे बढता है । उसी प्रकार राज्य पर जब आक्रमण होता है तो प्रथम 
प्रहार दुर्ग को हो सहन करना पडता है। इसी कारण दुर्ग की तुलना हाथों से की 
गयी है | कामन्दक भी राज्य के सात अग मानते हैं । उत के अनुसार स्वामी, अमात्य, 
राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुदह्ृद्‌ राज्य के सात अग है । 


१ मनु० ६, रश४। 
स्वाम्यमात्यो पुर' राष्ट्र कोदादण्डी सुद्ृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयां हयेता सप्ताक़ राज्यमुच्यते ॥ 
२ कौ० अर्थ ० ६, १। 
स्वाम्यमात्यजनपददुर्ग कोद्दण्डमिश्राणि प्रकृतय । 
३ बिष्णु धर्मसूत्र ३, २३ । 
स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतय । 
४ याज्ष० १, ३४३ । 
£ नारद० प्रकीणक ६ | 
ई शुक्र ० १, ६१॥ 
७ बही १, ६१-4२ । 
८ कामन्दक १, १६। 


9६ नोतिवाक्यास्त में राजनोति 


आचार्य सोमदेव ने भो इस परम्परागत राज्य के सप्तांग सिद्धान्त का मोति- 
वाष्यामृत में पूर्ण समर्थन किया है। प्रत्येक अग के गुण-दोषों पर भी उन्होंने प्रकाश 
डाला है। विभिन्न समुद्देशों में आचार्य वे इन राज्यांगों पर अपने विचार ब्यक्त 
किये हैं । 

इस प्रकार समस्त प्राचीस राजशास्त्र प्रणेताओं ने राज्य के सात अंगों का 
उल्लेख किया है। नाम अथवा वर्णन क्रम में मरे हो कही अस्तर हो, किन्तु इसे बात 
को सभी आचार्य स्वीकार करते हैं कि राज्य सात अगों से निर्मित हुआ है। राज्यागों 
के क्रम के विषय में मनु ने छिला है कि राज्यागों का क्रम उन के महत्त्व के अनुसार 
रखा गया है । इस का अभिप्राय यही है कि जिस अंग का सब से अधिक महत्त्व है उसे 
प्रथम स्थान पर प्रस्तुत किया गया है, उस से कम महत्त्व के अंग को द्वितीय स्थान पर 
और इसी प्रकार अन्य अंगों का क्रम है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी राज्यागों के क्रम 
एवं महत्त्व के सम्बन्ध में आचार्यों के विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आचायों 
का मत है कि स्वामी ( राजा ), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र इन पर 
विपत्ति आने पर अग्रिम की अपेक्षा पर्य की विपत्ति का आना अत्यन्त कष्टदायक है। 
शर्थात्‌ राजा और अमात्य इन दोनों पर आपत्ति आने पर राजा की आपत्ति अधिक 
भयावह है, इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के सम्बन्ध में भी हैं। आचार्य सोमदेव ने भी 
कहा है कि राजा को रक्षा होने से समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता है ।* आचार्य कौटिल्य 
तो यहाँ तक कहते हैं कि राजा ही राज्य है। . राजनीतिप्रकाशिका एवं मत्स्यपुराण 
में भी राज्य के सप्तागों में राजा को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है । 


राज्यागों के महत्त्व के विषय में मनु के विचार उल्लेखनीय हैं । उन के अनुसार 
विषम स्थिति में कुछ अगों ( स्वामी, अमात्यादि ) का महत्त्व अवश्य है, किन्तु 
साधारण स्थिति में समी अम राज्य रूपी शरोर के लिए आवध्यक हैं और अपने-अपने 
स्थान पर सभी का महत्त्व है। एक अग के अभाव को पूर्ति दूसरा नहीं कर सकता | 
राज्य का अस्तित्व तमौँ स्थायो हो सकता है जब उस के समस्त अग्र परस्पर मिलकर 
ओर समविचार से कार्य करें। कामन्दक का भो इस विषय में यही विचार है। मनु 


१ मनु० ६, २६६। 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां मथाक्रमम्‌ 
पृ पृ गुरुतरं जानीयाह्भसन महत ॥ 

२ कौ० अर्थ ० ५, १। 

३ बही। 
स्वाम्यमात्यजनपददुग कोशदण्डमित्रव्यसनानां प्रव पूव गरीय हत्याचार्या । 

४ नीतिवा० २४, १। 

£ कौ० अथ० ५, २। 

/ ६ राजनोति प्रकाशिका, पृ० १२३। 
७ मनु० ६, २६७। 
८ कामन्दक ४, १। 


राज्य 8७ 


के अनुसार राज्य के सातो अग एक दुसरे से सम्बद्ध हैं और वे राज्य को एक सजीव 
इकाई बनाते हैं। उन्होंने सन्‍्यासी के घिदण्ड का उदाहरण देकर यह बताया है कि 
लिप प्रकार त्रिदण्ड के तोनो दण्डो का महत्त्व एक समान होता है उसी प्रकार राज्य के 
सातों अंगो में कोई किसो से बढ़ा नही है । उन में प्रत्येक का अपने स्थान पर महृत्त्व 
है। जिस प्रकार छारोर के अग॒ अपना महत्त्व रखते हैं उसी प्रकार राज्य के सातो 
अंग अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं। यदि एक अगर भी विकारग्रस्त हो जाता है 
दो सम्पूर्ण राज्य रूपी शरीर का स्वास्थ्य असन्तोषजनक हो जाता है। अत राज्य को 
स्वस्थ, शाक्तिश्षाली एवं श्रेष्ठ स्थिति भे रखने के लिए उस के सभी अगो का स्वस्थ होता 
परम आवश्यक है । यह हो सकता है कि किसी अग के विक्ृत होने से समस्त राज्य 
रूपी घारीर पर उतना प्रभाव न पडे, परन्तु उस की कार्य-क्षमता अवश्य प्रभावित होगी। 
राज्य रूपो प्राणो के सुचार रूप से सचालत के लिए यह आवश्यक है कि उस के सभी 
अगर स्वस्थ हो । रुग्ण अग्रो से कोई भी प्राणी मली-भाँति अपने कार्यो का सम्पादत 
नहीं कर सकता । राज्य को भी ठोक ऐसी ही स्थिति है । उस के प्रत्येक अग के कार्य 
पृथक्‌ अवध्य हैं, किन्तु वे सभो राज्य रूपी प्राणी के सुख-समुद्धि के लिए कार्य करते 
हैं । कामन्दक ने ठोक ही लिखा है कि राज्य के ये अग एक दूसरे के प्रक है । यदि 
राज्य रूपी शरीर का कोई भी अंग विक्ृत हो जाये तो राज्य का सचालन असम्भव हो 
जाता है। अत राज्य रूपी शरीर के भलो-भाँति सचालन के लिए विकृत अग का 
सुधार क्षीज्ातिशोन्न करना चाहिए। राज्यागों की श्रेष्ठता पर ही राज्य की समृद्धि 
निर्भर है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन राजशास्त्र वेत्ताओं ने राज्य के सात 
अग बताये हैं और उन की तुलना मानव शरोर के अगो से को है। झत ये विचारक 
राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । पाश्चात्य देशो में उन्नोसव! 
शताब्दी में राज्य के सावयव स्वरूप के जिस सिद्धान्व का विकास हुआ उस के दर्शन 
भारत में महाभारत काल में हो होते हैं। प्राचीन भारत के डैग़भग सभी राजशास्त्र 
वेत्ताओ ने राज्य का सप्ताग स्वरूप स्थिर किया है। अग शब्द तथा आचार्य शक्र के 
राज्यागो के रूपक से राज्य के सावयव स्वरूप के सिद्धान्त को पुष्टि पूर्णह्प से हो जासो 
है। प्रो० भण्डारकर, डॉ० के० पी० जायसवाल, प्रो० बी० के० सरकार आदि 
विद्वानों का विचार है कि प्राचीन राजनीतिज्ञो द्वारा राज्य का सात अग्रो मे विदलेषण 
यह प्रकट करता है कि राज्य के सावयव स्वरूप का विचार अथवा राज्य का सावयव 





३ मनु० ६, र६६ | 

२ कामन्दक, ४, २। 

३ फव्ापे47६4व-- 5०८ 4ैहए2लड 04 82टलव ॥शतात्य एग्रारए, एए 66, 68 

४ कि ए [ए३४७०।- घग्रापप 2099, ९४५६ त, 9 9 

५ 5 +६ 897॥8/--?१७१/ए८ ऊै4८६ हा०पावे 6 सेजवेप $0व०00 89, बा 7, एए? 34-39 


डे नीतिवाक्यासत में राजनीति 


सिद्धान्त भारतीय राजनीतविज्ञों को विदित था । सप्तांग राज्य का सिद्धाग्त ब्लेंश्ली तथा 
बर्य पादचात्य विहानों दवरा दी गयो राज्य की परिभाषा की संन्‍्तोषजनक पूति करता 
है । इन सब बातों से यही सिद्ध होता है, कि भारतीय राजनौतिशों के मस्तिष्क में 
राज्य के सावमत स्वरूप के सिद्धान्त का विचार बहुत प्राचीन काल में ही विद्यमान था। 
और थे राज्य को सजीव प्राणी के अनुरूप ही मानते थे । 


राज्य के कार्य 


आचार्य सोमदेवसूरि ले राज्य के कार्यों का भो विवेचत नीतिवाक्यामृत में 

किया है। आधुनिक विद्वान्‌ राज्य के कार्यों का विभाजन दो भागों में करते हैं-- 
१ आवश्यक कार्य तथा २ ऐचिछक कार्य । आवश्यूक कार्यों के अन्तर्गत वे 

कार्य आते हैं जिन का करना प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होता है । यदि राज्य उन 
कार्यों को पूर्ति नहीं करता तो उस का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अन्य राज्यों के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करना, प्रजा की बाह्य आक्रमणो तथा आन्तरिक राष्ट्र कण्टकों से 
रक्षा करना एव देश में पूर्ण शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य के ग्रावश्यक 
कार्य है। इन कार्यों के करने के लिए उसे सुसगठित सेता को स्थापना, पुलिस की 
व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा न्यायालयों की व्यवस्था करनो पडती है। 
ध्त समस्त कार्यों की पूति के लिए राजा प्रजा से कर ग्रहण करता है । 

वैकल्पिक अथवा ऐण्छिक कार्यों में वे कार्य सम्मिलित हैं जिन का करना राज्य 
की इच्छा पर निर्भर है। इन कार्यों के अन्तर्गत शिक्षा को व्यवस्था, जनता के स्वास्थ्य 
की रक्षा, कृषि एवं व्यापार को उलतति करना, यातायात के साधनों को विकसित 
करना तथा आधिक सुरक्षा आदि हैं । 

आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य के दोनों प्रकार के कार्यो का उल्लेख नोति- 
वाक्य/मृत में किया है। उन के अनुसार शिष्ट पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का निम्रह 
राज्य का प्रमुख कतंव्य है ( ५, २ )। वाह्म क्षाक्रमणों से प्रजा को रक्षा करना भी 
राज्य का कार्य है | आचार्य लिखते हैं कि जो राजा शत्रओं में पराक्रम नहों करता वह्‌ 
निन्‍्य है (६, ३९ )। न्याय को उचित व्यवस्था करना तथा अपराध के अनुकूछ 
अपराधियों को दण्ड देना भी राज्य का कार्य है। आचार्य सोमदेव के अनुसार दण्ड 
के अभाव में मात्स्यन्याय का सृजन हो जाता है ( ९, ७ )। उन का कथन है कि 
दृष्टो को दण्ड देने से महान्‌ धर्म को प्राप्ति होती है। क्योकि दण्ड के भय से प्रजा 
अपनो-मपनो मर्यादाओ का पालन करती है ( ५, ५६ ) | एक स्थान पर आचार्य सोम- 
देव लिखते है कि राजा का पृथ्वी को रक्षा के योग्य कर्म राज्य है ( ५, ४ ) । इस का 
अभिप्राय यहो है कि राज्य सुरक्षा तथा छ्ान्ति की स्थापना के लिए उचित अ्रबन्ध 
करे, अर्थात्‌ वह सुयोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति, सुसंगठित सेना की स्थापना एव 
कोष की व्यवस्था करे । इन्ही साधनों ते राजा पृथ्वी का पालन कर स्रकता है । 


शज्य झ्षे 


इन आवश्यक कार्यों के साथ हो सोमदेवसूरि ऐच्छिक कार्यों को भी अधिक 
महस्व देते हैं, क्योंकि उन के अभाव में प्रजा का स्वंतोमुखी विकास असम्भव है । 
राज्य की नीति छोककल्याण पर आधारित होनी चाहिए। इस बात में आखार्य को 
आस्था है। हसो कारण वे राज्य को ऐसे कार्य करने का आदेश देते हैं जो प्रजा के 
कल्याण में सहायक हों । वार्ता--कषि, व्यापार आदि को उन्नति करना वे राज्य का 
कर्तव्य बतलाते हैं ( ८, २ )। भाचार्य की दृष्टि में राज्य का कार्य केवल अपनी प्रजा 
की भौतिक उन्नति करना ही नहीं है, अपितु उस का आध्यात्मिक विकास भी है । 
आचार्य प्रथम समुद्देश में सर्वप्रथम धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने 
वाले राज्य को नमस्कार करते है । इस का अभिप्राय यही है कि प्रजा को धर्म, अर्थ 
और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति कराना राज्य का ही कार्य है। 

इस समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य का कार्य केवल रक्षात्मक हो नहीं 
है, अपितु उन सभी कार्यों का सम्पादन करना है जिस से प्रजा का सब प्रकार से कल्याण 
हो । आधुनिक विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्यों का जो वर्णन किया है उस का 
दिग्दर्शन हम को सोमदेवसूरि द्वारा प्रतिपादित राज्य-व्यवस्था में पूर्ण रूप से होता है । 
आचार्य सोमदेवसूरि ने जिस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है वह लोक 
कल्याणकारी राज्यो की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा जा सकता हे । 


राज्य का उद्देश्य 

भाचार्य सोमदेवसूरि अपने ग्रन्थ को प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे राज्य को 
नमस्कार करते है, जो प्रजा को धर्म, अर्थ ओर काम इन तीन पुरुषार्थों को प्रदान 
करने में समर्थ है। इस से स्पष्ट है कि अन्य आचार्यों की भाँति सोमदेव भी इस बात 
का समर्थन करते है कि राज्य का उद्देश्य प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति 
कराके मोक्ष के लिए तैयार करता है। भारतीय दर्शन की भाँति राजधर्म का भी 
अन्तिम छ्येय मोक्ष प्राप्ति ही था । परन्तु मोक्ष की प्राप्ति तो व्यक्तिगत साधना तथा 
तपस्या पर निर्भर करती है और इस की प्राप्ति कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता 
है । प्राचीन राजनीतिज्ञो ने राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया था कि वह ऐसे 
वातावरण को उत्पन्न करे जिस से समस्त प्राणी सुख और शान्ति से रह सकें, अपने 
निर्धारित व्यवसाय को करने में समर्थ हो सकें, बिना किसी के हस्तक्षेप किये अपने 
श्रम द्वारा प्राप्त फल को भोग सकें और अपनी सम्पत्ति का उपमोग कर सकें तथा 
स्वधर्भ का पालन कर सके । यह प्रयोजन प्रजा को घर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति से 
ही सम्भव था। अत समस्त प्राचीन विचारकों ने राज्य का उद्देश्य प्रजा को चारो 
पुरुषार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रासि बताया है। बाहंस्पत्य सृत्र में लिखा 
है कि राजधर्म का उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति है।' 


१ बाहस्पत्य सूत्र-२, ४३-४४। 
नीते फल धमर्थिकामाबाप्ति । धर्मेंणार्थ कामौ परीक्ष्यां । 


ज० मीतिवाक्यास्ूत में राजनीति 


कामन्दक सप्तांग राज्य का विवेचन करने के उपरान्त लिखते हैं कि राज्य का 
स्वायित्व कोच्च तथा बरू पर आधारित है और अब राज्य का संचालन बुद्धिमान्‌ 
मन्जियों के परामर्श से किया जाता है तो उस का फल तोन पृरुषार्थों--धर्म, अर्थ और 
काम की प्राप्ति होता है। इसलिए राज्य का तात्कालिक उद्देश्य प्रजा को धर्म, अर 
और काम की प्राप्ति कराना ही है । 

आचार्य सोमदेवसूरि ने अपने प्रन्य में इन पुरुषार्थों को व्यास्या भी की है | उन 
के अनुसार घर्म वह है जिस से इस लोक में अभम्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्त 
हो ( १,१ ) | अर्थ समुद्देश में आचार्य ने अर्थ की व्याख्या की है। जिस से मनुष्यों 
के सभो प्रयोजत, लोकिक तथा पारलौकिक, को सिद्धि होती है वह अर्थ है ( २,१ )। 
अत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिस से व्यक्ति 
व्यापार, कृषि तथा अन्य उद्योग-धन्धों में सलग्न होकर धनार्जत कर सके । धन से ही 
प्रजा को लौकिक सुख को प्राप्ति होती है ओर पारलौकिक सुख का भी वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधन है । धर्म और काम पुरुषार्थ का मूल कारण अर्थ है। अर्थात्‌ बिना 
अर्थ के धर्म और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति नही हो सकती । अत उत्तम साधनों द्वारा 
घनार्जन मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को 
धनार्जन करने की पूर्ण सुविधा प्रदान करे , आचार्य सोमदेव का मत है कि सम्पत्ति 
शास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार व्यापार आदि साधनो से मनुष्यों को अविद्यमान घन का 


सचय करना, सचित धन को रक्षा करना और रक्षित धन को वृद्धि करने में प्रयत्त- 
शील रहना चाहिए ( २,३ )। 


अर्थ अथवा धन भौतिक सुख प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण साधन होने के कारण प्रथम 
स्थान रखता है । इस बात को पुष्टि में टीकाकार ने हारीत का मत उद्घुत किया हैँ । 
जिस के पास कार्य की उत्तम सिद्धि करने बाला धन विद्यमान है उसे इस लोक में कोई 
भी वस्तु अप्राप्त नही है । उसे सभी इच्छित वस्तुओ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए 
मनुष्य को साम, दाम, दण्ड ओर भेद आदि उपायो से धन अर्जन करना चाहिए ।* 
आचार्य कौटिल्य ने भी धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषार्थों में अर्थ को हो प्रधानता दी है 
ओर इसे सब का भूल बताया है । आचार्य सोमदेव यह निर्देश देते हैं कि प्राप्त न को 
दान, धर्म, परापकार आदि श्रेष्ठ कार्यों में व्यय करते रहना चाहिए, जिस से लोकिक 
सुख के साथ-साथ पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति हो सके ( ३, २ )। 


तृतीय पुरुषार्थ काम की प्राप्ति कराना भी राज्य का उद्देश्य है। राज्य को 
१ कामन्दक ५, ७७ । 
३ हारीत, नीतिबा० पृ० श८ष। 
असाध्य नास्ति लोकेउत्र मस्यार्थ साधन परम । 
सामादिभिरुषामैश्च तस्मादर्थ मुपाजयेत ॥ 
हि कौ० अर्थ ०१, ७। 


राज्य ५ 


शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर के ऐसो परिल्थिति उत्पन्न करनो चाहिए जिस से 
व्यक्षित तिर्वाध रूप से अपनी इच्छानुतार जीवन-यापत कर सके और अपने सुल एवं 
सुविधा के लिए ललित कलाओ की सृष्टि कर के अपने जीवन को सौन्दर्ममय बना सके । 
इस प्रकार राज्य का उद्देश्य न केवछ समाज की नैतिक एवं सौतिक उन्नति करना है, 
अपितु उस के जीवन को सोन्‍्दर्यात्मक तथा सुझुचिपूर्ण बनावा भी है । इस दृष्टि से 
नृत्यकला, वाद्य, चित्रकला, शिल्पकछा आदि के विकास को प्रोत्साहित कर के उत का 
समाज के जीवन के पूर्ण विकास में सहायक होना भी राज्य का कर्तव्य हो जाता है । 
काम की परिभाषा देते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से समस्त इन्द्रियों मे 
बाघा रहित प्रीति उत्पन्न हो वह काम है (३, ९) । इस में सन्देह नही कि उक्त रुलित 
कलाएँ मनुष्य के सुख का साधन हैं और उस के माध्यम से नि.सन्देह समस्त इन्द्रियो 
में प्रीति उत्पन्न होती है। परन्तु आचार्य सोमदेव का मत है कि मनृष्य को सयमी 
और इच्द्रियों पर नियन्त्रण रखने बाला होता चाहिए। अन्यथा वह एक ही पुरुषार्थ 
की प्राप्ति में रत हो जायेगा, विशेषकर काम पुरुषार्थ ऐसा है जिस की ओर मनुष्य का 
आकर्षण स्वाभाविक रूप से अधिक हवीता है। अत उन्होने दृस्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करने के लिए नीतिशास्त्र का अध्ययन आवश्यक बतलाया है ( ३, ९ )। टीकाकार ने 
सोमदेव के इस कथन की पुष्टि में आचार्य वर्ग का मत प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार 
लगाम के खीचने आदि की क्रिया से घोडे वश में कर लिये जाते है, उसी प्रकार 
नोतिशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की चचल इन्द्रियाँ वक्ष मे हो जाती है ।' सोमदेव 
का कपन हैं कि जिस की इन्द्रियाँ वश में नहो है उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं 
मिल सकती ( ३, ७ )। राजा के लिए भो उन का निर्देश है कि जो व्यक्तित ( राजा ) 
काम के वशीभूत है, वह राज्यागों ( स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और 
पित्र ) आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता हे 
( ३, १० )। इस सम्बन्ध में नोतिकार भागुरि का मत उल्लेखनीय है, काम के 
बशीभूत राजाओ के अग ( स्वामी और अमात्यादि ) निर्बल या विरोध करने वाले होते 
है, इसलिए उन्हें और उन की दुर्बल सेैनाओ को बलिष्ठ अगो वाडे राजा मार ड।लते 
हैं। विजय-लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को कदाप काम के वशीभूत नहों होना चाहिए । 
आचार्य सोमदेव का कथन है कि नैतिक व्यक्षित को चाहिए कि वह धर्म, अर्थ और काम 
इल पुरुषार्थों का सम रूप से सेबन करे। एक का भी अति सेवन करने से व्यक्ति 
पतन के गर्त में चला जायेगा ( ३, ३-४ ) । 
७ 





९ बर्ग-नीतिबा०, पृ० ३६ । 
नी तिशास्त्राण्यधीते यस्तस्थ दुशनि स्वान्यपि । 
बढ़ागानि दनेयान्ति कशाघाते हैं या यथा ॥ 

२ भागुरि-नीतिवा०, पृ० ३६ | 


कि । लीतिवाब्यासूत में राजवीसि 


ण्जा 


समाज में शान्ति एवं व्यवस्था को स्थापना के लिए, उत्पीडन की इतिश्री के 
लिए, वर्णतकरता को रोकने के लिए तथा लोकमर्यादा फी रक्षा के लिए राजा की परम 
आवश्यकता है। सभो राजशास्त्र वेत्ताओं ने राजा को आव्रश्यकता एवं महत्व को 
स्वीकार किया है और हसी कारण देवाशों से उस को सृष्टिं का विधान निद्चित किया 
है । राजा शब्द के अर्थ से उस की आवश्यकता प्रतिबिम्बित होती है । राजा शब्द का 
अर्थ प्रजा का रंजन करने वाला, धर्म की मूर्ति तथा दीप्तिमान्‌ है औौर यहो उस का 
सर्व प्रधान लक्षण एवं कर्तव्य है। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा राजा शब्द की व्याख्या 
करने का आग्रह किये जाने पर भीष्म उन के प्रदन का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
समस्त प्रजा को प्रसन्न करने के कारण उसे राजा कहते हैं ।* 

महाकवि कालिदास ने रघुवश में रधु का वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस 
प्रक/र सभी का आवाहन कर चन्द्रमा ते अपना ताम सार्थक किया और सब को तपाकर 
सूर्य ने अपना नाम सार्थक किया, उसी प्रकार रघु ने भी प्रजा का रजन कर के अपना 
राजा नाम सार्थक कर दिया। अत प्रजा का रजन करने के कारण ही उसे राजा 
कहा जाता है । 

राजा के कारण हो प्रजा समाज में शान्तिपर्वक निर्बाधरूप से निवास करतों 
है तथा धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग के फल को प्राप्ति करती है। भ्राचार्य सोमदेव 
ने भी राजा के महत्त्व को उस के महान्‌ कर्तव्यों के वर्णन द्वारा ब्यक्त किया है। वहू 
अपने ग्रन्थ के आरम्भ मे हो धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग फल के दाता, राज्य को 
नमस्कार करते हैं ( पृु० ७ )। इस का अभिप्राय यही है कि समस्त सुखो की प्रासि 
राज्य के द्वारा हां प्रजा को होती है । सोमदेव ने दुष्ों का निम्नह करना तथा सज्जन 
पुरुषो का पालन करना राजा का परम घर्म बतलाया है ( ५, २ ) । 

राजा की आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन भहाभारत के शान्तिपर्व में प्राप्त 
हाता है। कौशल मरेह्न वसुमना द्वारा प्रइन किये जाने पर कि राज्य सें रहने वाले 
प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है, उन का हास कैसे होता है, किस देवता की पजा करने 
वाले व्यक्तियों को अक्षय सुख को प्राप्ति होती है ? आचार्य बृहस्पति कौशल नरेश के 


१ महा० शास्ति० ६६, १२६। 
२ रघुबरश ४, १२। 


सजा ज्३्‌ 


प्रशन का उत्तर देते हुए कहते हैं कि छोक में जो धर्म देखा जाता है, उस का मूल कारण 
राजा ही है । राजा के सय से ही प्रजा एक-दूसरे का भक्षण नहीं करती। राजा ही 
मर्यादा का उल्लघन करने वाले तथा अनुचित भोगों मे आसक्त रहने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ 
के लोगों को धर्मानुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वय मी प्रसन्नतापूर्वक रह 
कर अपने तेज से प्रकाशित होता है । जैसे सूर्य भर चन्द्रमा का उदय न होने पर 
समस्त प्राणी घोर अन्धकार में डब जाते हैं और एक-दूसरे को देख नही पाते हैं, जैसे 
अल्प जल वाले सरोवर में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन में पक्षियों के झुण्ड 
परस्पर एक-दूसरे पर मिरन्तर आघात करते हुए स्वेच्छापूवक पिचरण करते हैं, वे 
कभी तो अपने प्रहार से दूसरो को कुचलते और मन्थन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और 
कभी दूसरों की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लडते हुए वे 
थोड़े ही दिलों में नष्ट-भ्रष्ट हो जाते है, इस में सन्देह नहीं है। इसी प्रकार राजा के 
अभाव में ये सारी प्रजाएं आपस में लड-झगडकर बात को बात में नष्ट हो जायेंगी और 
बिता चरवाहे के पशुओ को भाँति दु ख के घोर अन्धकार में ड्ब जायेंगी । 

यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो शक्तिशाली पुरुष दुर्बल मनुष्यों को स्त्रियों 
तथा पुत्रियों का अपहरण कर ले और अपने घर को रक्षा में प्रयत्वशीरू भनुष्यो का 
अन्त कर दे। यदि राजा रक्षा न करे तो इस जगत मे स्त्री, पुत्र, धत अथवा परिवार 
कोई भी ऐसा सम्रह सम्भव नही हो सकता जिस के लिए कोई कह सके कि यह मेरा 
है, सब ओर सब की सम्पूर्ण सम्पत्ति का छोप हो जाये । यदि राजा प्रजा का पाछन न 
करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण कर के वाहन, वस्त्र, आभूषण और विविध 
प्रकार के रत्न लूट ले जाये । यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारम्बार 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो की मार पडे और विवद्ञ होकर लोगो को अधर्म का मार्ग 
ग्रहण करना पडे । यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता, पिता, 
वृद्ध, आचार्य, अतिथि ओर गुरु को क्लेश पहुँचावे अथवा मार डाले । यदि राजा रक्षा 
न करे तो घनवानो को प्रतिदित बध या बन्धन का क्छेश उठाना पड़े और किसी भो 
वस्तु को वे अपना न कह सके । यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही 
लोगो की मृत्यु होने लगे, यह समस्त जग्रतू डाकुओ के अधीन हो जाये, और पाप के 
कारण घोर नरक में गिर जाये । यदि राजा पालन न करे तो व्यभिचार से किसो को 
घृणा न हो, ऋषि नष्ट हो जाये, धर्म डूब जाये, व्यापार चौपट हो जाये ओर तीनो वेदो 
का कही पता न चले । 

यदि राजा जगत्‌ की रक्षा न करे तो विधिवत्‌ पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ 
का अनुष्ठान बन्द हो जाये, विवाह न हों और सामाजिक कार्य रुक जाये । यदि राजा 
पशुओं का पालन न करे तो दूध दही से भरे हुए घडे कभी मथे ते जायें और गौशालाएँ 
नष्ट हो जायें । यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत्‌ मयभोत, उद्विग्नचित्त हाहाकार- 
परायण तथा अचेत हो क्षणभर मे नष्ट हो जाये । यदि राजा पालन न करे तो उन में 


जे नीतिवाक्यारूत सें राजनीति 


विधिपूर्वक दक्षिणाओं से युक्त वाधिक यज्ञ निविष्म रूप से न हो सकें। यदि राजा 
पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्मातक हुए ब्रह्मचर्यक्ष। का पालन करने बारे और 
तपस्वों तथा ब्राह्मण छोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दें। यदि राजा प्रजा का 
पाऊन न करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्म का सम्पर्क छोड़ दें और योर घर का 
माल लेकर अपने शरीर ओर इन्द्रियों पर चोट आये बिना ही सकुशलू छौट जाये । 
यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो चोर और लुटेरे हस्तगत वस्तु को भी छीन लें, 
सारी मर्यादाएँ भग हो जायें और सब लोग भय से पीडित हो चारों भोर भागते फिरें। 
यदि राजा पालन न करे तो सर्वत्र अन्याय एवं अत्याचार फैल जाये, वर्णसकर 
सन्‍्तान उत्पन्न होने लगें और समस्त देश में टर्मिक्ष फैछ जाये । 

राजा से रक्षित हुए प्राणी सब ओर से निर्भय हो , जाते है और अपनी इच्छा- 
नुसार घर के द्वार लोलकर सोते है । यदि घर्मात्मा राजा भली-भाँति पुथ्वी की रक्षा 
न करे तो कोई भी मनुष्य अपशब्द अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन 
करे । यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता हैं तो 
समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुन्दरी स्त्रियाँ किसी पुरुष को साथ लिये बिना ही 
निर्भय होकर मार्ग से आती जाती हैं । जब राजा रक्षा करता है तो सब लोग घर्म का 
ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नही करता और सभो एक-दूसरे पर अनुग्रह 
करते है । जब राजा रक्षा करता है तब तीनो वर्णो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) के लोग 
बडे-बडे यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पृ्वक विद्याध्ययन में रत रहते हैं । 
खेतो आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इस जगत के जीवन का मूल है तथा 
वृष्टि भादि के हेतुभूत त्रयो विद्या से ही सर्वदा जगत्‌ का पालन होता है। जब राजा 
प्रजा की रक्षा करता है तभी सब कुछ ठोक प्रकार से चलता है। जब राजा विशालू 
सैनिक शक्ति के सहयोग से भारी भार वहन कर के प्रजा को रक्षा का भार अपने ऊपर 
लेता है तब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हो जाता है । जिस के न रहने पर सब ओर से 
समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिस के रहने पर सर्वदा सब का अस्तित्व 
बना रहता है, उस राजा का पूजन कौन नही करेगा ? जो उस राजा के प्रिय हित- 
साधन में सलग्न रहकर उस के सर्व लोक भयकर शासन भार को वहन करता है वह 
इस लोक और परलोक में विजय पाता है ।' 

वसुमना और बृहस्पति के उपर्युक्त सवाद से राजा को आवश्यकता एवं उस का 
महत्त्व भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। राजा के अभाव में कौन-कौन सो हानियाँ 
होती हैं तथा उस के होने से प्रजा को क्या-बया लाभ होता है इन समस्त बातो पर 
प्रकाश डालने वाला यह सवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 

राजा की आवश्यकता के विषय में अन्य ग्रन्थों में मी उल्लेख मिलता है। 
ऐतरेय ब्राह्मण मे इस प्रकार का वर्णन प्रास होता है--देवताओ ने राक्षसो द्वारा 


१ महा० शान्ति० ६८, ६-३८ । 


शज्ञा जज 


अपनी मिरन्तर पराजव के कारणों पर विचार किया, तो वें इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
उम्र की पराजय इसलिए होतो है कि उन का कोई राजा नही है । अतः उन्होने सर्व- 
सम्भति से राजा का निर्वाचन किया ।” इस से प्रकट होता है कि युद्ध की आव- 
इयकताओ के परिणामस्वरूप राज्यसत्ता का प्रादर्भाव हुआ । मनु ओर शुक्र ने भी राजा 
की ज्ावबयकता के विषय में लिखा है। यह वर्णन इस प्रकार है '“जब विश्व मे कोई 
राजा नहों था और उस के अभाव में समस्त जनता भव से त्सित होकर नष्ट-अ्रष्ट 
होने छग्री, तो ब्रह्मा ने ससार को रक्षा के लिए राजा का सृजन किया ।”  कोटिल्य ने 
भी इसी प्रकार लिखा है कि “जब दण्डवर के अमाव में मात्स्यन्याय की उत्पत्ति हो 
गयी ओर बलवान दु्बंछो को नष्ट करने छग्रे तो प्रजा ने वैवस्वत मनु को राजा बनाया . 
कामन्दक ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। इस प्रकार समस्त राजशास्त्र 
प्रणेताओ ने राजा का होना परम आवश्यक बतलाया है तथा उस के न होने से विश्व 
की महान्‌ क्षति होने की बात कही है । 

आचार्य सोमदेव भी राजा के महत्त्व का अनुभव करते है और राजा को हो 
समस्त प्रकृति वर्ग की उन्नति का आधार मानते हैं। राजा के कारण ही प्रकृतिवर्ग 
के समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं। स्वामी के अभाव में उन को अभिलषित फल की 
प्राप्ति नही हो सकती ( १७, ३ )। स्वामी रहित प्रकृतिवर्म समृद्ध भी तर नहीं सकते 
( १७, ४ )। आचार्य सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण द्वारा राजा के अभाव में होने- 
वाली हानि का उल्लेख करते हुए लिखा हैं कि जिन व॒क्षों की जडें उखड चुको है उन से 
पुष्प-फलादि की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न सफल नही हो सकता ( १७, ५ )। 
ठीक उसी प्रकार राजा के नष्ट हो जाने पर प्रकृति वर्ग द्वारा अपने अधिकार प्राप्ति 
के लिए किये गये प्रयत्न भी निष्फल होते हैँ । 


राजा को उत्पत्ति 


राजा को उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस सम्बन्ध में भारतीय विचारकों ने कई 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जो निम्नलिखित है। 

१ बैदिक सिद्धान्त--राजा की उत्पत्ति का सब से प्राचोत और स्व प्रथम 
सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है। इस के अनुसार राजा की उत्पत्ति युद्ध में नेता की आब- 
श्यकता के परिणामस्वरूप हुई। इस पिद्धान्त का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण मे मिलता है ।* 
देवताओं और असुरो के मध्य होने वाछे युद्धों मे जब निरन्तर देवताओं ( आरयों ) को 
पराजय दह्वोती रही तो देवो ने अपनी पराजय के कारणों पर विचार किया । विचार 
१ ऐब्रा० ९, १४। 

२ मनु० ७, ३, झुक्र ० ९, ७१। 
३ कौ० अर्थ० १, १३। 

४ कामन्दक २, ४० । 

४ ऐ०ब्रा० १, १४। 





५३ नीतिवाक्यासत में राजनीति 


करने के उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि असुर इसलिए विजयो हो रहे हैं कि 
उन के पास नेतृत्व करने के लिए एक राजा है । अत उन्होंने मी सर्व-सम्मति से राजा 
को सियुक्त करते का तिदवय किया । इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन से स्पष्ट है 
कि देवो के पास पहले कोई राजा नही था । उन के क्षत्र अनायों के पास राजा था जो 
युद्ध में उन का नेतृत्व करता था| अत. आरयों ने भी अपने में से एक व्यक्ति को राजा 
निर्वाचित करने का सकल्प किया जो युद्ध में उन का वेतृत्व कर सके । इस से यह भी 
परिलक्षित होता है कि आयों ने अपने प्रथम राजा का निर्वाचन किया था । 


२, सामाजिक अनुवनन्‍्ध का सिद्धान्त--राजा की उत्पत्ति का दूसरा 
सिद्धान्व सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के मनुसार समाज की 
सहमति अथवा अनुबन्ध से राजा की उत्पत्ति हुई। यह घिद्धान्त हमें महाभारत बौदध- 
प्रन्यो तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है । 


दोधनिकाय सें विध्व को उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । इसलिए उस में 
राजा को उत्पत्ति का भी वर्णन मिलता है। उस में कहा गया है कि “पूर्वकाल मे स्वर्ण- 
युग था। उस में दिव्य और प्रकाशवान्‌ शरोर वाले मनुष्य धर्म से आनन्द पूर्वक रहते 
थे । वे पूर्णतया विशुद्ध एवं निर्दोष थे। परन्तु यह आदर्श दशा बहुत समय तक न रह 
सको । क्रमश, उस अवस्था का अध पतन हुआ । इस के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था 
तथा बअराजकता का प्रसार हुआ । इस अराजकता से मुक्ति पाने के छिए लोग एकत्रित 
हुए और उन्होने एक ऐसे योग्य धामिक व्यक्षित को निर्वाचित किया जो समाज में 
व्याप्त अशान्ति और अव्यवस्था को दूर कर सके तथा दुष्ट व्यक्तियों को दण्ड दे सके । 
इस दिव्य पुरुष का नाम महाजनसम्मत था । यही सब का स्वामी, क्षत्रिय तथा घर्मानु- 
सार प्रजा का रजन करने वाला राजा कहलाया । इस की सेवाओं के उपलक्ष में 
मनुष्यों ने उसे अपने घन का एक अदा देना स्वीकार किया। इस प्रकार समाज के 
व्यक्षितयों द्वारा किये गये अनुबन्ध के परिणाम स्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई। घन के 
अश के बदले में जनता द्वारा निर्वाचित राजा ने प्रजा की रक्षा करने तथा अव्यवस्था 
को दूर करने का उत्तरदायित्व वहन किया ।! 

महाभारत में सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का उल्लेख शान्तिपर्व के ६७वें 
अध्याय में प्राप्त होता है। उस में लिखा हैं कि “राजा की उतसत्ति से पहले समाज में 
मात्स्यन्याय था। जिस प्रकार जल में बडी मछलियाँ छोटी मछलियों का भक्षण कर 
जातो है उसी प्रकार समाज में बलवात्‌ निर्बलो को नष्ट कर देते है। छोग एक-दूसरे 
के प्राणों के ग्राहक थे। जिस को छाठी उस की भेस वाला सिद्धान्त प्रचलित था | उस 
समय मनुष्य का जीवन तारकीय, अल्प तथा यातनामय था। इस असमय अवस्था से 
छुटकारा पावे के लिए वे ब्रह्मा के पास गये और उन से प्रार्थना की कि वह किसी व्यक्ति 


१ दीधनिकाय-भाग ३, पृ० ८४-६६ । 


राजा ज्छ 


को उन का राजा नियुक्त करें । क्योकि राजा के अभाव में वे विनांश को प्राप्त हो रहे 
हैं । उन्होंने कहा हम लोग उस की पूजा करेंगे और वहू पालत करेगा। भनुष्यों की 
प्रार्थना पर ब्रह्म ने मनु को उन्त के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु मनु इस प्रस्ताव से 
सहमत नहीं हुए । उन्होंने कहा कि राजा बनने पर बहुत से पाप कर्म करने पड़ते हैं 
राजा को लोगो को दण्ड देता पडता हैं। शासन करना बडा कठिन कार्य है, विशेषकर उस 
राज्य में जहाँ मनुष्य मिथ्याचार तथा छल-कपट में सलग्न हो । परन्तु इस पर मनुष्यो 
ने मनु से कहा कि आप भगभीत ने हो, जो पाप करेगा वह उसी का पाप होगा। 
हम लोग पशु और स्वर्ण का पचासवाँ भाग तथा घानन्‍्य का दद्धवाँ भाग राजकोश को 
वृद्धि के लिए देगे। आप से सुरक्षित होकर प्रजा जिस धर्म का भाचरण करेगी उस 
धर्म का चतुर्थाश आप को मिलेगा । इस प्रकार हे राजन्‌ ! उस महान्‌ धर्म से शक्ति- 
शाली होकर हमारी आप उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार इन्द्र देवताओं की रक्षा 
करते हैँ । इस प्रकार की प्रार्थना किये जाने पर मनु ने राजपद स्वीकार कर 
लिया । 


इस सिद्धान्त में राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का सिद्धान्त 
हॉन्स द्वारा वणित प्राकृतिक दशा से मिलता हैं। मात्स्यन्याय से तग आकर लोग 
ब्रह्मा के पास जाते हैं तथा शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने वी प्रार्थना उन से करते 
है । परन्तु ब्रह्मा के वहने से मनु राजपद स्टीकार बरने से मना वर दते है। प्रजा वर्ग के 
लोग उन से वार्तालाप कर के उन के सन्देह को दूर करते है ओर उन के द्वाता सरक्षण 
एव सुव्यवस्था स्थापित करने के उपलक्ष्य में उन को स्वर्ण का पचासर्वा भाग तथा 
धान्य का दसवाँ भाग देने के लिए प्रस्तुत हो जाते है। जब मनुष्यो और मनु के मध्य 
इस प्रकार का अनुबन्ध हो जाता है तो वह राजपद स्वीकार करते हैं। राजा मनु का 
आविर्भाव इस सामाजिक अनुबन्ध के परिणाम स्वरूप होता है । 

सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का हितीय स्वरूप--महाभारत के 
शान्तियर्व में राज्यसस्था के प्रादुर्माव पर बडे विस्तार के साथ विचार किया गया है । 
युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते है कि लोक में जो यह राजा शब्द प्रचलित है, इस की 
उत्पत्ति कैसे हई ? जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दुत्रों के समान ही है । 
उस के हाथ, भुजा और ग्रीवा भो ओऔरो के मान हो है । बुद्धि और इच्द्रियाँ भो दूसरे 
लोगो के ही समान है, उस के मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान हो सुख-दु ख का अनु- 
भव होता है। अकेला होने पर भी वह छूरवीर एवं सत्पुदषों से परिपूर्ण इस समस्त 
पृथ्वी का कैसे पालन करता है ओर कैसे सम्पूर्ण जगतू की प्रसन्नता चाहता है । यह 
निश्चित रूप से देखा जाता हैं हि एकमात्र राजा को प्रसच्तता से हो सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रसन्‍च होता है और उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं । 


१ महा० गान्ति० ६७, १७-१० । 


४ नीतिदाक्याऋूत में राजबीति 


भरतश्रेष्ठ इस का क्‍या कारण है, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हैँ । ववताओं में 
श्रेष्ठ पितामह यह सारा रहस्य मुझे यथावत्‌ रूप से बताइए | प्रजानाथ, यह सारा 
जगत्‌ जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मातकर उस के सामने सतमस्तक हो 
जाता है, इस का कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता । युधिष्टिर के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए भीष्म कहते हैं कि पुरंषरसिह आदि सत्ययुग मे जिस प्रकार राजा और राज्य की 
उत्पत्ति हुई वह सारा वृत्तान्त तुम एकाग्र होकर सुनो ।' 

“पहले न कोई राजा था न राज्य, न दण्ड था और न दण्ड देने वाला, समस्त 
प्रजा घर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी । सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर 
पालित और पोषित होते थे । कुछ समय के उपरान्त सब लोग पारस्परिक सरक्षण के 
कार्य में महान्‌ कष्ट का अनुमव करने छगे, फिर उन सब पर मोह छा गया । जब सारे 
मनुष्य मोह के वोभूत हो गये तब कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण 
उन के धर्म का विनाश हो गया। कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के बशी- 
भूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गये । फिर जो वस्तु उन्हे प्राप्त नही थी, उसे 
प्राप्त करने का थे प्रयत्न करने लगे । इतने में ही उन्हे काम नामक अन्य दोष ने घेर 
लिया । काम के अवीन हुए उन मनुष्यों पर राग नामक शज्रु ने बाक्रमण किया। 
राग के बश्ीभूत हं।कर वे कर्तव्याकर्तव्य की बात भी भूल गये । उन्होंने अगम्यागमन, 
वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य तया दोब-अदोष कुछ भी नहीं छोडा । 

इस प्रकार मनुष्यलोक में धर्म का विनाश हो जाने पर वेदों के स्वाष्याय का 
भी लाप हो गया । वेदिकज्ञान का छोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी विनाश हो 
गया | इस प्रकार जब वेद और घर्म का विनाश होने लगा तब देवताओ के मन में 
भय उत्पन्न हुआ । वे भयभीत होकर ब्रह्माजी की शरण में गये । लोकपितामह भगवान्‌ 
ब्रह्मा को प्रसन्‍न कर के दु ख के बेग से पीडित हुए सम्पूण देवता उन से हाथ जोड़कर 
बोले । भगवन्‌ ! मनुष्यलोक में लोभ, मोह आदि दूषित भावों ने सनातन वैदिक्रशान 
को विलुप्त कर डाला है, इस कारण हमे बडा मय हो रहा है । ईश्वर तोनों लोकों के 
स्वामी परमेश्वर वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ-घर्म नष्ट हो गया है। इस से हम 
सब देवता मनुष्यो के समाव हो गये हैं । मनुष्य यज्ञ आदि में घी को आहुति देकर 
हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उन के लिए तीचे की ओर जल-वर्षा 
करते थे, परन्तु अब उन के यज्ञकर्म का लीप हो जाने से हमारा जीवन सन्देह में पड़ 
गया हूँ । पितामह अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो सके, वह सोचिए । आपके 
प्रभाव से हमे जो देव स्वमाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है । देवताओं को इस 


१ महा० शान्ति० ६६, ६-१३ । 

३ वही, ५६, १४। 
ने वै राज्य न राजासीन्न च दण्डी न दाण्डिक । 
धर्मणैब प्रजा सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम्‌ ॥ 


राजा घ् 


प्रकार की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा ने उस से कहा-- सुर श्रेष्टाण, तुम्हारा भग दूर 
हो जाना चाहिए । मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचुँगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने अपनी 
बुद्धि से एक लाख अध्यायों के एक ऐसे तोदिशास्त्र की रचना की जिस से धर्म, अर्थ और 
काम का विस्तारपूर्वक वर्णन है ।” जिस में इन वर्गों का वर्णन हुआ है, वह प्रकरण 
त्रिवर्ग नाम से विख्यात हैं । 


तदनन्तर देवताओं ने भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर कहा--भगवन्‌ ' मनुष्यों 
में जो एक पुरुष सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उस का नाम बताइए । तब 
प्रभावशाली भगवान्‌ नारायण ने भली-साँति विचार कर के एक मामसपुत्र की सृष्टि की, 
जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ । महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की 
अनिच्छा प्रकट की । उन्होने सनन्‍्यास लेने का निश्चय किया। विरजा के कीतिमान्‌ नामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ | वह भी पाँचों विषयों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का ही अब- 
लम्बन करने लगा । कीतिमान्‌ के कर्दम नामक पुत्र हुआ। वह भी तपस्या में रत हो 
गया । प्रजापति कर्दम के पुत्र का नाम अनग था, जो कालक्रम से प्रजा का सरक्षण 
करने में समर्थ तथा दण्डनीतिविद्या मे निपुण था। अनग के अतिबल नामक पुत्र हुआ | 
वह भी नोतिशास्त्र का ज्ञाता था | उस ने विद्ञाल राज्य प्राप्त किया | राज्य प्राप्त कर 
के वह इन्द्रियो का दास बन गया । मृत्यु की एक मानसिक कन्या थी, जिस का नाम था 
सुनीया, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनो छोको में विख्यात थी। उसी ने बेन 
को जन्म दिया । 


बेन राग-देष के वशीभूत हो प्रजाओ पर अत्याचार करने लगा । तब वेदवादी 
क्ाषियों ने मन्त्रपूत कुशो द्वारा उप्ते मार डाला । फिर वे ही कृषि मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 
बेन की दाहिती जघा का मन्यत करने रंगे । उस से इस पृथ्वी पर एक नाटे कद का 
मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिस की आकृति बेडौल थी । इस के पश्चात्‌ फिर मह्षियों ने बेन 
की दाहिनी भुजा का भन्‍्थन किया। उस से देवराज इन्द्र के समान पुरुष उत्पन्न 
हुआ । वह कवच धारण जिये, कमर में तलवार बाँधे और बाण लिये प्रकट हुआ । 
उसे वेदों और वेदान्तो का पूर्ण ज्ञान था। उसे धनुर्वेद का भी पूर्ण ज्ञान था। नरभ्रेष्ठ 
बेनकुमार को समस्त दण्डनीति का स्वत ही ज्ञान हो गया । उस ने हाथ जोडकर उन 
महषियों से कहा कि धर्म और अर्थ का दर्शन कराने वाली अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि मुझे 
स्वत ही प्राप्त हो गयो है। मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगो की कौन-सी सेवा करनी 
चाहिए, यह मुझे यचार्थ रूप से बताइए । तब वहाँ देवताओं और उन महषियों ने 
उस से कहा--वेननन्दन जिस कार्य में नियमपृर्वक धर्म की सिद्धि होती हो, उस्ते निर्भय 
होकर करो । प्रिय और अधिय का विधार छोडकर काम, क्रोध, छोम और मान को 
दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखों। लोक में जो कोई भी मनुष्य 


१ महा० शाल्ति० ४६, १४-२१ | 


६० मनीतियाक्यास्ृृत में र त्ननीति 


धर्म से विचलित हो, उसे सनातन घर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुंबल से परास्त 
कर के दण्ड दो। साथ ही बह प्रतिज्ञा कर कि मैं मत, वाणी ओर क्रिया द्वारा भूवल- 
वर्ती ब्रह्म ( बेद ) का निरन्तर पालन करूँगा । वेद और दण्डनीति से सम्बन्ध रखने 
वाला जो नित्य धर्म बताया गया है, उस का मैं नि शक होकर पालन करूंगा और कभी 
स्वच्छन्द नहीं होऊँगा । परमतप प्रभो, साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मण मेरे लिए 
अदण्डनीय होगे तथा मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की वर्णसंकरता और धर्मसंकरता से बचाऊँगा । 
तब वेनकुमार ने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती ऋषियों से कह्ा--तरश्रेष्ठ महात्माओ, 
महाभाग ब्राह्मण मेरे छिए सर्वदा वन्दनीय होगे । उन से ऐसा कहने पर उन वेदवादी 
महर्षियो ने उन से इस प्रकार कहा--एवमस्तु । फिर छुक्राचार्य उत के पुरोहित बनाये 
गये, जो वेदिक ज्ञान के भण्डार हैं! भगवान्‌ विष्णु, देवताओो सहित इन्द्र, ऋषिसमहू, 


प्रजापतिगण तथा ब्राह्मणों ने पृथु का ( वेनकुमार का ) राजा के पद पर अभिषेक 
है| 
किया । 


इस प्रकार महाभारत में सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का बड़े विस्तार के 
साथ वर्णन हुआ है । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे महाभारत तथा दीघनिकाय के समान ही सामाजिक 
अनुबन्ध के सिद्धान्त का वर्णन मिलता है । कौटिल्य वे भी प्रारम्भ में राजा की नियुक्ति 
का उल्लेख किया हैं। अर्थशास्त्र मे यह बर्णन इस प्रकार मिलता है--“जब प्रजा 
मात्स्यन्याय से पीडित हुई तो उस ने मनु को अपना राजा बनाया। राजा की सेवाओं 
के उपलक्ष्य मे सुवर्ण आदि का दसवाँ भाग ओर घन-घान्य का छठा भाग कर के रूप 
में देने का वचन दिया । इस के उपलक्ष्य में मनु ने प्रजा के कल्याण, रक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया ।”* महाभारत आदि में ब्रह्मा द्वारा राजा की नियुक्ति 
का वर्णन है, किन्तु कौटिल्य के अर्थ- सत्र में राजा की नियुक्त ब्रह्मा अथवा विष्णु 
के द्वारा नही बतायी गयी है, अपितु उस में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि प्रजा 
ने स्वय ही अपने राजा का निर्वाचन किया । 


३. देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार राजा की उत्पत्ति 
ईव्वर द्वारा बतलायी गयी है । यह तिद्धान्त हम को महाभारत, घर्मगास्त्र एव पुराणों मे 
मिलता है। महाभारत मे दैवो सिद्धान्त का वर्णव इस प्रकार मिलता है--'दिव और 
नरदेव ( राजा ) दोनो समान हो हैं ।”* अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है कि “राजा 


१ महा० शान्ति० (६, ५७-११६॥ 
३ कौ० अर्थ ० १, १३ 


मात्स्यन्यायामिभृता प्रजा मनु वैवस्वत्त राजान चक्रिरे। धान्यपड्भाग पण्यदशभाग हिरण्य॑ चात्य 
भागधैेय॑ प्रकल्पयामात्त । 


३ वही, १, १३ 
४ महा० शान्ति० ६९, १४४ 


राजा ६९ 


को देवताओं द्वारा स्थापित हुआ मानकर कोई भी उस कौ आज्ञा का उल्लंघन नही 
करता । यह समस्त विश्व उस एक ही व्यक्ति ( राजा ) के बश में स्थित रहता है, 
उम्त के ऊपर यह जगत अपना शासन नहों चला सकता /”' उस में यह भी कहा गया 
है कि राजा पृथु की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उन के अन्तर में 
प्रवेश किया था । समस्त नरेथो में से राजा पृथु को ही यह सारा जब्तू देवता के 
समान मस्तक झुकाता था । इस प्रकार महाभारत में राजा बौर देवता में कोई अन्तर 
तही माता गया हैं । जिस प्रकार ससार के मनुष्य देवताओ को प्रणाम करते हूँ, उन 
की उपासता करते हैँ, उसो प्रकार राजा को भो देवता का साक्षात्‌ स्वरूप मानकर 
उस की पूजा करते हैं तथा उस के सम्मुख अपना मस्तक शुकाते है । 


युधिष्ठिर भीष्म से प्रइन करते है कि मानवो के स्त्रामी राजा क' ब्राह्मण लोग 
दवा के समान क्‍यों मानते है ? * इस प्रइन के समाधान के लिए आचार्य भीष्म राजा 
बसुमता तथा बृहस्पति के मध्य हुए सवाद को प्रस्तुत करते हैं । उस सवाद में ऐसा 
वर्णन आता है कि “यह भी एक मनुष्य हैं ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी का पालन 
करने वाले राजा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक 
महान्‌ देवता है । राजा ही सर्वदा समयानुसार पाँच रूप धारण करता है। वह कभी 
अग्नि, कभा सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर ओर कभी यम का स्वरूप धारण कर लेता है । 
जब पापी मनुष्य राजा के साथ भिथ्या व्यवहार कर फे उसे ठगते है, तब वह अग्नि 
रूप हो जाता है और अयने उग्र तेज से समीप आये हुए 'उन पाषियो को जलाकर 
भस्म कर देता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओ का निरोक्षण करदा हैं 
और उन सब का रक्षा करता हुआ चलता है, तब वह सूर्य रूप होता हैं। जब कुपित 
होकर अशुद्ध आचरण करने बाले सैकडो मनुष्यो का उन के पुत्र, पीत्र और मन्त्रियो 
साहत सहार कर डालता है, तब वह मृत्यु रूप होता हैं। जब वह कठोर दण्ड के 
द्वारा समस्त अधामिक पुरुषो पर नियन्त्रण क्र के उन्हें सन्‍्मार्ग पर लाता हैं और 
घामिक पुरुषों पर अनुग्रह करता है उस समय वह यमराज माना जाता है। जब राजा 
उपकारी पुरुणोे को घन रूपी जल को घाराओं से तृप्त करता है और अपकार करते 
वाले दुष्टो क॑ विविध प्रकार के रत्वो को छोच लेता है । किसो राज्य हितैपी को घन 
दता हैं तो किसी राज्य विद्रोहा क॑ धत का अपहरण करता है, तो उस समय वह पृथ्वी- 
पालक नरेश इस ससार में कुबेर समझा जाता है ।” हु 
१ महा० झान्ति० १६, १५४ । 
२ वही, ४६, १३८। 
५००४ हि अधिक 

सब लाकंगुर चैव राजान योष्वमच्यते । 


ने तरय दत्त न हुत न श्राद्ध फलते क्वचित॒ ॥ 
४ बहो, ६५, ४०-४७ । 


धो नातिवाक्यामृत में राजनीति 


धर्मक्षास्‍्त्रों में भी दस बात का उल्लेख है कि विभिन्न देवताओं के अंशो से 
राजा की रचना हुईं | मतुस्मृति में लिखा है कि "ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के 
लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्वि, वरुण, चन्द्र और कुबेर के सारभूत अशो से राजा 
का सुजन किया ।” मनुस्मृति में इध प्रकार का उपदेश है कि “यदि राजा बालक भी 
हो तो भी उस का अपमान नहीं करता चाहिए, क्योकि वह मनुष्य रूप में एक महान्‌ 
देवता है।”' 

इसी प्रकार आचार्य शुक्र भी राजा की दैवो उत्पत्ति में विश्वास रखते थे । 
पुराणो मे भी हम को इस सिद्धान्त का स्पष्ट वर्णन मिलता है । मत्स्यपुराण में लिखा 
है कि संसार के प्राणियों को रक्षा के लिए ब्रह्मा ने विविध देवताओं के अशो से राजा 
की सृष्टि की ।* विष्णुपुराण में राजा के वेन के मुख से इस प्रकार के शब्द प्रस्फुटित 
हुए हैं--'ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, घाता, पूपा, पृथ्वी और 
चन्द्र तथा इन के अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप देते है और अनुकम्पा करते हैं 
वे सभी राजा के शरीर में निबास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है!” 

इस सिद्धान्त का दूसरा स्वरूप यह है कि राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से 
इस कारण की जाती है कि उस के कार्य तथा गुण देवताओं के ही समान है । दोनो ही 
स्वरूप बहुधा एक ग्रन्थ में उपलब्ध हो जाते हैं और कभी-कभी थे पृथक भी पाये जाते 
है । मनु राजा को देवताओं के अश्व से उत्पन्न हुआ बतलाते हैं और उस को उन्ही 
देवताओं के समान काय करने का आदेश भी देते है, जिन के अशों से उस की उत्पत्ति 
हुई है । इस का अभिप्राय यह है कि राजा के आचरण में देवत्व परिलक्षित होना 
चाहिए। भनु के अनुसार जब राज़ा में देवत्व हैं तो उसे अपने देवत्व के अनुसार ही 
कार्य करता चाहिए। इस प्रकार मनु ने राजा को देवत्व प्रदान कर के उस के 
उत्त रदायित्वों तथा उस के कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया है । 


१ मनु० ७, # ६। 
न्द्वानिलममार्काणमवनेश्च वरुणस्थ च । 

चन्द्रवित्तेतयोश्चेब मात्रा निह त्य शाश्वती ॥ 
सस्मादेषा प्वरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृप । 
तस्मादभिभवस्येष सर्व प्रतानि तेजसा । 

३ वही, ७,-८ 
बरालोदपि नावमन्तव्यों मनुष्य इत्ति भूमिप । 
महती देगता होषा नररूपेण तिप्ठति ॥ 

३ झुक्र० १ ७६-७२। 

४ मरस्य० २२६, १। 

४ विष्णु० १, १३, २१॥ 

है मनु० & ३०३-३०६॥ 
इन्द्रस्थार्व सम बायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चर्द्रस्पाग्ते पृथिग्याश्च तेजोबृत्त नृपश्चरेत्‌ ॥ 
बार्षिकाश्चतुरों मासान्यभेन्द्रो5भिप्रवर्षति । 
तथाभिवर्ष रसब॑ राष्ट्र कामैरिन्द्रइतं चरच्‌ ॥ 


शा हू 


नारदस्मृति मे बताया गया है कि राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, यम और कुबेर 
इन पाँच देवताओ के कार्यों का सम्पादन करता है। यह वर्णन इस प्रकार है--राजा 
के अकारण अथवा किसी कारण से क्रोधित होने पर क्रोध से दूसरे को तापित करने 
भर्थात्‌ उत्पीडित करने के कारण वह अग्नि के समान होता है। अपनी शक्ति के ऊपर 
निर्भर होता हुआ जब वह शस्त्र धारण कर के शत्रुओ पर विजय प्राप्त करने की इच्छा 
से आक्रमण करता है तो वह इन्द्र का स्वरूप धारण करता है। जंब राजा तेज से 
लोगों को उत्पीडित करने वाले स्वरूप को हटाकर सौम्य-माव से जनता के सम्मुख 
उपस्थित होता है तब वह सोम का स्वरूप ग्रहण करता है। अपने न्याय के आसन पर 
जैठकर न्याय करते समय वह यम का स्वरूप धारण करता है। जब वह सम्मानित 
व्यक्तियों अथवा अभावग्रस्त व्यक्तियों को उपहार प्रदान करता है तो वह कुबेर का रूप 
धारण करता हैँ ।” इस का अभिप्राय यही है कि जब राजा जिस देवता के समान 
भावरण करता है तब वह उसी देवता के स्वरूप को ग्रहण करता है। जब राजा के 
कर्मों में विभिन्न लोकपाकों के गुणो का सामजस्य दृष्टिगोचर होने लगता है तब उसे इन 
लोकपालो का अहभूत कहा जाता है और इस प्रकार राजा सब से बड़ा लोकपाल 
कहा जाता है ( १७, ५२ )। इसी प्रकार पुराणों में भी विविध स्थलों पर राजा की 
तुलना विभिन्न देवताओं से की गयी है। मार्कण्डेयपुराण मे नारदस्मुति की भांति ही 
पाँचो देवताओं से राजा की तुलना की गयी है। अग्निपुराण में भी राजा को सूर्य 
चन्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथ्वी तथा विष्णु आदि देवताओं का स्वरूप 
माता है, क्योकि वह उत के समान ही आचरण करता है। शुक्रीलि से भी इस 
प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं।' भागवत्तपुराण के अनुधार विष्णु, ब्रह्मा, शिव, 
इन्द्र, वायु, वरुण आदि देवता राजा के दरीर मे निवास करते हैं और राजा सभी 
देवताओ के अशो से परिपूर्ण होता है। ' वायुपुराण में चक्रवर्ती राजा को विष्णु का 


अष्टी मासान्यथादिष्यस्ताय हरति रश्मिभि 
तथा हरेत्कर' राष्ट्रा न्रित्यमकबत 6 तत्‌ ॥ 
प्रविश्य सर्व भूतानि यथा चरत्ति मारुत । 
तथा चार प्रवेष्टव्य बतमंतद्धि मारुतम्‌ ॥ 

ग्रथा यम प्रियद्वष्यो प्राप्ते काले नियच्छाति। 
तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्तद्धि यमब्तम्‌ ॥ 
बरुणेन यथा पारशैर्भद्ध एवाभिदृश्यत्ते । 

तथा पापान्निपृद्दी याद घतमेतद्धि बारुणम ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्ड्र हृरद्वा दृष्यन्ति मानबा । 
तथा प्रकृतयों यस्मितृ्‌ स चान्द्रव॒तिको नृष ॥ 


नारदस्मृति-जॉली द्वारा अनूदित पृ० ११३-१४७, श्लोक २६-३२ । 
माकण्डेय० २०७, २१-२६ 

अग्नि० २२६, १७-२० । 

४ शुक्र०, १, ७३-७६।॥ 

४ भागवत०, ४, १४, २६-२७ 


न्ाफछ. 23. #त 


१४ नीतिवाक्यारृत में राजनीति 


अंश मानता गया हैं । ) रामायण में भी इसो प्रकार राजा को देवता बतलाया गया है 
गौर अ तेक देवताओं से उस की तुलना को गयी है। 


राजा के दैयो स्वरूप के वर्णन में दो सिद्धान्त प्रतिलक्षित होते हैं। प्रथम तो 
यह कि राजा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में महान्‌ देवता है और द्वितीय यह कि राजा का 
देवत्व उस के कार्यों में निहित है। विविध देवताओ के समान कार्स करने पर ही 
उस को उन देवताओं का स्वरूप प्रदाव किया गया है। जब राजा जिस देवता के 
समान आचरण करता है तब वह उस की प्रतिमूतत होता हैं। मन्‌ उपर्युक्त दोलों 
थिद्धान्तो को मानते हैं, किन्तु नारद द्वितीय सिद्धान्त को हो स्वीकार करते हैं आर्थात्‌ वे 
राजा को देवताओं के समान कार्य करने के कारण ही उसे देवता मानते हैं । 


उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजा के दैवोस्वरूप का सिद्धान्व अति 
प्राचीन है और यह सिद्धान्त गुप्त काल तक प्रचलित रहा । सभी प्राचीन राज्यशास्त्र 
वेत्ताओ एव आचार्यों ने राजा को देवाशों से निरमित बताया हैं तथा उस को उन्हीं 
देवो के समान आचरण करने का आदेश दिया हैं जिन के अशो से उस का सुजन हुआ 
है । राजा को देवताओं के स्वरूप में तभी तक देखा जाता है अब तक वह उतन्त के 
समान आचरण करता था। आचार्य सोमदेवसूरि भी इस परम्परागत विचार धारा में 
आस्था रखते थे। अत, उन्होने इस विषय की विशद व्याख्या न कर के अपने विचार 
सक्षेप में ही व्यक्त किये हैं। उन का कथन है कि राजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्थि 
हैं अत इस से दूधरा कोई प्रत्यक्ष देवता नही है (२९, १६)। उन्होंने राजा को उक्त 
देवताओं से इस प्रकार तुलना की है--जिस ने प्रथम आश्रम (ब्रह्म चर्य) को स्वीकार 
किया है, जिस को बुद्धि परम ब्रह्म ईश्वर या (ब्रह्मचर्यत्रत) आसकक्‍त है, गृदकुछ को 
उपासना करने वाला एवं समस्त राज विद्याओ (आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड- 
नीति) का वेत्ता विद्वान्‌ तथा युवराजपद से अलक्ृत ऐसा क्षत्रिय का पुत्र राजा ब्रह्मा के 
समान माना गया है। लक्ष्मी को दीक्षा से अभिषिकत्र अपने शिष्ट पालन व दुष्ट निग 
आदि सद्गुणों के कारण प्रजा में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाले राजा को नीति- 
कारो ने विष्ण के समान बतलाया है । जिस की बढ़ो हुई प्रताप रूपी तृतीय बेश्र को 
अग्नि परम ऐद्वर्य को प्राप्त होने वाले राष्ट्रकटक शत्रुरूप दानवो के सहार मे प्रयत्तशोल 
है ऐसा विजिगीषु राजा महेश के समान बत्तलाया गया है ( २९, १७-१९ ) । इस 
प्रकार राजा के तीनो देवों के समान आचरण करने को बात नीतिवाक्यामृत में उप- 
लब्ध होती है। इस ग्रन्थ मे भी देवताओं के समान आचरण करने के कारण हो राजा 
को दैत्री स्वरूप प्रदान किया गया है । 





£ वामु०, ५७, ७२। 
२ रामायण, ३, १, १८-१६ ॥ 


राजा १5 


डाबा को योग्यता 

प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं वे राजा के लिए कुछ विशिष्ट गुणों का होना 
आवश्यक बतलाया है। राजा वह व्यक्ति हो सकता था जिस में शास्त्रों द्वारा निर्धा- 
रत योग्यताएँ होती थीं। राजा में साधारण व्यक्ति को अपेक्षा महात्‌ गुण होने आव- 
इधक हैं, कर्योकि वह जनता का स्वामी होता है। आचार्य सोमदेवसूरि थे राजा ढ्ी 
योग्यताओं का बडे विस्तार के साथ वर्णन किया है। आचार्य द्वारा राजा के लिए 
पर्घारित योग्यताओं को हम दो भागों में विभक्‍त कर सकते हैं। प्रथम कोटि में 
राजा की राजनीतिक योग्यताएँ आती हैं, जो उस के राजा होने के लिए परम आव- 
इयक हैं । उन्हीं के होने से राज्य को स्थिरता एवं समृद्धि सम्भव है। द्वितीय कोटि में 
उस की सामान्य योग्यताएँ आती है, जोकि उस में तथा साधारण व्यक्ति दोनो में हो 
होनो चाहिए। ये योग्यताएँ राजा की साम्राजिक स्थिति से सम्बन्ध रक्षने वाली हैं । 
शसक्षिए इत को सामान्य योग्यताओ की श्रेणी में रखा गया है । आचार्य सोमदेव ने ये 
आ्रोम्यताएँ राजा तथा साधारण व्यक्तियों, दोमो के रिए आवश्यक बतलूायी है । राजा 
की एन मोग्यलाओ के कारण ही उस के राज्य में देश को सामाजिक उन्नति सम्भव हो 
सकती है। जिस राजा में इत गूणों का अभाव होगा उस राज्य की सामाजिक स्थिति 
उप्तस नही हो सकती । राजा भी समाज का ही अप है और वही उस का कर्णधार हैँ । 
समाज की उन्नति उसी के व्यक्तित्व पर निभर हैं। इसी उहेश्य से आचार्य सोमदेव ने 
शाक्का को उन्नति में सहायक उन योग्यताओ का भो उल्लेख किया है ज्ञित का सम्बन्ध 
सम्कज से है और जिन गुणों पर देश की सामाजिक उद्नति निर्भर है । 

राजा की योग्यताओ का उल्लेख नोतिबाक्यामृत में एक स्थान पर हो नहीं 
हुआ है अपितु स्थाम स्थान पर इन मोप्यताओं अथवा गु्णो का उल्लेख मिलता हैँ । 
राजा की इन योग्सताओ का वर्णन सक्षेप मे इस प्रकार किया जा सकता है---''राजा 
को जिसेन्द्रिय, महान्‌ पराक्रमी, तीतिशास्त्र का ज्ञाता, आन्‍न्वोकिकी, त्रयी, वार्ता और 
दण्डकीति आदि राजविद्याओ में पारगत, त्रयो (तीनो वेदो) का ज्ञाता, तास्तिकदर्शन 
का जानने बाला, उत्साही, घर्मात्मा, स्वाभिमानी, शारीरिकमनोज्ञ आकृति से युक्त, 
विनअ्र, स्थायी, प्रजापालक, साम, दाम, दण्ड और भेद आदि नीतियो में प्रवीण तथा 
'ाद्गुष्य ( सन्धि, विग्रह, यान, आसन, सश्नय, एवं घीभाव ) के प्रयोग में दक्ष 
होना चाहिए ।” 

राजा की सामान्य योग्यताओो का वर्णन भी अनेक स्थलों पर हुआ है। उन 
सब्र का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है--“राजा को जितेन्द्रिय, काम, क्रोध 
लोभ, हर्ष, मान, मंद इस अरिषश्वर्ग का विजेता, सदाचारों, बिनयो, निरभिमानी 
अक्रोध, कुलोन, क्षमाशील, गुणग्राहो, दानी, गुरुजलो का सम्मान करने वाला 
होना चाहिए । 

राजा की उपयुंक्त योग्यताओं अथवा गुणों के साथ ही नीतिवाक्यामृत में राजः 


दर नीतिवाक्याझूत में राजनीति 


के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया हैं। उन दोषों के कारण होने बालीं हानियों का 
ओर भी संकेत किया गया है। सजा के अवुणों में कामुकता, क्रोष, दुराचाशिता, 
दुष्वा, सैन्यह्रीनता, अभिमात, शास्त्रशानशन्यता, मुर्जज्ा, अनाचार, काथस्ता, दुशा- 
ग्रहता, ब्यक्षन, स्वेच्छाचारिता, छोम, अक्‍लस्य, अधिक्यास, सेवकों को आश्रय न देता 
आदि सुस्मिलित हैं । 


राजा की योग्यताओं के विषय में अन्य आचायों के विचार 


राजा की योग्यताओ के विषय में स्मृतिकारों तथा अर्थशास्त्र के सचबिदाओ 
एव नीतिज्षास्त्र क प्रणेताओं ने पूर्ण प्रकाश डाला है। याज्ञवल्क्य ने सजा को राजनीति 
प्रधान एवं सामान्य योग्यताओ पर पर्चाप्श्रकाश डाला दहै। उन्होंने राजबर्म के प्रक- 
रण का प्रारम्भ ही राजा की योग्यताओ के वर्णन से किया"हुं। प्रथम कोटि में आने 
बाली योग्यताओ के विषय में वे इस प्रकार लिक्षते है--राजा को अति व्त्साही, 
पण्डित, श्रवोर, रहस्यों का ज्ञाता ( वेदों का ज्ञात ), राज्य की शिथिलता को गुप्त 
रखने वाला, राजनीति में निपुण, वेदत्रयी का ज्ञाता एव वार्ता और दण्डनीति में कुशछू 
होना चाहिए । इस के साथ ही उसे षाड्गुण्य मन्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए ट 

द्वितीय कोटि में आने वालो गोग्यठाओ के सम्बन्ध में याज्वल्क्य लिखते हैँ. कि 
“बह ( राजा ) आन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या, तर्कश्ास्त्र ) मे निपुण, विनीत, स्मृतिमान्‌, 
सत्यवादी, वृद्धजनो का सम्मान करने वाला, अपइछील और कठोर वाणी से रहित, 
धामिक, व्यावहारिक वस्तुओ जैसे कृषि कर्म, कोश वृद्धि आदि कार्यो का ज्ञावरा एव 
जितेन्द्रिय होना चाहिए ।”' 

नारद ने राजा को योग्यताओ के विषय में केवल इतना हो लिखा है. कि 
“राजा अपने विनय और संदाचार से ही प्रजा पर प्रभृत्व प्राप्त करता है ।? अगखि- 
पुराण में भगवान्‌ राम के मुख से राजा के लुक्षणो का वर्णन कराया गया है जो इस 
प्रकार है--'राजकुल मे उत्पन्न, शीलू, अवस्था, सत्य (घैयं), द्यक्षिण्य, क्षिप्रकारिता, 
घड्मक्तित्तव, अविसवादिता ( सत्यप्रतिज्ञता ), कतश्वा, देवसम्पन्नता (माग्यशीलक्षा), 
क्षुद्र पारिवारिकता, दीर्घदर्शिता, पवित्नता, स्थूल लक्ष्यता ( दानशीलता ), घाभिकता, 
वृद्सेबवा, सत्य और उत्साह आदि गृणों से सम्पन्न ही व्यक्ति राजा बनने 
योग्य है ४ है 

आचार्य शुक्र का कहना है कि पूर्व जन्म के तप के कारण ही व्यक्ति राजा 
होता हैं। पूर्व जन्म में वह जैसी तपस्या कर चुका होता है उसी के अनुरूप वह 
सास्विक, राजप्ती या तामसी होता हैं। जो राजा सात्तककि तप किया होता है वह 


१ याज्ञ० १, ३१०-११। 

३ बही, १, ३०६ ११। | 
३ नारदस्मृति अ० १७, (१८) श्लोक २५, जॉली द्वारा अनूदित । 
४ अग्नि० ३१६, २६। 


शज दस 


धर्मनिष्ठ, प्रजापालक, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, शत्रु विजेता, दानी, क्षमाशौल, 
शूरवीर, विलोभी तथा विषय और व्यसतों से विरक्त होता है और यह सात्तविक राजा 
अन्त समय में मोक्ष को प्रात्त करता है ।' 

बाचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मण्डल योनि” नामक छठे लधिकरण में 
अत्यन्द विस्तार के साथ इस विषय पर विचार किया हैं। उत का कथन है कि “राजा 
के १६ आभिगामिक, ८ प्रज्ञा के, ४ उत्साह के तथा ३२० आत्मसम्पत्‌ के गृण हैं, 
जिम में महाकुलीन, भाग्यशाली, मेघावी, धै्यशाली, दूरदर्शी, धाभिक, सत्यवादी, 
सत्यप्रतिश, झतज्ञ, महादानी, महान्‌ उत्साहो, क्षिप्रकारी, दृढ़ निश्चय, समीपवर्ली 
राजाओं को जीतने में समर्थ, उदार परिवार वाला और शास्त्र मर्यादाओ को चाहने 
वारा--ये राजा के १६ आभिगामिक गुण है ।”” 

शुक्षषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व तथा अभिनिवेध--- 
ये ८ प्रज्ञा के गुण हैं। शौर्य, अमर्ष, शीघ्रता तथा दक्षता--ये ४ उत्साह के गुण 
हैं। इसी प्रकार आत्मसम्पत्‌ के विषय में कोटिल्य कहते हैं कि बाग्मी ( अर्थपूर्ण भाषण 
करने में समर्थ ), प्रगल्म ( सभा में बोलते समय कम्परहित ), स्मृत्ति, मति तथा बल 
से युक्त, उन्नत चित्त, संयमी, हाथी, घोडे आदि के चलाने में निपुण, शत्रु की विपत्ति में 
आक्रमण करने वाछा, किसी के द्वारा उपकार या अपकार किये जाने पर उस का 
प्रतिकार करने वाला, लज्जाशील, दुर्भिक्ष और सुपिक्ष आदि में अन्नादि का ठोक-टीक 
विनियोग करने वाला, मन्धि के प्रयोग को समझने वाला, प्रकाशयुद्ध में चतुर, सुपात्र 
को दान देने वाला, प्रजा को कष्ट न पहुँचाकर ही गुप्त रूप से कोप की वृद्धि करने 
वाला, छात्र के अन्दर मृगया दत आदि व्यसनो को देखकर उस पर तीक्ष्ण रस आदि 
प्रयोग करने में समर्थ, अपने मन्त्र को गुप्त रखने वाला, काम, क्रोध, मोह, लोभ, चपलता, 
उपताप और पैशुन्य से सदा अलग रहने वाला, प्रिय बोलने वाला, हँसमुख तथा उदार 
भाषण करने वाला और वृद्धो के उपदेश तथा बाचार का मानने वारा राजा होना 
चाहिए । ये ही राजा की आत्मसम्पत्‌ हैं । महाभारत में भी राजा के ये लक्षण कुछ 
सक्षेप में ओर कुछ विस्तार के साथ कहे गये है। 


सोसदेव के अनुसार राजा को योग्यताओ अथवा ग्रुणो का विवेचन 
राजा के लिए पराक्रम, सदाचार तथा राजनीतिक ज्ञान तीनो ही बाते राज्य 
को स्थायी बनाने के लिए परम आवश्यक है ( ५, ४१ )! यदि हन में से एक का भी 


अभाव होगा तो राज्य नष्ट हो जायेगा । आचार्य सोमदेव ने यह भी बताया कि राज- 
तोतिक ज्ञान तथा पराक्रम का घारण करने वाला कौन राजा हो सकता है। इस 





१ गुक्र०, १ २०, २६-३१। 

१ कौ० अर्थ ०, ६, १। 

३ बही, ६, १ । | 
४ महा० दान्ति०, ५६, १६, ६०, १३-१४ । 


द्ड नोतिवाक्यासरूत में राजनीति 


सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि वही राजा राजनीति और पराक्रम का स्थान हो 
सकता है जो स्वयं राजनीतिक श्ञानवान्‌ ही अथवा जो अमात्य आदि के द्वारा निधिष्ट 
राजनीति के सिद्धान्तों का पान करने वाला है (५,३२०)। राजा के लिए बृद्धिमान्‌ एव 
सीतिशास्‍्च्र का भी ज्ञाता होता परम आवश्यक है क्योकि बुढ्धिमान्‌ एवं बीतिशास्त्र का 
ज्ञाता पृरंष ही शासन कार्य को सुच्ार रूप से चला सकता है (५, ३१) । शासन एक 
कला है और उसे वही व्यक्ति सचालित कर सकते हैं, जिन्होंने इस कछा की शिक्षा 
प्राप्त की है । इस करा का ज्ञान राजा को तीतिशास्त्रों के अध्ययन से हो होता है । 
बाचार्य सोमदेव बुद्धिमान्‌ राजा का छक्षण बतछाते हुए कहते है कि “जिस ने चीति- 
शास्त्र के अध्ययन से राजनीतिक ज्ञान और नंम्नता प्राप्त की है। उसे बृद्धिमान्‌ कहते 
हैं। शास्त्रज्ञाव के लाभ का उल्लेख करते हुए कहा गया हैं कि पदार्थ या प्रयोजन 
नेत्रो से प्रतीत नहीं होता उस को प्रकाश में छाने के लिए शास्त्र पुरुषों का तृतीय नेत्र 
है (५, ३४) | शास्त्रज्ञात से हीन पुद्ष अन्घे के समान संसार में भटकता फिरता है। 
शास्त्रज्ञान से शून्य मूर्ख व्यक्ति को धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान 
नही हो सकता । जिस व्यक्ति को इन बातो का ही ज्ञान नहीं बहू राजपद के सर्वया 
अयोग्य है। इसौ उद्देश्य से आचार्य ने राजा के लिए शास्त्रज्ञान की आवश्यकता पर 
बल दिया है (५, ३५) । 

शास्त्रज्ञान कै साथ ही साथ राजाओ को आन्वीक्षिकी, भ्रयी, वार्ता एवं दण्ड- 
नीति आदि राजविद्याओ का भी श्ञाता होता आवश्यक है। ये विद्याएँ राज्य की 
श्रोवृद्धि क लिए आवश्यक है । इन चारों विद्याओ के ज्ञान से होने वाढ़े लाभ का 
वर्णन करते हुए आवार्य ने बडे विस्तार के साथ इन को व्याख्या की है । आल्वोक्षिकी 
विद्या के विषय मे सोमदेव लिखते है कि जो राजा अध्यात्म विद्या ( आन्वीक्षिकी 
विद्या ) का विद्वान होता है वह सहज ( कंषाय और अन्याय से होने वाछे राजसिक 
और तामसिक दु ख ) तथा शारीरिक दु ख ( ज्वर आदि से होने वाली पीडा ), सात- 
सिक एवं आगन्‍्तुक दु खो ( भविष्य में होने वाले अतिवृष्टि, अवावृष्टि और शनत्रुकृत 
अपकार आदि ) के कारणों से पोडित्‌ नहीं होता है ( ६,२ ) । जो राजा नास्तिक 
दर्शन को भली-भाँति जानता है वह अवश्य ही राष्ट्रकटको ( प्रजा को पीडित करने 
वाले जार--चोर आदि दुष्टो ) को जडमूल से नष्ट कर देता है ( ६,३ )। अपराधियों 
को क्षमादान देना साधु पुरुषों का भूषण है न कि राजाओं का। राजाओं का भूषण तो 
अपराधियो को उन के अपराधानुसार दण्ड देवा है ( ६,३२७ ) ! 

राजा के लिए परक्रमी होना भी परम आवश्यक है, क्योकि बिना पराक्रम के 
प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करती, शत्रु भयभीत नही होते और उस के 
राज्य पर आक्रमण कर के उस को अपने अधीन बता छेते है। अत विजिगीषु राजा 
को अपनी राज्यबुद्धि के लिए पराक्रमो--सैन्य एव कोष--शक्ति से पूर्णतया सम्पन्न होना 
चाहिए। इस वियय में आचायंक्षो का कथन है कि “जिस्त प्रकार अग्तिरहित केव 


शत्रा ३९ 


अहम को साधारण व्यक्ति भो पैरों से ठुकरा देते हैं उसी प्रकार परशाक्रमविहोंन राजा कै 
बिसद्ध साधारण व्यक्ति भी विद्रोह कर देते हैं ( ६,३२८ ) 

श्रवों विद्या के शात्ता राजा के राज्य में चातुर्व्ण के लोग अपने-अपने धर्म का 
पालन स्वतन्त्तापूर्यंक निममित खूब से करते हैं। इस से राजा और प्रजा दोनों को ही 
धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों को प्राप्ति होती है ( ७२ )। वार्ता के विषय में आचार्य 
लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में वार्ता--झृषि, पशुषारूम और व्यापार जादि से 
प्रजा के जीविकोपयोगी साधनों को उन्मति होती है, वहाँ पर उसे समस्त विभूतियाँ 
प्रात होती है ( ८२ )। दण्डतीति में कुशल राजा से होने वाले लाभ की व्याख्या 
करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा को यमराज के समान कठोर होकर 
अपराधियों को दण्डित करतें रहना चाहिए । ऐसा करते से प्रजावर्ग अपनी-अपनी 
मर्यादाओं का उल्लघन नही करते अर्थात्‌ अपने-अपने वर्णाअम घर्म पर आरुढ़ होकर 
दुष्क्ृत्यों में प्रवृत्ति नही करते | अत उसे धर्म, अर्थ और काम इन तोलनों पुरुषार्थों को 
उत्पन्न करने वाली विभूतियाँ प्राप्त होती हैं / ५,६० ) | राजा को निरन्तर इन राज- 
विद्याओ का अम्पास करते रहना चाहिए। जो राजा इन का अध्ययन नहीं करता और 
न विद्वानों की सगति ही करता है. वह अवश्य ही उन्मार्गगामी होकर निरकुश हाथी 
के समान नाश की प्राप्त होता है ( ५,६५ ) । 

राजा के न्यामी होने का विधान नीतिवाक्यामृत में किया गया है। आचार्य 
लिखते हैं कि जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालन करता है तब सभी दिशाएँ प्रजा को 
अभिलषित फल देने वालो हांतो हैं ( १७, ४५ ) । न्‍्यायो राजा के प्रभाव से यथायोग्य 
जल्वृष्टि होती है और प्रजा के सभों उपद्रव शान्त होते हैं वथा समस्त लोकपाल राजा 
का अनुकरण करते हैं (१७, ४९)। राजा के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद आदि 
नौतियों का ज्ञाता होता भो आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो 
पुरुष शत्रुओं द्वारा को जानेवाली बैर विरोध को परम्परा को साम, दाम, दण्ड व भद 
आदि नैतिक उपायो से नष्ट वहीं करता उस की वश वृद्धि नही हो सकती (२६, १६) | 


राजा के दोष 


सोमदेवसूरि ने अपने ग्रन्थ नोतिवाक्याभृत में राजा के दोषों पर भी प्रकाश 
डाला है। अन्य राजनीतिज्लो ने भी राजा के दोषो की ओर सकेत किया है । इस 
विषय में महाभारत के सभापर्ण मे नारदजी कहते हैं कि “नास्तिकता, मिथ्यामाषण, 
क्रोध, प्रमद (अकर्तव्य का आचरण और कर्तन्य का त्याग), दोर्षसूत्रता, शानियों का 
ससर्भ न करना, आलस्य, इन्द्रिय परायणता, अकेले ही राज्य की समस्याओ पर विचार 
करता, अनभिज्ञ लोगो के साथ मन्त्रणा करता, मन्त्रणा में निश्चित कार्यो का आरम्भ 
वे करता, मल्रणा को गुप्त न रखना, सागक्तिक कार्यो का प्रयोग न करना और एक 
साथ ही बहुत से शत्रुओ का विरोध करना ये सजाजो के दोष हैं। अत राजा को 


० नीतिवाक्याझृत में राजनीधि 


परीश्कापूर्वक इस चौदह कोपो से अचना चाहिए १” 

खवाघण जे भी शका के उपकोष्त दोषो का नर्षत मिरछका है । रफमामण एव 
महाभारत दोनों ही भहाक्राभ्य इस बात मर बरू देते हैं कि राजा को उपयुंगत्र दोषों से 
सर्वभा शुक्त होता ऋषधिए । 


सोमदेव के अनुसार राजा के दोको का विवेखन 


क्रोध को सभी झासरधकारों ने मनुष्य का महान्‌ शत्र क्ललाया है । आवारयी का 
कथन है कि क्रोध ब्रत, सप, नियम और उपवास आदि से उत्पन्न हुई प्रचुर फृण्यराशि 
को नष्ट कर देता है। इसलिए जो महापृरुष इस के वशीभूत नही होता उस का पुष्य 
बढता रहता है । किन्तु राजा के लिए ऐसा नहीं है। उस के लिए न्यामयुक्त क्रोष करने 
का विधात है । यदि राजा सर्वया क्रोध का त्याग कर देगा तो राज्य में अराजकता फैछ 
जायेगी, बयोकि सौम्य प्रकृति के राजा से दुष्ट प्रकृति के लोग मयभीत नही होंगे और 
वे मात्स्यम्याथ का सृजन करेंगे । इस से राज्य में अराजकता फैल जायेगी । दण्ड के 
भय से ही प्रजा राजा की आशाशओं का पालम करतो हैं। क्रोध का परिणाम दण्ड है 
जब लोग थह समझने लगेंगे कि हमारा राजा तो सन्त है वह किसी पर भी फ्रोध 
नहो करता तो थे अपने को अचण्ड्थ समझकर मनमानों करने लगेंगे । अत्त राजा 
के लिए क्रोध के सर्वधा त्याग का विधान नहों है। यह विधान तो गृहस्थ लोगो के 
लिए अथवा वानप्रस्थी तथा सन्‍्यासियों के लिए ही है, किन्तु इतना अवध्य है कि 
राजा को अफ्नी शक्ति के अनुकूल हो क्रोध करना चाहिए। यदि धह इस के विपरीत 
क्रोध करेगा तो स्वय नष्ट हो जायेगा | इस सम्बन्ध में आचार्य लिखते हैं कि "जो ज्यक्ति 
अपनतो और शत्रु को शक्ति को न जानकर क्रोध करता है बह क्रोध उस के थिनाह का 
कारण होता है (४ ३)।” अभिमान भी राजा का दुर्गुण है (५, २९) । जो सजा अभि- 
सान के कारण अपने अम्रत्य, गुरुजन एव बन्धुओ की उपेक्षा करता है वह रावण को 
तरह नष्ट हो जाता है । अत चेत्िक पुरुष को कश्मी अभिमान नहीं करना बाहिए | 
शास्त्रज्ञान से रहित राजा भो राजफद के अयोग्य है, क्योकि इस के अभाव में कह शासव 
कार्यो को ठोक भ्रकार से सम्पन्न नहीं कर सकठा | इस की हानि का उल्लेख करते 
हुए सोमदेव ने छिसा है कि जो राज राजनोतिशास्त्र के ज्ञान से शून्य है और केवल 
धूरवोरता हो दिखाता है उच्त का र्न्‍सह को भाँति जिरकारू तक कल्याण नहीं होता 
(५, ३३) । दुष्टला भी राज का भहान्‌ अ्रवशुण है । दृष्ट राजा का छक्षण बताते हुए 
आचार्य ते लिखा है कि जो योग्य ओर अग्रोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में ज्ञानशुल्य हैं 
अर्थात्‌ जो योग्य व्यक्तिमों का अपमान और अयोग्य व्यक्तियों को दान और श्म्मातर 
धादि से प्रसन्न करता है तका व्पिरील बुद्धि से युक्त है अर्थात्‌ झ्िष्ट पुरुषो के सदाचार 


१ महा० सभा०, ६, १०७-१०६ । 
२ रामायण-३, १००, ६५-६७ | 


श्ज्प कब 


की अवहेलता कर के पापकर्मों में प्रवृत्ति करता है उस्ते दुष्ट कहते हैं (५, ४१) | दुष्द 
राजा हे प्रजा का विनाश ही होता है। उते छोडकर दूसरा कोई उपद्रव नही हो 
सकता (५,४०) । इस के साथ ही मूर्खता, अताचारे और कायरता भी राजा के भीषण 
दोषों के अन्तर्गठ आते हैं । इस सम्बन्ध मे आचार्य सोमदेव लिखते हैं. कि “जो पुरुष 
वक्त दोषों से युक्त है वह पागल हाथी की भाँति राजपद के सर्वथा अयोग्य है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पागल हाथो जनसाधारण के लिए भयकर होता है उसी प्रकार जब भनुष्य 
में राजनीतिक ज्ञान, आचार सम्पत्ति, श्रवोरता आदि गुण नष्ट होकर उन के स्थान 
पर मूर्खता, अनाचार और कायरता आदि दोष घर कर लेते है तब वह पागल हाथी 
की तरह भयकर हो जाने से राजपद के योग्य नही रहता (५, ४३) | मूर्ख राजा की 
भी समस्त राजशास्त्र वेत्ताओ ने तिन्‍दा की है। आाचाय॑ सोमदेव तो यहाँ तक कहते 
हैं कि राज्य में राजा का न होना श्रेष्ठ है किन्तु उस में मूर्ख राजा का किसी भी 
प्रकार से होना ठोक नही हैं (५, २८) | मूर्सता के साथ ही दुराग्रह भी राजा का 
दूषण है । मूर्ख और दुराग्रहो राजा से राष्ट्र को हानि होती है, क्योकि वह हितैषी पुरुषो 
की परम हितकारक बात की भी अवहेलना करता है जिस से राष्ट्र को श्रीवृद्धि नही हो 
पाती (५, ७५)। व्यसनी राजा से भी राष्ट्र का अहित होता है। इस सम्बन्ध से 
आचार्य का कथन है कि जो राजा १८ प्रकार के व्यसनों में से किसी एक व्यसन में भी 
ग्रस्त हैं वह चतुरगसेना ( हाथी, घोड़े, रथ, पदाति ) से युक्त हुआ भी नष्ट हो जाता 
है । स्वेष्छाचारिता भी राजा का महान्‌ अवगुण है। जो राजा किसी की बात न मानकर 
मनमाने ढंग से शासन करता हैँ वह चिरकाल तक सुखो तथा सुरक्षित नहीं रहता। 
आचार्य इस सम्बन्ध में लिखते है कि स्वेष्छाचारी आत्मीयजनों अथवा णत्रुओ द्वारा 
नष्ट कर दिया जाता है (१०, ५८) । विजयलक्ष्मो के इच्छुक पुरुष को कदापि काम के 
वशीभूत नहीं होना चाहिए । काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, हर्ष ये राजाओं के ६ 
अन्तरग छात्रु है। जो राजा जितेन्द्रिय और नीतिमार्ग का अनुसरण करने वाला हैं 
( सदाचारी है ) उस को लक्ष्मी प्रकाशवान्‌ और कीति आकाश को स्पर्श करने बाली 
होती है। सदाचार वश परम्परा या पुरुषार्थ से प्राप्त हुई राजलक्ष्मी के चिरस्थायी 
बनाने मे कारण हैं। नोति विरुद्ध, असत्‌ प्रवृत्ति, दुराचार से राज्य नष्ट होता हैं। अत 
जो राजा अपने राज्य को चिरस्थायी बनाने का इच्छुक है उसे सदाचारी होना चाहिए 
(५, २८)। निरभिभानता तथा अभिमान से होने वाले परिणाम की व्याख्या करते हुए 
सोमदेव लिखते हैं कि निरभिमानता से ही पराक्रम की शोभा बढती है ( ५, २९ )। 
जो राजा अभिमान के कारण अपने अमात्य, गुरुजल और बन्धुओ की उपेक्षा करता है 
वह रावण की तरह नष्ट हो जाता है ।' 

हस प्रकार सोमदेवसुरि ने राजा के गुण-दोषो का बड़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है। राजा के उपर्युक्त गुणो के कारण राष्ट्र तथा राजा को क्या लाभ होते है और 
१ गुरु-नी तिवा०, पृ० ४३ । 


ज्श नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


सस के दोषों के कारण क्‍या हानि होती है, ६प विषय पर बहुत सुन्दर हग से प्रकाश 
डाझा गया है जो कि नोतिशस्त्र के अध्येताओों एव शासक वा के लिए परम उपयोगी 
है । यदि शासक इन गुणों को अपने चरित्र मे आत्मसात्‌ करेंगे ओर दोषों का परिहार 
करेंगे तो इस से राष्ट्र का परम कल्याण होगा । साधारण व्यक्तियों के लिए भी इन 
गुणों का भ्रहण करना तथा दोषो का निवारण बहुत आवश्यक है | वे भी इस उप- 
देशात्मक वर्णन से जीवन को सफल बना सकते हैं । 

यद्यपि प्राचीन आचायों ने राजा में देवत्व का आरोप कर के उस को देवताओ 
के अंश से निर्मित बताया है, किन्तु फिर भो उस के लिए उपर्युक्त योग्यताओं का भो 
विधान है । राजा इन्हीं गुणी अथवा योग्यवाओं के द्वारा विभिन्न देवो के समान कार्य 
करने मे समर्थ हो सकता है। राजा के देवत्व का इन यूग्यताओ से बहुत धरन्िष्ठ 
सम्बन्ध प्रतीत होता है और ये एक-दूसरे के प्रक कहे जा सकते हैं। न्‍्यायी राजा 
का अनुकरण समस्त लोकपाल करते हैं। इध्ी कारण आचारयों ने राजा को मध्यम 
लोकपाल --होने पर भो उत्तम लोकपाल--स्वर्गलोक का रक्षक कहा है. (१७, ४७) । 
इस प्रकार का वर्णन नीतिवाक्यामृत में प्राप्त होता है । इस से स्पष्ट हैं कि राजा अपने 
विशिष्ट गुणों के कारण हो देवत्व प्राप्त करता था । 


राजा के कत्तंव्य 

राजा का जन्म समाज में अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था। राजा 
अपने राजत्व के कारण ही समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए उत्तरदायों था । 
बेदो में राजा को राष्ट्री का सौन्दर्थ और राष्ट्र की शोभा बताया गया हैं । राजा के महत्त्व 
ओर उस के विशिष्ट कतंग्यो के कारण ही उस के लिए इतना उच्च पद प्रदान किया 
गया था। अराजकता को नष्ट करने, प्रजापालन, देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए ही राजा को आवश्यकता प्रतोत हुई । यही राजा के कर्तव्य हैं। राजा 
धर्म के लिए होता हैं न कि अपनो कामनाओ की पूर्ति के लिए । महाभारत के शान्ति- 
पर्व में इन्द्र मान्धाता से कहते है कि राजा धर्म का रक्षक होता है । जो राजा घर्मपूर्वक 
राज्य करता है वह देवता माना जाता है और जो राजा अधर्माचारी होता है वहू नरक- 
गामी होता है। जिप में धर्म रहता हैं उसी को राजा कहते है. । 

आचार्य सोमदेवसूरि ने नीतिवाष्यामृत के विभिन्न समुदेशों में राजा के कर्तव्यों 
का ओर सकेत किया है जिन का वर्णन हम निम्नलिखित उपशीर्षको द्वारा कर 
सकते है--- 

१ प्रजा की रक्षा एवं पालन-पोषण--बाह्य शत्रुओ एवं आन्तरिक राष्ट्र 
कण्टको से प्रजा की रक्षा करना राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य है। शत्रुओं से प्रजा की 


१ महा० शाच्ति० ६० ३। 
घर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु, माकण्डेय० १३०, ३३-३४ । 
२ महा० शाल्ति० ६०, ४-६ । 





राजा छह 
१० 


रक्षा के सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो पुरुष ( राजा ) शत्रुओ पर पराक्रम नही 
दिखाता यह जोबित ही मृतक के समान है। आचार्य अन्यत्र लिखते हैं कि जिस राजा 
का गुणगान शत्रुओं को सभा मे विशेष रूप से नही किया जाता उस की उन्नति व 
विजय कदापि नहीं हो सकती ( २६, ३६ )। राजा को प्रजा-कार्यों, प्रजा-पालन व 
दुष्ट निग्रह आदि का स्वय ही निरीक्षण करना चाहिए । इन कार्यों को राजकर्मचारियों 
के ऊपर कभी नहीं छोडना चाहिए (१७, ३२)। प्रजा की रक्षा न करने वाह्े राजा 
को आचार्य सोमदेव ने निन्दनोय बताया है (७, २१) | प्रजा की रक्षा करना ही राजा 
का सब से महान्‌ धर्म है, अन्य व्रतो की चर्या तो उस के लिए गाण है । प्रजा-पीड़क दुषटो 
पर भी क्षमा धारण करने का विधान साधु-पुरुषो के लिए ही है, राजा के लिए नही । 
राजा का धर्म तो दुष्ो का दमन करना ही है । जो राजा पापियों का निग्रह करता है 
उस से उसे उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। उन का बध करने अथवा उन्हें दण्डित 
करने से राजा को पाप नही लगता । राजा के द्वारा सुरक्षित प्रजा अपने अभिलषित 
पुरुषार्थों को प्राप्त करती है । इस के विपरीत अन्यायो का निग्नह न होने से उस राज्य 
की प्रजा सदैव दुखी रहेगी और उस का उत्तरदायित्व राजा पर ही होगा। इसी 
कारण आचार्य लिखते है कि जो राजा दुष्ट का निग्रह नही करता उस का राज्य उसे 
नरक ले जाता है (६, ४४)। उसे सर्वदा प्रजा को रक्षा का चिन्तन करना चाहिए । 
इस विषय में सोमदेव लिखते हैं कि राजा को ध्यानावस्थित होकर इस मन्त्र का जाप 
करना चाहिए-“मैं इस पृथ्वी रूपी गाय की रक्षा करता हूँ जिस के चार समुद्र ही थन 
है, धर्म (शिष्ट पालन, दुष्ट निग्रह ) ही जिस का बछडा है, उत्साह रूप पूँछ वाले 
वर्णाश्रम ही जिस के खुर हैं। जो काम और अर्थ रूप थनो वाली है। तप व प्रताप 
हो जिस के सोग है एवं जो न्याय रूप मुख से युक्त है। इस प्रकार को मेरी पृथ्वी 
रूपी गाय का जो अपराध करेगा, उसे में मन से भी सहन नहीं कछूँगा (२५, ९६)। 
सभो प्रकार के अन्यायो से प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कतंग्य है । प्रजा-पीडा 
एवं अन्याय की वृद्धि से राज्य व कोष नष्ट हो जाता है (१९, १७)। 

केवल प्रजा की रक्षा करना हो राजा का कर्तव्य नही, अपितु रक्षा के साथ 
ही साथ प्रजा का सर्वागीण विकास करना भो उस का कर्तव्य है। राजा को प्रजा का 
पालन अपने कुटठुम्ब के समाव ही करना चाहिए। उसे पृज्यजनों का सम्मान भो 
करना चाहिए। 


२ सामाजिक व्यव्स्था की स्थापना--समाज की समुचित व्यवस्था 
करना भी राजा का कर्तव्य है। जिस समाज के व्यक्ति अपने-अपने धर्म का पालन 
नही करते वह समाज नष्ट हो जाता है। अत राजा को वर्णाश्रम धर्म को व्यवस्था 
करनी चाहिए । सोमदेवसूरि सद्यपि जैन आचार्य थे किन्तु फिर भी उन्होने कौटिल्य 
हारा प्रतिपादित बैंदिक वर्णाश्षम व्यवस्था को ही अपनाया है। बे लिखते हैं कि राजा 
को यमराज के समान कठोर होकर अपराधियों को दण्ड देते रहना चाहिए । इस से 


हे नीतिवाक्य।मत में राजनीति 


प्रजा के लोग अपनी-अपनी मर्यादाओ का उल्लंघन नही कर सकते । इस से राजा को 
धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है (५,६०) । 

३, आर्थिक कतेव्य--आधथिक दृष्टि से प्रजा को सम्पन्न बनाना भी राजा का 
क॒तंम्य है। जीवत को सुखमय बताने के लिए अर्थ की परम आवश्यकता है। बयोकि 
सब प्रयोजमो की सिद्धि अर्थ से ही होती है। राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, 
जिस से प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जत के साधन उपलब्ध हो सकें । इस के लिए 
सोमदेव ने राजा को वार्ता की उन्नति करने का आदेश दिया है। ओर इस को समृद्धि 
में ही समस्त समृद्धियाँ निहित बतलायी हैं (८, २)। लोक में कृषि आदि की समुचित 
व्यवस्था करने बाला राजा प्रजा को सुखी बनाता है तथा स्वयं भी अभिलषित सुखो को 
प्राप्त करता है। आचार्य सोमदेव प्रजा को स्वावलम्बो बनानेश्पर अधिक बल देते हैं। 
वे कृषि कर्म, पशु-पालन, एवं कृषि के साधनों की उन्‍तति को समस्त सुखो की आधार 
शिल्ला मानते हैं । उन का कथन है कि वह गृहस्थ निषचय पूर्वक सुखी है जो क्षिकर्म, 
गोपालन में प्रवृत्त है तथा शाक्र आदि उत्पन्न करता है भौर जिस का स्वय का कुर्मा 
हैं। (८, ३) । 

प्रजा की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए राजा को प्रजा पर अधिक 
कर नही लगाने चाहिए और न उस से अन्याय पूर्वक धन ही लेना चाहिए (१६ २३)। 
यदि राजा अनुचित रीति से प्रजा से धन लेता है तो ऐसा करने से उस का राज्य नष्ट 
हो जाता है। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए उसे समुचित नियमो की 
व्यवस्था करनी चाहिए ओर व्यायारियों को सुरक्षा का भी प्रबन्ध करना चाहिए। 
सोमदेव का कथन है कि जिस देश में तुहा और मान की उचित व्यवस्था नहीं होती 
और व्यापारियों के माल पर अधिक कर लगाया जाता है वहाँ पर व्यापारी अपना 
माल बेचने नही आते (८, ११ तथा १३)। इसी प्रकार के अन्य व्यापार सम्बन्धी 
नियमों की ओर भी सोमदेव ने सकेत किया हैं। एक स्थान पर वे लिखते है कि यदि 
राजा प्रयोजना्धियों का प्रयोजन सिद्ध न कर सके तो उसे उन की सेंट स्वीकार नहीं 
करनी चाहिए, अपितु उसे वापस लोटा देना चाहिए, क्प्रोकि प्रत्यूयकार न किये जाने 
वाले की भेंट स्त्रीकार करने से लोक में निन्दा और हँसी के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं 
होता (१७, ५३)। 

९, प्रशासकीय कतंव्य--देश की शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए राजा को सुम्रोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, अकेला राजा 
शासन के भार फो संभालने में सर्वथा असमर्थ है इसलिए उसे राजनी तिशास्त्र के ज्ञाता 
एवं व्यवहार कुणल मन्त्रियो की नियुक्ति करनी चाहिए तथा उन के सत्पयमर्श को 
मानना चाहिए। मूर्ख और दुराग्रहो राजा से राष्ट्र को हानि होती है, क्योकि आप्त 
(हितैषो) पुरुषों को परम हितकारक बात की भी अवड्लेलना करता है जिस के कारण 
राष्ट्र की श्रीवृद्धि में बाधा पड़ती है। राज्य में क्षान्ति एवं व्यवस्था को स्थापना के 


राजा जब 


लिए सजा को सुसगठित सेना को भो स्थापना करनी चाहिए तथा विशिष्ट सैतिक 
गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए । आचार्य सोमदेव 
मन्त्रियो, सेलापति एवं अन्य उच्च राजकमंथारियो के गुणो के साथ ही उन के स्वदेश- 
कासी होने पर विशेष बल देते हैं। उन का कथन हैं कि मनन्‍्त्री भादि राजकर्मचारो 
स्वदेशवासी ही होने चाहिए, क्योकि समस्त पक्षपातों में स्वदेश का पक्षपात श्रेष्ठतम 
होता है (१०, ६)। राजा के उपाध्याय भी विद्विष्ठ गुणों से युक्त होने चाहिए 
(५, ६५) । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को ठोक प्रकार से बनाये रखने के लिए राजा 
विभिन्न गुणो से विभूषित विविध प्रकार के चर एवं दूत्तों की नियुक्ति करे। सुयोग्य 
चर एव दूतो ते ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य को प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तथा 
राज्य बाह्य भाक्रमणो से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार विभिन्न राजकर्मचाश्यो को 
नियुक्ति कर के राजा अपने प्रशासन की श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्म करे, और अपने महान्‌ 
कर्तव्य का पालन करे। 

सैन्य-व्यवस्था भी प्रशासन का ही अग है क्योकि बल से राज्य में शान्ति 
एव व्यवस्था स्थापित होती है। आचार्य सोमदेव ने राज्य का मूल क्रम और विक्रम 
का बताया हैं (५, २७) । विक्रम अर्थात्‌ शक्ति के अभाव में क्रमागत राज्य भी नष्ट 
हो जाता है। अत राजा को अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ बनानो चाहिए। सोमदेव ने 
चप्ुरगिणी सेना का सगठन करने तथा उस के प्रशिक्षण की उचित व्यकस्था की ओर 
सबत किया है। सैन्य-शक्ति की प्रसशा करते हुए सोमदेव लिखते है कि जिस प्रकार 
बटे हुए मृणतन्तुओ से दिग्गज भी वशीभूत कर लिया जाता हैं उसी प्रकार राजा भी 
सैन्य-शक्ति से शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर देता है (३०, ३८)। होन सैनिक 
शक्ति वाले राजा के सम्बन्ध मे वे इस प्रकार लिखते हैं कि जिस प्रकार जगल से 
निकला हुआ सिंह गीदड के समान शक्तिहीन हो जाता है उसो प्रकार सैन्य एवं 
स्थान भ्रष्ट राजा भी क्षीण शक्ति वाला हो जाता है (३, ३६) | अत राजा का यह 
करतंव्य है कि वह सर्वदा अपनी सैन्ध-शक्ति को सुदृढ़ बनाये रखे । सोमदेब ने यह 
लिखा है कि राजा को सैनिक शक्ति की वृद्धि प्रजा मे अपराधो का अन्वेषण करते के 
अभिप्राय से नही करनी चाहिए । क्योकि ऐसा करने से प्रजा उस से असस्तुष्ट होकर 
शत्रुता करने लगती है ओर इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है 
(९, ४) । 

इस का अभिष्राय यह कदापि नही है कि राजा बल का प्रयोग करे ही नही । 
राजा का उल्लघन करने वालो के लिए दण्ड का सर्वत्र विधान है। सोमदेव लिखते 
हैं कि राजा आज्ञा भग करने वाले पृत्र पर भी क्षमा त करे ( १७, २३ )। अस्यत्र 
आचार्य लिखते हैं कि जिस की आज्ञा प्रजाजनो द्वारा उल्लंघन को जाती है, उस में 
और चित्र के राजा में क्‍या अन्तर है । 

राज्य की रक्षा के लिए बुछल विदेश-नीति का निर्धारण भी परम आवश्यक 


ण्ड नोतिवाक्यास्टत में राजगीति 


है। इस के छिए राजा को चाड्गृष्य नोति का पूर्ण ज्ञाता एव साम, दाम, भेद तथा 
दण्ड आदि उपायों का समुचित प्रयाक्ता होना परम जआवश्यक्ष हे। राजा को इस 
षाइसुण्य नीति तथा इव चार उपायों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । इस का 
विश्द विवेचल सोतिवान्यामृत के षाड्गुण्य समुद्रेश एवं युद्ध समुहेश मे किया गया 
है। राजा को अपने से शक्तिशाली झत्रु से कभी युद्ध नही करना चाहिए। राजनीति- 
शास्त्र के आचायों ने विजिगीयु राजा को अश्नाप्त राब्य की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा और 
रक्षित को बुद्धि करने के लिए तथा प्रजा-पीडक राष्ट्र कण्टकों एवं छत्रुओ पर विजय 
प्राप्त करने के लिए न्याययुक्त अपनी और श्षत्रु की शक्ति को विचार कर तदनुकूछ 
क्रोध करने का विधान किया है तथा अन्याय युक्त का निषेध अपने राज्य को सुरक्षा 
के लिए राजा को राज्यमण्डल की भी स्थापना करनी चाहिए ओर उन राज्यों में दूत 
एवं चरो की भी नियुक्ति करनो चाहिए। इस सम्बन्ध में मो नोतिवाक्याभृत्त में 
पर्याप्त प्रकाश डाछा गया है ( समु० १३ और १४ ) | 

७, न्याय सम्बन्धी कतव्य--राजा का यह भी एक परम कर्तव्य बताया 
गया है कि वह पक्षयात्रहित न्याय करे ( २६, ४१ )। इस फे लिए उसे दण्डनीति 
का ज्ञाता होना भावष्यक है । सोमदेव लिखते है कि अपराधी को अपराधानुकूल दण्ड 
देना ही दण्डनीति है ( ९, २ )। आचार्य आगे लिखते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा की 
रक्षा के लिए अपराधियो को दण्ड दिया जाता है, धन के लिए नहीं (९, ३ )। 
अम्यत्र सोमदेव लिखते हैं कि यदि राजा प्रजा के साथ अन्याय करता है तो इस का भर्थ 
समुद्र का मर्यादा उल्लंघन करना हो है ( १७, ४९ )। जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा का 
पालन करता है तो सभी दिशाएँ प्रजा को अभिलषित फल देने वाली' होती हैं । न्‍्यायी 
राजा के प्रभाव से मेघो से यवासमय वृष्टि होती है ओर प्रजा के सभी उपद्रव शान्त 
होते है ( १७, ४६ )। जो राजा साधारण अपराध के लिए प्रजा जनो में दोषों का 
अन्वेषण कर भीषण दण्ड देता है वह प्रजा का क्षत्रु है। इस का अभिप्राय यही है कि 
राजा अपराधियों को उन्त के अपराधानुकूल हो दण्ड की व्यवस्था करे। किन्तु 
अपराधियों को दण्ड अवदय मिलना चाहिए क्योकि दण्ड के अभाव मे प्रजा में सात्स्य- 
न्याय को उत्पत्ति हो जावो है (९, ७ )। 


राजरक्षा 


राजा इतने महत्त्वपूर्ण कतंव्य करता था इसलिए उस की प्रधानता थो । अत 
उस की रक्षा के छिए प्राचीन आचाग्यों ने कुछ विशिष्ट तियमो अथवा उपायों का 
उल्लेख किया है। राजरक्षा के विषय मे आचार्य सोमदेव ने भी इसी प्रकार के नियमों 
का प्रतिपादन अपने प्रन्थ में किया है। सोमदेव लिखते है कि राजा की रक्षा होने से 
ही समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता हैं। इसलिए उसे अपने कुटुम्बियो तथा शत्रुओं से 
अपनो रक्षा करनी चाहिए (_ २४, ! )। राजशास्त्र के विद्वानों का कथन है कि राजा 


रात्रा छ्छ 


अपनी रक्षा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उस के वंश का ( भाई आदि ) हा 
अथवा वैवाहिक सम्बन्धों से बंधा हुआ हो और जो नोतिशास्त्र का ज्ञाता हो, राजा से 
स्नेह रखने वाला हो तथा राजकोय कर्तव्यों में निपुण हो ( २४, २ )। राजा विदेशों 
पुरुष को जिसे घन व मात देकर सम्मानित नहीं किया हो और पहले दण्ड पाये हुए 
स्वदेशवासी व्यक्ति को जो बाद में अधिकारी बनाया गया हो अपनी रक्षा के कार्यो 
में नियुक्त न करे, क्योकि असम्मानित विदेशों तथा दण्डित स्वदेशवासो द्वेषयुक्त होकर 
उस से बदला छेने की कुचेश् करेगा ( २४, ३ )। जिस प्रकार जीवन रक्षा में आयु 
मुख्य है उसो प्रकार राष्ट्र के सात अग्रो में राजा को प्रधानता है । अत राजा को 
सर्वप्रथम अपनो रक्षा करनो चाहिए ( २४, ६ )। राजा को सर्वप्रथम रानियो से, 
उस के बाद कुटुम्बियो से ओर तत्पश्चातृ पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए ( २४,७) | 
राजा को नेश्या-सेवत कभो नहीं करना चाहिए । उसे स्त्रियों के घर में कभी प्रथिष्ट 
नहीं होना चाहिए । इस का कारण यह है कि वेश्याओ के यहाँ सभो प्रकार के व्यक्ति 
मभाते है, इसलिए वे शत्रुपक्ष से मिलकर राजा को मार डालती है ( २४, २९ )। 
जिस प्रकार सर्प की बाभी मे प्रविष्ट हुआ मेढक नष्ट हो जाता है उप्तो प्रकार जो राजा 
लोग स्त्रियों के घर में प्रवेश करते है वे अपने प्राणो को नष्ट कर देते हैं, क्योकि 
स्त्रियाँ चवल प्रकृति के वशीभूत होकर उसे मार डालतो हैं अथवा किसी अन्य 
ग्यक्ति से उसका बंध करा देता हैं ( २४, ३१ )। 

राजा का यह भी कर्तंव्य है कि वह स्त्रियों के घर से आयी हुई किसो भी वस्तु 
का भक्षण न करें ( २४, ३२ )। उसे भोजनादि के कार्य में स्त्रियों को नियुक्ति नहीं 
करनो चाहिए, क्योकि स्त्रियाँ चचलताबश अनर्थ कर सकती है ( २४, ३३ ) । राजा 
को स्थ्रियो पर कभो विद्वास तही करना चाहिए, क्योकि वश्ञोकरण, उच्चाटन और 
स्वच्छन्दता चाहने बालो स्त्रियाँ सभी प्रकार का अनर्थ कर सकती है ( २४, ३४ )। 
आचाय॑ सोमदेव ने अपने मत की पुष्टि के लिए कुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये है । 
वे लिखते है कि इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यवन देश में स्वच्छन्द 
वृत्ति चाहने बाली मणिकुण्डछा नाम की पटरानी ने अपने पुत्र के राज्यार्थ अपने पति 
अगराज को विषदृषित मदिरा से मार डाला । इसी प्रकार सुरसेन को व६न्तमति नाम 
की स्त्री ने विष से रगे हुए अधरो से, सुरतविलास नामक राजा को, वृकोदरी ने 
दशार्ण ( भेलसा ) में विषलिप्त करघनी से, मदनार्णव राजा को मदिराक्षी ने मगध 
देश में तीखे दर्षण से, मन्‍्मथविनोद का और पाण्ड्य देश में चण्डरसा नामक रानी ने 
केशपाश में छिपी हुई कटारो से पुण्डरोक नामक राजा को मार डाला ( २४,३५-२६ )। 
आचार्य के कथन का अभिप्राय यही है कि राजा को स्त्रियों पर कमी विद्वास नही 
करना चाहिए और ते उन में अधिक आसक्ति हो रखनो चाहिए तथा उन के घर में 
कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए । 

कुटुम्बीजनो का सरक्षण भी राजा के विनाश का कारण होता है। इस विषय 


७८ नीतिवक्यामत में राजनीति 


में सोमदेव लिखते हैं कि जब राजा अपने निक्टवर्तों कुटुम्बोजनों को उच्च पदों पर 
नियुक्त कर के जीवन पर्यन्त प्रचुर धन आदि देकर उन का सरक्षण करता है, तब 
अभिमान वह ये राज्यलोभ से राजा के घातक बन जाते हैं (२४, ५८)। राजा द्वारा 
जब सजातीय कुटुम्बियो के लिए सैन्य व कोश बढाने वाली जीविका प्रदान कर दो 
जाती है तब वे झभिमाती हो जाते हैं । जिम्त का परिणाम भयंकर होता है । वे शक्ति- 
दालो होकर ब राज्यलोभ से राजा के बध की सोचने लगते हैं (२४, ५९) । अत 
उन्हें इस प्रकार की जीविका कदापि नहीं देनो चाहिए । 

राजा को अपने ऊपर श्रद्धा रखने वाले, भक्ति के बहाने से कभी विरुद्ध न 
होने वाले, नम्नर, विश्वसनीय एवं आज्ञाकारी सजातीय दुट॒म्बी तथा पुत्रों का सरक्षण 
करते हुए उन्हें उच्च पदो पर नियुक्त करना चाहिए (२४, ,६१-६२) । 

राजा को असशोधित मार्ग में कमी गमन नहीं करना चाहिए (२५, ८४) | 
उस को मन्त्री, वैद्य तथा ज्योतिषी के बिना कभी किसी अन्य स्थान को प्रस्थान नहीं 
करना चाहिए ( २५, ८७ )। राजा को चाहिए कि वह अपनी भोजन सामग्री को 
भक्षण करने से पूर्व अग्नि में झालकर उस को परीक्षा कर ले और यह देख ले कि 
कही अग्नि से नीली लपटें तो नही निकल रही है । यदि ऐसा हो तो समझ लेना 
चाहिए कि वह सामग्री विषयुक्त है ( २५, ८८ )। इसो प्रकार वल्तादि को भी परीक्षा 
अपने आप्त पुरुषों से कराते रहना चाहिए । ऐसा करने से राजा का जीवन सदैव विध्व- 
बाधाओ से सुरक्षित रहता है ( २५, ८९ ) । राजा को अपने ब्हलो में कोई ऐसी वस्तु 
प्रविष्ट नही होने देनो चाहिए और न वहाँ से बाहर ही जाने देती चाहिए जिस की 
परीक्षा प्रमाणित पुरुषों द्वारा न कर ली गयी हो एवं परीक्षा द्वारा निर्दोष सिद्ध न कर 
दो गयो हो ( २५, ११३ )। अधिक लोभ, आलूस्य और विश्वास भो राजा के लिए 
घातक है । आचाय॑ सोमदेव का कथन है कि बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
अधिक लोभ, आलस्य भौर विश्वास करने से मृत्यु को प्राप्त होता है अथवा ठगा जाता 
है ( २६, १ )। राजा अभिमाती सेवकों को कभी तियुक्त न करे ओर स्वामिभक्त 
सेबकी का कभी परित्याग न करे ( २६, ३९-४० )। 

छत्रओ से राजा को किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए इस सम्बन्ध में भी 
सोमदेव ने कुछ निर्देश दिये हैं। बे लिखते हैं कि बलिष्ठ दन्नु द्वारा आक्रमण किये जाने 
पर राज्त को या तो अन्यत्र चले जाना चाहिए अथवा उप्त से सन्धि कर लेनो चाहिए । 

अन्यथा उस को रक्षा का कोई उपाय नही है ( २६, २ )। जो पुरुष शब्रुओ द्वारा की 

जाने वालो वैर-विरोध की परम्परा को साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नैतिक उपायो से 
नष्ट नही करता उस की वशवृद्धि कदापि नहीं हो सकती ( २६, १५ )। जिस प्रकार 
बिना नौका के केवल भुजाओं से समुद्र पार करने वाला व्यक्ति शीक्र मृत्यु को प्राप्त 
होता है उसी प्रकार दुर्बल राजा बलिष्ठ के साथ युद्ध करने से शीघ्र नष्ट हो जाता है 
( २७, ६६ )। अत निर्बल को सबल शत्रु के साथ कभी युद्ध नही करना चाहिए । 


शज़ा ९ 


भातार्य सोमदेव राजा को उसो समय युद्ध करने का परामर्श देते हैं जब अन्य सभी 
उपाय असफल हो गये हो ( ३०, २५ ) | 

आचार्थ कौटिल्य ने मो राजा की रक्षा के सम्बन्ध में बड्चे विस्तार के साथ 
अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में महत्त्वपूर्ण उपायों का वर्णन किया है । उन्होंने उन सभी ब्रादो 
पर प्रकाश डाला है जिन से राजा फो सचेत रहने फी आवश्यकृता है तथा जिन की 
उपेक्षा करने से उस के प्राण सकट में पड़ सकते हैं | 

मनु ने भो राजरक्षा के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। राजा को चाहिए 
कि वह सम्पूर्ण भोज्य पदार्थों में विध-नाशक औषधि नियोजित करे । इस के अतिरिक्त 
विध-ताश करने वाले रत्नों का भी सर्वथा धारण करे। मनु ने राजा के आत्मरक्षा के 
सिद्धान्त को बहुत महत्त्व दिया है। वे लिखते है कि सकटकाल के निवारणार्थ राजा 
को कोश की रक्षा करनो चाहिए। अपनी स्त्री की रक्षा धन की हामि सहकर भो 
करनी चाहिए, परन्तु अपनी रक्षा धन और स्त्री का बलिदान कर के सी करनी चाहिए । 
अपनी रक्षा के लिए यदि अपनो भूमि का भी त्याग करना पडे तो वह भी करता 
चाहिए, चाहे वह भूमि उपजाऊ और हर प्रकार को सम्पदादायक क्‍यों न हो । धर 

इस प्रकार सभी आचार्यों ने राजा की रक्षा को बहुत महत्त्व प्रदान किया है 
क्योकि राजा की रक्षा में ही सब की रक्षा है, जैसा कि आचार्य सोमदेव का मत 
है (२४, १)। 
राजा का उत्तराधिकारी 

आचार्य सोमदेव ने इस बात को ओर भी सकेत किया हैं कि राजा का उत्तरा 
घधिकारी किन-किन गुणों से विभूषित होना चाहिए । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि 
जो राजपुत्र कुलीन होने पर भी संस्कारो, नीतिशास्त्रो का अध्येता और सदाचार आदि 
गुणों से रहित है उस्ते राजनीति के विद्वान शाण पर न चढ़े हुए रत्न के समान युवराज- 
पद पर आरूढ होने के योग्य नही मानते (५, ३९)। इस का अभिप्राय यही है कि 
राजपुत्र को राजनीतिक ज्ञान और सदाचार रूप सस्‍्कारो से सुसस्कृत होना चाहिए, 
जिस से वह युवराजपद पर आहूढ़ होने के योग्य ही सके। शारीरिक मनोज्ञाक्ृति, 
पराक्रम, राजनोतिकज्ञान, प्रभाव (सैन्य थ कोश शक्ति से युक्त) और विनम्नता राज- 
क्रुमारों में विद्यमान ये सदगुण उन्हे भविष्य में प्राप्त होने वालो राज्यश्रो के सूचक 
चिह्न हैं (१५, ९) । 

मोमदेव ने राजकुमारों को शिक्षा पर विशेष बल दिया है। राजकुमार को पहछे 
सार्वजनिक सभाओ के योग्य भाषणकला में कुशल बनाये, तत्वश्चात्‌ समस्त भाषाओं की 
शिक्षा, गणित,साहित्य, न्याय, व्याकरण, नीतिशास्त्र, रत्तपरीक्षा, शस्त्रविद्या, हस्तो 
और अध्वादि वाहनविद्या मे अच्छी प्रकार दक्ष बनाये ( ११, ४) । जिन राजकुमारो 


|. ६ कौ० अर्थ० १, २०-२१ 
३ मनु० ७, २६१७-२० । है 


8 नीतिवाक्यारृत में राजनीति 


को दिष्ट पुरुषों रा! विलय, सदाचार आदि को शिक्षा दो गयी है उन का बह बुद्धि- 
गत होता है तथा राज्य दूषित नही होता (२४, ७३) । जिस प्रकार घुन से खायो हुईं 
रूकडी नष्ट हो जाती है उसी प्रकार दुराचारी व उदृण्ड व्यक्ति को राजपद पर नियुक्त 
करने से राज्य नष्ट हो जाता है (२४, ७४)। जो राजकुमार वद्मपरम्परा से चले 
आये निजो विद्वानों द्वारा विनय व सदाचार आदि को नैतिक शिक्षा से सुशिक्षित व 
सुसंस्कृत किये जाकर वृद्धिगत किये गये हैं एव जिन का लालन-पालन सुखपूर्वक हुआ 
है वे कभी अपने माता-पिता से द्रोह नहीं करते (२४, ७५) । उत्तम माता-पिता का 
मिलना भो राजकुमारों के श्रेष्ठ भाग्य का द्योतक है (२४, ७६) । भर्थात्‌ यदि उन्होने 
पूर्वजन्म में पुन्य सचय किया है तो वे माता-पिता द्वारा राज्यश्री प्राप्त करते हैं और 
उन को श्रेष्ठ माता-पिता को उपलब्धि होती है। माता-पिद्धा का पुत्रों के प्रति महान्‌ 
उपकार होता है, इसलिए सुखाभिछाषी पुत्नरो को अपने माता पिता का मन से भो 
तिरस्कार नही करना चाहिए फिर प्रकृति रूप से तिरस्कार करना तो महीं बनर्थ है 
(२४, ७८) । पुत्र को किसी भी कार्य में पिता की आज्ञा का उल्लधन नहीं करना 
चाहिए। सोमदेव का कथन है कि वे राजपुत्र निश्चयपूर्वक सुखी माने गये हैं जिन के 
पिता राज्य की बागडोर सेँमाले हुए हैं, ब्योकि वे राजपुत्र राज्य के मार को संभालने 
से निश्चिन्त रहते है (२४, ८४) | 

आचार्य सोमदेव ने उत्तराधिकार के नियमो की ओर भी कुछ सकेत किया है । 
वे लिखते है कि राजपुत्र, राजा का भाई, पटरानी के अतिरिक्त दूसरी रानो का पुत्र, 
राजकुमारी का पुत्र, बाहर से आकर राजा के पास रहने बाला दत्तकपुत्र आदि हन 
सात प्रकार के राज्याधिकारियों मे से सब से पहले राजकुमार को और उस के न रहने 
पर भाई आदि को यथाक्रम राज्याधिकार प्राप्त होना चाहिए (२४,८८) । शक्र का भी 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यही मत है। सोमदेव का कथन है कि अपनो जाति के 
योग्य गर्भाधान आदि सस्कारो से हीन पुरुष को राजप्राप्ति एव दोक्षा धारण करने का 
अधिकार नही है (२४, ७१)। आगे वे लिखते है कि राजा की मृत्यु हो जाने पर उस 
का अगहीन पुत्र भी उस समय तक राज्याधिकार प्राप्त कर सकता है जबतक कि उस 
अगहीन पुत्र की दूसरी कोई योग्य सन्‍्तान न हो जाये (२४, ७२)। 

इस प्रकार सोमदेव अंगहीन पुत्र को भी उस समय तक राज्य का अधिकार 
देने के पक्ष में हैं जबतक कि उस को कोई योग्य सन्‍्तान राज्यभार संभालने के योग्य न 
हो जाये। यह बात आचार्य की प्रमतिशोलता एवं व्यावहारिक राजनोतिज्ञता की द्योतक 
है । अन्य आचार्य शारोरिक दोष वाले राजकुमार को राज्याधिकार प्रदान करने के पक्ष 
में नही हैं । मनु का कथन है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र किसो शारीरिक अथवा मानसिक दोष 

. ३ शुक्र-नीतिवा०, पृष्ठ २४६। 
सुत सोदरसापत्नपितृव्या गो त्रिणस्तथा । 
दौ हित्रागन्‍्तुका योग्य पदे राज्षो यथाक्रमम ॥ 


शजा ८१ 
११ 


है ग्रसित है तो उस को राज्याधिकार नहीं मिलना चाहिए, अपितु उस के छोटे भ्राता 
को राज्य सिहासन पर आसीन कर देना चाहिए ।' महाभारत के आदिपर में इस 
प्रकार का वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र के अन्धा होने के कारण ही उन्हें राज्य सिहासल 
प्राप्त ही हुआ और उत के स्थान पर उन के छोटे भाई पाण्हु को राजा बनाया गया । 
शुक्रनीति मे इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि यदि ण्येष्ठ राजकुमार बहुरा, 
अस्धा, गूँगा तथा नपुसक हो तो ऐसी स्थिति में वह राज्याधिकार के सर्वथा अयोग्य 
है और उस के कनिष्ठ जाता अथवा पुत्र को उस के स्थान पर सिहासतासोन 
करता चाहिए। 

साधारणतया राजतन्त्र वशानुगत ही था। धातपथ्ब्राह्मण मे दस पीढ़ियों के 
वंशानुगत राज्याधिकार का वर्णव उपलब्ध होता है ।* यद्यपि उत्तराधिकार वशपरम्परा- 
गत था किन्तु ज्येष्ठता का नियम प्रधान माना जाता था अर्थात्‌ राजा की मृत्यु अथवा 
उस के द्वाश राज्य का त्याग करने के उपरान्त उस का ज्येष्ठ पुन्न ही राज्य का अधि- 
कारी होता था । ऋग्वेद में भो ज्येष्ठता के सिद्धान्त का वर्णन मिलता हैं। रामायण 
के अयोध्याकाण्ड मे वशिष्ठ राम से कहते है कि इक्ष्वाकुओं में यही परम्परा रहो है 
कि राजा को मृत्यु के पश्चात्‌ अथवा राज्यत्याग के उपरान्त उस का ज्येष्ठ पुत्र ही 
राज्य का अधिकारी होता है। कौटिल्य तथा मनु भी ज्येष्ठता के सिद्धान्त को मान्यता 
प्रदान करते है ।' 

ज्येष्ट पुत्र उसी समय राज्याधिकार से वचित किया जाता था जबकि वह 
किसी शारीरिक अथवा मानसिक व्याधथि से ग्रसित होता था। कभो-कमी राजा अपने 
कनिष्ठ पुत्र को भी उस की योग्यता से प्रभावित होकर तथा ज्येष्ट पुत्र के दुराचरण से 
तग आकर राज्याविकारी मनोनीत कर देते थे। हस बात के कई ऐतिहासिक उदाहरण 
उपलब्ध होते है जबकि राजाओ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की उपस्थिति में ही छोटे पुत्र को 
अपने जीवम-काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्गगुप्त यद्यपि चन्द्रगुप् 
प्रथम का छोटा पुत्र था, किन्तु उस की योग्यताओ से प्रभावित होकर ही चन्द्रगुप्त प्रथम 
ते उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया / इसी प्रकार समुद्गुप्त ने भी अपने 
छोटे पृत्र चख्रगुप्त द्वितीय अथवा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित 
किया । 


है मेनु० ६, २०११ 

२ महा० आदिपर् १०६, २५ । 

३ शुक्र० १, ३४३-२९॥ 

९ शतपंथब्राह्मण । 

£ ऋरेद | 

६ रामायण-अयोध्याकाण्ड छ३, २२१ 

७ कौ० अथ० १, १७ तथा मनु० ४ ९५८४ 

पघ छपजर है| ३0ए7एए(070%, ए 6, 6]93फ7त [सर [त्रडटर फ़छा, १/दएक्ट 4 
६ [जात 


<२ नीतिवाक्यासर्त में राजनोति 


यद्यपि इस प्रकार के कुछ उदाहरण इतिहास में मिल जाते है किन्तु फिर भो 
प्राचीन भारत में ज्येष्ता के सिद्धान्त की प्रधानता थी । राज्य का अधिकारो राजा का 
ज्येष्ठ पूंत्र हो होता था । 


राजत्व के उच्च आदशं 


प्रावीन राजशास्त्र प्रणेताओ ने राजा के आदशों की भी व्याख्या की है। 
प्राचीन काल में राजा और प्रजा का सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान था, क्योकि 
प्रायोन आचारयों ने राजत्व के इसी उच्च आदर्श का समर्थन किया था । आचार्य 
कौटिल्य का कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के ट्वित में हो 
राजा का हित है। स्वय को प्रिय रूमने वाले कार्यों का कहना राजा का हित नहीं, 
अपितु प्रजा के प्रिय कार्यों का करना ही राजा का सब से बडा हित है । ) इस प्रकार 
आचार्य कौटिल्य प्रजा-हित को ही सब से अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं और उसी में 
राजा का हित बताते हैं। महाभारत के शास्तिपर्व में बृहस्पति के दो इलोक उद्धृत 
किये गये हैं, जिन में से प्रथम का आशय इस प्रकार है--सम्पूर्ण कतव्यो को पूर्ण कर के 
पृथ्वी का भली-भाँति पालन तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का सरक्षण करने से राजा 
परलोक में सुख प्राप्त करता है। द्वितीय इलोक का बर्थ इस प्रकार है--जिस राजा ने 
अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या से क्या लेना है ? उसे यज्ञो 
का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है ? वहू तो स्वयं हो सम्पूर्ण धर्मों का ज्ञाता 
है। इन इलोको में भी प्रजाहित को राजा का सब से महान्‌ एवं कल्याणकारी कर्तव्य 
बताया गया है। आचार्य सोमदेवसूरि भी राजत्व के प्राचोन आद्शों में आस्था रखते 
है। उन का कथन है कि प्रजा पालन ही राजा का यश्ञ है, प्राणियों का धध करना 
नही ( २१६, ६८ ) । वे प्रजारजन के पक्ष को सब से अधिक महत्त्व देते है । राजा का 
प्रत्येक कार्य जनहित पर आधारित होना चाहिए और वह सदैव प्रजा के सुख एवं समूद्धि 
के लिए प्रयलशील रहे ऐसा आचार्य का मत है । दुष्टनिप्रह तथा शिष्ट पुरुषों का पालन 
करना ही राजा का धर्म है (५, २ )। आगे आचार्य छिखते है कि जो राजा प्रजा की 
रक्षा नही करता वह राजा नही है ( ७, २१ )। राजा के लिए दानादि अन्य षर्म तो 
गोण है उस के लिए किसी ब्रत की चर्या धर्म नही है। अन्यत्र सोमदेव छिखते हैं कि 
राजा वृद्ध, बालक, व्याधित और रोगी पशुओं का बान्धवों के समान पोषण करे 
(८, ९)। इस प्रकार आचार्य को करुणा केवल मानवमात्र तक ही सीमित नहीं है, 
अपितु पशुओं के प्रति भी उन की सहानुभूति है। राजा प्रजाकार्यों को स्वय ही देखे, 
उन्हे राजकर्मचारियों पर कभी न छोडे (१७, ३२)। यदि राजकर्मंचारियों पर प्रजाकार्य 
१ कौ० अर्थ ० १, १६। 

प्रजासुखे सुर्ख॑ राक्ष प्रजाना व हि6ते हितम्‌ । 


नास्मप्रिय हित राज्ञ प्रजाना तु प्रिय हितम्‌ ॥ 
२ महा० शास्ति०, ६६, ७२-७३।॥ 


राजा डे 


छोड़ दिया जायेगा तो प्रजा का हित न हो प्कैगा । राजा समुद्रपर्यन्त पृथ्वी को अपना 
कूटुम्ब समझे ( १७, ४९ ) । जिस प्रकार व्यक्ति अपने कुटुम्ब के घुस दु.ल, हानि- 
लाभ की चिन्ता में मिरत रहता है, उत्ती प्रकार राजा को भी भूमण्डल के प्राणियों को 
रक्षा, पालन-पोषण अपने कुटुम्म के समान ही करना चाहिए । आचार्य सोमदेव का 
यह भी कथन है कि राजा देव, गुरु एवं धर्म-कार्यों को भी स्वय ही देखे ( २५, ६५ )। 
इस प्रकार आचार्य सोमदेव प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने तथा उस का सवर्धन 
करने पर विधेष बल देते है और इसी को राजा का सब से बडा धर्म बताते हैं। ये 
पितृत्व के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते है और राजा को आदेश देते हैं कि उसे प्रजा 
का पालन अपने कुटुम्य के समान ही करना चाहिए। राजकार्य में जिन व्यक्तियों का 
प्राणान्त हो गया हो उन के परिवार के पालन-पोषण का भार भी सोमदेव राजा पर 
ही छोडते हैं. तथा ऐसा न करने वाले राजा का वे उन मृतकों के तहण का भाजन 
बतलाते हैं ( ३०, ९३ ) | 

समस्त प्राचीन घर्मशास्त्रो एवं अर्थशास्त्रो मे राजा का जन्म ही प्रजा की सेवा 
एवं उस का हर प्रकार से हित चिन्तन करने के छिए बतलाया गया हैं) महाभारत 
में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का सा व्यवहार 
होना चाहिए । जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले पदार्थों आदि का 
परित्याग कर के केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा 
राजा को भी प्रजा के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, 
राजा अपने को प्रिय छगने वाले विषय का परित्याग कर के जिस में सब लोगो का हित 
हो वही कार्य करे । महाभारत में ही अन्यत्र ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है कि राजा 
धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए ही होता है, विषय सुखो का उपभोग करने 
के लिए नही । मान्धाता तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा सम्पूर्ण जगत्‌ का रक्षक है 
और यदि वह धर्माचरण करता हैं तो देवता बन जाता है और यदि अधर्म करता है 
तो नरकगामी होता है । सम्पूर्ण प्राणी धर्म के आधार पर स्थित है और धर्म राजा के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा भली-भाँति धर्म का पालन और उस के अनुकूल शासन 
करता है वही दीर्घकाल तक इस पृथ्वी का स्वामी बना रहता है। इस प्रकार 
महाभारत में राजा को सम्पूर्ण जगत का रक्षक तथा घर्म का धारण करने वाला 
बतलाया गया है। मार्कण्डेयपुराण मे राजा मत को दादी उत्त को राजधर्म का 
उपदेश देती हुई कहती है कि राजा का शरीर सुखो का उपभोग करने के लिए नहों 


१ महा० शान्ति० ६६, ४४ । 
भ्वितव्य॑ सदा राक्षा गर्भिणीसह॒ध मिणा । 


३ वही, ५६, ४१-४६ । 
र वही, ६०, ३-४५ | 


डे नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


होता अपितु वह पृष्वी की रक्षा में सलस्न रहने तथा अपने कर्तव्यों के पालन करने के 
लिए ही होता है । 

प्राचोन आचारयों ने राजा को पितृवत्‌ शासन करने का आदेदा दिया हैं। 
याज्यल्क्य का कथन है कि राजा को अपनी प्रजा तथा सेवकों के साथ पिता के समान 
आचरण करना चाहिए। रामायण में भो ऐसा वर्णन आता है कि राम ने अपनी प्रजा 
के साथ पितृकत्‌ व्यवहार किया। सम्नाद अशोक ने राजा के पितृत्व के आदर्श को 
चर्मत्किषं पर पहुँचा दिया | द्वितीय कलिंग लेख से विदित होता है कि उस ने अपने 
शासन में पितृत्व के सिद्धान्त को किस सीमा तक भ्यवहृत किया | वह कहता है कि 
सारे मनुष्य मेरी सन्तान हैं। जिस प्रकार में अपनी सन्त॒ति को चाहता हैँ कि वह सब 
प्रकार की समृद्धि और सुख इस लोक और परलोक में मोगे ठोक उसी प्रकार में 
अपनी प्रजा के सुख एवं समृद्धि की भी कामना करता हूँ। यह पितृत्व का उत्तरदायित्व 
केवल राजा तक ही सीमित नही था, अपितु अशोक ने अपने राजकर्मचारियो को भी 
यह आदेश दे रखा या कि वे प्रजा की भछाई का पूर्ण ध्यात रखें और उस से पुश्रवत्‌ 
ही व्यवहार करें। चतुर्थ स्तम्भ लेख में वह कहता है, “जिस प्रकार कोई मनुष्य 
अपने पुत्र को एक कुशल धाय के हाथ में सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है भर सोचता 
है कि यह घाय मेरे पुत्र को सुख पहुँचाने को भरसक चेष्टा करेगी, उसी प्रकार लोगों 
के हिंत तथा उन्हें सुख पहुँचाने के लिए में ने रज्जुक नाप्त के कर्मचारी नियुक्त 
किये हैं ।! 

इस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को समझने वाला राजा वास्तविक रूप में 
वर्तमान प्रजातन्‍्त्र के उत्तरदायी भवनो एवं राजकर्मचारियों से कह्ठी अधिक उत्तरदायी 
हैँ और प्रजा का वास्तविक प्रतिनिधि है। वास्तव में राजा ओर प्रजा वैधानिक एकता 
के आवदयक अग है । आचार्य सोमदेवसूरि द्वारा राज्य की परिभाषा में भी प्रजा- 
पालन का आदर्श निहित है। वे कहते हैं कि राजा का पुथ्वोपालनोबचित कर्म राज्य है 
( ५, ४ ) | इसी प्रकार वे राज्य का अन्तिम लक्ष्य भी प्रजा को धर्म, अर्थ और काम 
की प्राप्ति बतलाते हैं (प० ७ )। इस प्रकार सोमदेव प्रजा की सवंतोमुखी उन्नति 
करना राज्य का उद्देश्य बतलाते हैं । राजा को प्रजा के सम्मुख उच्च आदर्श उपस्थित 
करना चाहिए, जिस से प्रजा का नैतिक उत्थान हो सके । राजा के विक्ृत एवं अ- 
धामिक हो जाने पर प्रजा भी विकारग्रस्त तथा अधामिक हो जाती है ( १७, २८-२९ )। 
भाषार्य सोमदेव का आदेश है कि राजा को सर्वदा मर्यादा का पालन करना चाहिए 
९ मार्कण्डेम० १३०, ३३-३४ । 

राक्ष शरीरग्रहण न भोगाय महीपते । 
क्लेशाय महते पृथ्वीस्वधर्मपरिपालने ॥ 


२ याज्ञ० १, ३३४ 
ड्ड रामायण--२, २. ३6 


सजा ढ्भ्‌ 


क्योकि मर्यादा का अतिक्रमण करने से फलवतो भूमि भो अरण्यतुल्य हो जातो है 
(१९, १९ )। इस के विपरोत न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने से भ्रजा को 
अभिलाषित फलो की प्रासि होती है, मेघ समय पर वर्षा करते हैं तथा सम्पूर्ण 
व्याधियां शान्त हो जाती है ( १७, ४५-४६ ) । आचार्य का यह भी कघन है कि राजा 
समय के परिवर्तन का कारण होता है ( १७, ५० )। सारे लोकपाल राजा का ही 
अनुकरण करते हैं इसी कारण राजा मध्यम लोकपाल होते हुए भो उत्तम लोकपाल 
कहलाता है ( १७,४७ ) | सोमदेव का कथन हैं कि यदि समुद्र ही अपनो मर्यादा का 
उल्लंघन करने लगे ओर सूर्य अपना प्रकाशधर्म त्याग कर अन्घकार का प्रसार करने 
लगे तथा माता भी अपने बच्चे का पालचखूप धर्म छोड़र उस का भक्षण करने लगे, 
तो उन्हें कौन रोक सकता है (१७, ४४ )। इसी प्रकार राजा भी यदि अपना धर्म 
( शिष्टपालून तथा दुष्ट निग्रह ) छोडकर प्रजा के साथ अन्याय करने लगे तो उसे 
दण्ड देने बाला कोन हो सकता है, अर्थात्‌ कोई नहीं। अत राजा को प्रजा के साथ 
कभी अन्याय नही करता चाहिए | यदि राजा हो दुष्टो को सहायता करने लगे तो फिर 
प्रजा का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ( १७, ४: )। 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने राजत्व के उच्च-आदर्श अपने ग्रन्थ में व्यक्त 
किये है । वे राजा को धर्म का आचरण करने, मर्यादा का पालन करने तथा प्रजा की 
हर प्रकार से रक्षा करने और उस का पालन-पोषण अपने कुटुम्ब के समान करने का 
भादेश देते है । 


<द नीतिवाक्यासत में राजनीति 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


राजशासन मे सन्त्रिपरियद्‌ का सहत्त्व 

राज्य की प्रकृतियों मे राजा के पद्चात्‌ द्वितोय स्थान मन्त्रियो को प्रदान किया 
गया है । मन्त्रियो के सत्परामर्श पर ही राज्य का विकास,'उन्नति एवं स्थायित्व निरभर 
है। भारतीय भनीषियो ने मन्त्रियों को बहुत महत्त्व दिया हैं। उन की उपयोगिता के 
कारण ही समस्त आाचार्यों ने राजा को मन्त्रियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है । 
साधारण कार्यों मे भो एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों का उस पर विचार करना 
श्रेष्ठ बताया जाता है फिर राजकार्य तो बहुत जटिल होते हैं तब उन्हे अकेला राजा 
किस प्रकार कर सकता है। आचाय॑ सोमदेव ने भी मन्त्रियों एवं अमात्यों को राज्य- 
शासन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है तथा उन के लिए प्रकृति शब्द का 
प्रयोग किया है (१०, १६७) । सोमदेव के कथनानुसार जो राजा मन्त्री, पुरोहित और 
सेनापति द्वारा निर्धारित किये हुए घामिक और आधिक सिद्धान्तो का पालन करता है 
यह आहार्यबुद्धि वाला है ( १०, १ )। गुरु का कथन है कि जो राजा मन्‍्ती, पुरोहित 
तथा सेनापति के हितकारी वचनो को नही मानता वह दुर्योधन राजा को तरह नष्ट हो 
जाता है।' मन्त्री और पुरोहित को राजा का हितैषो होने के काषण सोमदेव ने उन्हें 
राजा के माता-पिता के समान बतलाया है ( ११, २ )। मूर्ख बोर असहाय राजा भी 
सुयोग्य मन्त्रियो के परामर्श एवं अनुकूलता से शत्रुओ द्वारा अजेय हो जाता है (१०,३) । 
सोमदेव ने अपने कथन की पृष्टि मे एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया है । वे कहते 
है कि इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुत्त मौर्य ने स्वयं राज्य का 
अधिकारी न होते हुए विष्णुगुप्त के अनुग्रह से राजपद प्राप्त कर लिया ( १०, ४ ) । 
जो राजा मन्त्रियो के हितकारक वचनो की अवहेलना करता है वह निश्चय ही नष्ट हो 
जाता है ( १०, ५८ )। अच्यत्र आचार्य लिखते है कि जो राजा मन्त्रियों की नियुक्ति 
नहीं करता ओर स्वच्छन्द रूप से शासन करता है वह अपने राज्य को नष्ट कर देता 
है (१०, १४३) । सोमदेव का कथन है कि युक्तियुक्त वचन तो बालक से भी ग्रहण 


१ गुरु-नीतिबा० पृ० १०६ । 
यो राजा मन्त्रिपर्वाणा न करोति हित वच । 
स शीघ्र नाशमायाति यथा दुर्योधनो नृप ॥ 


मल्श्रिपरिषत्‌ ढ्७ 


कर लेने चाहिए ( १०, १५५ )। बहुत सहायकों वाले राजा के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो 
जाते हैं तथा उस की अभिवृद्धि होती हैं ( १०, ८१ )। 

अमात्यों का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि राजा चतुरंग बल 
हे युक्त होकर भी अमात्यों के बिता राजा नहीं रह सकता ( १८, १ )। जिस प्रकार 
रथ का एक चक्र दूसरे चक्र की सहायता के बिना नहीं घूम सकता उसी प्रकार अकेला 
राजा भी अमात्यों की सहायता के बिना राज्य रूपी रथ का सचालन नदी कर सकता 
( १८, ३ )। आचार्य कौटिल्य ने भी ठोक इसो प्रकार के विचार ब्यक्त किये हैं । 
आगे सोमदेव लिखते है जिस प्रकार अग्नि इंघत युक्त होने पर भी हवा को सहायता के 
बिना प्रज्वलित नही हो सकती उसी प्रकार बलिछ व सुयोग्य राजा भी बिना सहायकों 
के राज्य सचालन में सफलता प्राप्त नही कर सकता ( १८, ४ )। 


उक्त बातो का तात्पर्य यहो है. कि राजा को अकेले कोई भी कार्य तही करना 
चाहिए । उसे सुयोग्य मन्त्रियो एवं अमात्यो को नियुक्ति करनी चाहिए तथा प्रत्येक 
राज-कार्य में उन का परामर्श मानना चाहिए। स्वच्छन्द प्रकृति से राज्य नष्ट हो 
जाता है । 


अन्य राज्यशास्त्र प्रणेताओं ने भी मन्त्रियों की नियुक्ति एव उन के परामझ्ं से 
शासन का सचालत करने पर विशेष बल दिया है। मनु का कथन है कि जो राजा 
समह्त कार्यों को अकेला हो फरने का प्रयत्न करता है वह मूर्ख है। मनु का यह 
विधान है कि राजा को मन्त्रियों को नियुक्ति अवश्य करनी चाहिए तथा राज्य के 
साधारण एवं असाधारण कार्यों पर उन्हों के साथ मिलकर विधार-विमर्श करना 
चाहिए । समस्त राज्य के कार्यों का तो कहना ही क्या, एक साधारण कार्य भी राजा 
को अकेले नही करना चाहिए ।* आभाचार्य विशालाक्ष का मत है कि अकेले किसो भी 
मनुष्य के विचार करने से मन्त्र-सिद्धी नही होती, क्योकि राज्यकार्य प्रत्यक्ष, परोक्ष 
भौर अनुमात प्रमाण के आधार पर चलता है। तात्पयं यह हैं कि राजकार्य सहाय- 
साध्य होता है। अज्ञात बात का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञात का निश्चय करना, निश्चित 
बात को दृढ़ बनाता, मतभेद के समय उपस्थित सन्देह को निवुत्त करना, किसी विषय 
के अश का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर शेष अश का अनुमान करना, यह सब कार्य सन्त्रियो 
की सहायता से ही सिद्ध हो सकते है । अत बुद्धिमान्‌ मन्त्रियों के साथ बैठकर ही 
राजा को मन्त्रणा करनी चाहिए ।' शुक्र का मत हैँ कि सुयोग्य राजा भो समस्त बातें 
नही समझ सकता, पुरुष-पुरुष में बुद्धिविभव पृथक पृथक होता है, अत राज्य की उन्नति 


१ कौ० अर्थ ० ७, १६ । 
२ मनु० ७, ३०-३१।॥ 
बही, ७, ६४-४७ । 
४ बही, ७, ३० ३१ एवं 3, ६४-६६ | 
५ कौ० अथ १, १६। 


८ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


ध् 


चाहने वाला राजा सुयोग्य मन्त्रियों का निर्वाचत करे अन्यथा राज्य का पतन अवहय- 
म्मावी है । कात्यायन का तो कथन यहाँ तक है कि राजा को णकेले बैठ कर किसो 
अभियोग का निर्णय नही करना चाहिए और अमात्यो एवं सभ्यों आदि के साथ बैठ कर 
हो मुकदमो अथवा अभियोगो का निर्णय करना चाहिए । आचार्म कौटिल्य का कथन है 
कि जब कोई कठिन समस्‍या उपस्थित हो जाये अथवा प्राणो तक का भय हो तो 
मन्त्रियो एवं मस्त्रिपरिषद्‌ को बुला कर राजा उन से सब कुछ कहे ओर उन का परामर्श 
ले। उन में से अधिक मन्त्रो जित बात को कहें, अथवा जिस उपाय का शीक्ष ही 
कार्य की सिद्धि वाला बतायें, राजा को चाहिए कि उसो उपाम का अनुष्ठान करे ि 
भन्त्रिपरिषद्‌ का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कौटिल्य ने छिख। है कि इन्द्र को मन्त्रिपरिषद्‌ 
में एक हार करषि थे। वे ही कार्यो के द्रष्टा होने के कारण इन्द्र के चक्षु के समान थे । 
इसलिए इस दो नेत्र वाले इन्द्र को भो सहस्राक्ष कह्य जाता है। इसो प्रकार प्रत्येक 
राजा को अपनो मन्त्रिपरिषद्‌ में सामर्थ्यानुसार अनेक मन्त्रियो को नियुक्ति करनो 
चाहिए । £ इस प्रकार राजसन्त्र का महान्‌ समर्थक कौटिल्य भी राजा को यही भादेश 
देता हैं कि उस को मन्त्रियो की नियुक्ति करनो चाहिए तथा प्रत्येक प्रश्न पर परिषद्‌ 
से विचार विमर्श करने के उपरान्त बहुमत के आधार पर कार्य करना चाहिए । 


मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना " 

नीतिवाक्यामृत में मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में मन्‍त्रों एवं अमात्य शब्दों का 
प्रयोग हआ है । अन्य राज्यशास्त्र प्रणताओ ने अमात्य का उल्लेख राज्य की प्रकृति के 
रूप में किया है और सप्ताग राज्य में अमात्य को भी राज्य की एक प्रकृति माना है । 
परन्तु आचार्य सोमदेव ने अमात्य और मन्त्री में कुछ भेद प्रदर्शित किया है। इसी 
उद्देश्य से उन्होने मन्त्री एवं अमात्य दो पृथक्‌ समुहेशों की रचना को है। भन्त्री 
पुरोहित और सेनापति की चर्चा मन्‍्त्री समुद्रेश में की है तथा अमात्य की अमात्य 
समुदेश में । सम्भवत सोमदेव ने मन्त्री शब्द का प्रयोग प्रधानमन्त्री एवं अन्तरग 
परिषद्‌ के मन्त्रियों के लिए किया है तथा अमात्य शब्द का प्रयोग मन्त्रिपरिषद्‌ के 
अन्य सदस्यों एवं उच्च राज्याधिकारियो के लिए किया है। अमात्य की परिमाषा देते 
हुए आचार्य लिखते है कि जो राजा द्वारा प्रदत्त दान-सम्मान प्राप्त कर कर्तव्य पालन में 
उत्कर्ष व्‌ अपकर्ष करने से क्रमश राजा के सुख-दुःख में भागी होते हैं. उन्हें अमात्य 
कहते है (१८, १५) । अतः राजकार्यों मे सहायता प्रदान करने वाले अधिकारी को 
सोमदेव ते अमात्य कहा है। कामन्दक तथा अग्निपुराण में भी अमात्य की परिभाषा 


१ शुक्र० २, ८१। 

२ बीरमित्रोदय-पृ० १४ । 

३ कौ० अर्थ० १, १५। 

४ बही, इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषह-अ्रषीणां सह्स्‌ । स तच्चक्षु । तस्मादिम द्वगरक्ष सहस्ाक्षमाहु । 
यथासामध्यमिति कौटल्य । ते हास्य स्वपक्ष परपक्ष च चिन्तयेयु । 


मन्त्रिपरिषद्‌ ८९ 
१२ 





इसी प्रकार दी थयी है।' सोमदेव के अनुसार आयव्यय, स्वामिरक्षा, तन््रपोषण दचा 
सेता की उचित व्यवस्था करना अमात्य का अधिकार बतलामा है (१८, ६)। 

आचार्य कौटिल्य ने मन्‍्त्रो एवं अमात्य का भेद अर्थशास्त्र में स्पष्ट कर दिया 
है । कोटिल्य अमात्य आदि के सम्बन्ध मे अन्य आधचायों के मत उद्घुत करमे के उप- 
रान्त अन्त में लिखते हैं कि भारद्वाज के सिद्धान्त से रूग्राकर अभी तक जो कुछ 
श्रमात्य के सम्बन्ध में कहा गया है वह सब ठीक है, क्योंकि पुरुष के सामर्थ्य की 
व्यवस्था, उन के कार्यों के सफल होने पर तथा उन की विद्याबुद्धि के बल पर ही 
की जा सकती है। इस लिए राजा सहाध्यायी आदि का भी सर्वथा परित्याग न करे, 
किन्तु इन सब को हो उन को कार्यक्षमता के अनुसार उन को बुद्धि आदि गुण, देश, 
कारू तथा कार्यों का अच्छी तरह विवेचन कर के अमात्य पद पर नियुक्त करे, परन्तु 
इल को अपना मन्‍्त्री कदापि ने बचावे । 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि अमात्य मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य होते थे, किन्तु उस 
को मन्त्रणा का अधिकार प्राप्त नही था। मन्त्रणा केवल सर्वगुणसम्पन्न, पूर्णरूपेण 
परीक्षित एवं विश्वसनीय मन्त्रियों से ही की जाती थी । परीक्षोपरान्त अमात्यों में से 
ही मन्त्री नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की सख्या तो 
अधिक होती थी, किन्तु अन्तरग परिषद्‌ में केवल तीन या चार मन्‍्त्री होते थे और 
उन्ही के साथ राजा गूढ़ विषयो पर मन्त्रणा करता था। महाभारत से भी इस बात 
की पृष्टि होती हैं । रा 
स्त्रियों की नियुक्ति 


जिस प्रकार राजा का पद वंशानुगत था उसी प्रकार मन्त्रियों की नियुक्ति भी 
इसी सिद्धान्त के आधार पर होती थी। राजा के अन्य कर्तव्यों के साथ मन्त्रियो की 
नियुक्ति करना भी उस का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाता था । राजा अपनी 
इच्छानुसार मन्त्रियो की नियुक्ति नही कर सकता था, अपितु उन की नियुक्ति करते 
समय घमंशास्त्रो एवं अर्थशास्त्रों प्रें उन के सम्बन्ध मे निर्धारित नियमों को ध्यान में 
रखना परम आवश्यक था । 


सन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यो की योग्यत्ता 


मन्त्रियों की योग्यता अथवा गुणो के सम्बन्ध में अन्य अ।चार्यों को भाँति सोम- 
देव ने भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है । प्रधातमन्त्री के गुणो का उल्लेख करते हुए वे लिखते 
हैं कि राजा का प्रधानमन्त्री द्विज, स्वदेशवासी, सदाचारी, कुछीन, व्यसनों से रहित, 


१ कामन्दक १३, २१-२४ तथा अश्निपुराण २९१, १६-१८। 
३ कौ० अर्थ ० श्भ्षत 
३ महा० शान्ति० ८३, ४७१ 


१७ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


स्वामिभक्त, मौतिज्ञ, युद्ध-विद्याविधारंद और निष्कपट होना चाहिए (१०, ५)। इन 
गुणों से विभूषित प्रघानमन्त्रों के सहयोग से हो राज्य को श्रीवृद्धि हो सकती है, ऐसा 
आधार्य का विचार था। आजार्य कौटिल्य ने भी प्रधानमन्त्री के गुणों का वर्णन इसी 
प्रकार किया है। कोटिल्य लिखते हैं कि प्रधानमन्त्री में मिम्नलिखित गुण होने चाहिए-- 
“राजा के हो देश में उत्पन्न, उत्तमकुल में जायमान, जो अपने को तथा और को 
बुराई से दूर रख सके, शिए्पर तथा सगीत आदि में पारगत, अर्थशास्त्र रूपी सूक्ष्म 
दृष्टि से सम्पन्न, प्रखरबुद्धि वाला, प्राचीन घटनाओं को स्मरणशक्षित से युक्त, झीज़ 
कार्य पूर्ण करने में समर्थ, वाकूपटु, किसी भी विषय को मलो-माँति व्यक्त करने के 
साहस से सम्पन्न, युक्तिमों तथा तर्को द्वारा अपनी बात समझाने में समर्थ, उत्साही, 
प्रभावशाली, कष्टसहिष्णु, पवित्र आचरण वाला, स्नेही, राजा अथवा स्वामी के प्रति 
भक्ति रखने बाला, शोलवानू, बलवान, आरोग्यवान्‌, पैर्यवान्‌ , गरवरहित, चपलताशून्य, 
सौम्याकृति वाला और शत्र॒ुत्व माव से रहित पुरुष ही प्रधान मन्‍्त्री बनने के योग्य 
होता है। जिन में उपयुक्त गुणो का एक चतुर्थाश कम हो वे मध्यम श्रेणी के और 
जिन में आधे गुण हो वे निम्न थ्रेणो के मन्‍्त्री माने जाते हैं ।'” मनु, कामन्दक, शुक्र 
तथा बाज्ञवल्क्थ आदि ने भी मन्त्रियो को योग्यताओ के विषय में पर्याप्त प्रकाश 
डाला है । 

१. द्विज्ञाति का विधान--सोमदेवसूरि ने प्राचीन आचारयों को भाँति ही 
द्विजवर्ण के पुरुषो को हो मन्त्री पद पर नियुक्त करने का उल्लेख किया है ( १०, ५ )। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हो इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था; किन्तु शृद्र 
उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न होने पर भी इस पद का अनधिकारों था। इस का कारण 
यह था कि ठ्विज वर्ण के लोगो में उच्च सस्‍्कारों के कारण उक्त गुणों का सृजन 
स्वाभाविक रूप से होता है । यद्यपि सोमदेव का दृष्टिकोण बहुत विशाल था, किन्तु 
उन्होने शूद्र को इस पद पर नियुक्त करने का निषेष इसो कारण किया है कि वे 
बेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था मे आस्थावान्‌ थे, जिस के अनुसार शूद्र का धर्म द्विजाति की 
सेवा करना हो था । 

२, कु्ीनता--उच्चकुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को हो इस पद पर नियुक्त 
किया जाता था। उच्च कुछ में जन्म लेने वाले व्यक्ति से उत्तम आचरण को 
सम्भावना अधिक होतो है । सोमदेव लिखते हैं कि नोचकुल वाला मन्त्री राजा से द्रोह्‌ 
कर के भो मोह के कारण किसी से भो लज्जा नहीं करता ( १०, ८ )। इत्त में तर्क 
यही है कि कुलीन व्यक्ति से यदि अज्ञानतावश कोई अपराध हो भी जाता हैं तो वह 
अवश्य हो लज्जित होता है, परन्तु नीच कुल वाला व्यक्ति निर्लज्ज होता हैं। इसलिए 


१ कौ० अर्थ ० १, ६। 
॥।॒ 
२ मनु» ७, ५४, कामनदक ४, २१-३०, शुक्र० २, ८-६, याक्ष० १, ३१२-३ १३ । 


सम्जिपरिषद्‌ ९१ 


वह कभी राजो का अंनर्थ भी कर सकता हैं। नो वर्कुल वाले राज॑मन्‍्त्री आदि कालान्तर् 
में राजा पर आपत्ति आने पर पागल कुत्ते के विष की भाँति विरुद्ध हो जाते हैं 
( १०, १६ ) | कुलीन व्यक्ति को प्रशसा करते हुए सोमदेव लिखते है कि जिस प्रकार 
अमृत विष नहीं हो सकता, उसी प्रकार उच्चकुल वाला मन्‍्त्री कमी विश्वासबात नहीं 
कर सकता ( १०, १७ ) । शुक्र ने भो कुलीनता के सिद्धान्त पर विदोष बरू दिया है। 
वे लिखते हैं कि मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य उच्चकुर के होने चाहिए। रामायण तथा 
महाभारत मे भी कुलीनता के सिद्धान्त का प्रतिवादन हुआ है। सनु तथा याशवल्क्य 
भी कुछोनता पर बल देते हैं। इस प्रकार प्राचोन भारत में उन्हीं व्यक्तियों को मन्त्री 
पद पर नियुक्त किया जाता था जो अन्य गुणों के साथ ही उच्चवश से सम्बन्धित 
होते थे । 

३ स्वदेश बासी--मन्‍्त्री के लिए स्वदेशज की शर्त भी आवश्यक थो | यह 
सिद्धान्त आषुनिक युग में भी माना जाता है। सोमदेव का कथन है कि समस्त पक्षपातों 
में अपने देश का पक्ष महान होता है ( १०, ६ ) । इस का यहो अभिप्राय है कि मन्त्री 
अपने हो देश का होना चाहिए । विदेशी को यदि भन्‍्त्रो आदि उच्चपंद पर नियुक्त 
कर दिया जायेगा तो प्रत्येक बात में वह अपने हो देश का पक्ष लेगा । इस प्रकृति से 
वह जिस राज्य में मन्‍्त्री पद पर आसीन हैं उस का अहित भी कर सकता है । अत 
मन्त्री के लिए स्वदेशवासी होने का प्रतिबन्ध सभी आधार्यों ने लगाया है। महाभारत 
में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि विदेशी चाहे विभिन्‍न गुणों से विभूषित हो 
क्यो न हो, किन्तु उसे मन्त्र सुतने का अधिकार नहों है। आगे यह भो लिखा है कि 
मन्त्रियो को स्वदेशवासी ही होना चाहिए ।* आचार्य कौटिल्य भी इस सिद्धान्त में 
विश्वास रखते हैं । 


४ चारित्रवान--उपर्युक्त गुणो के साथ ही मन्त्री के लिए सदाचारी होना 
भो परम आवश्यक था। व्यक्तित्व का प्रभाव जनता पर पडता हूँ। व्यक्तित्व का 
निर्माण तथा उस का प्रभावशालों होना व्यक्ति के चरित्र पर ही निर्भर है। इसी हेतु 
सन्त्रियो के लिए चारित्रवान्‌ होना भी एक आवश्यक योग्यता मानी गयी थी । आचार्य 
सोमदेव का कथन हे कि राजा सदाचारी होना चाहिए, अन्यथा उस के दुराचारी होने 
से राजवुक्ष का मूल ( राजनोतिकज्ञान ) और सैनिक सगठन बादि सदुगुणो के अभाव 
में राज्य की क्षति अवश्यम्मावी हैं ( १०, ७ ) । 


स्मृतिकारो ने भी यह बात स्पष्ट झप से लिखी हैं कि मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य 





१ छुक्र० २, ८५। 

२ रामायण अयोध्या काण्ड, १००, १५। महा० शान्ति० 5३, १६। 
३ मनु०, ७, ४४ याज्ञ० १, ३१२ तथा ७-कौ० अर्थ ० ८, ६। 

४ महा० झ्ान्ति० ८३, ३५ । 


९२ नांतिवाक्यारूत में राजनीति 


सुपरीक्षित एवं चारिवयान्‌ व्यक्ति होने चाहिए । महाभारत में भी मन्त्रियों को योग्यता 
के विषय में यह उल्केख मिऊता है कि सचिव ऐसे होने चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ 
और भय आदि विकारों से ग्रसित होने पर भी धर्म का त्याग न करें । 

५. निव्यसनता--मन्त्री के लिए यह «भी आवदयक था कि वह सर्वथा 
निर्व्ययन हो । ध्यसनग्रस्त मन्‍्त्री किसी भी कार्य को ठोक प्रकार से नहीं कर सकता । 
उस से राज्य का हित कभी नही हो सकता, क्योंकि वह व्यसनों का दास हो जाता 
है। व्यसनी व्यक्ति को उचित और मनुचित का भी ज्ञान नहीं रहता। आचार्य 
सोम्देव का कथन है कि जिस राजा का मन्त्रो यूतक्रोडा, मद्यपान और परकलूेत्र सेवन 
आदि व्यसनो से अनुरक्त है वह राजा पागल हाथी पर आडूढ़ व्यक्ति की तरह शीक्र 
ही नष्ट हो जाता है। इस कथन का आदाय यहो है कि व्यसनी भन्‍्त्री राजा को 
उचित परामर्श नही दे सकता तथा वह शत्रुपक्ष से भो मिल सकता है। ऐसे मन्त्री 
के परामर्श से राजा पथभ्रष्ट होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। अत* मन्त्रो को सब 
प्रकार के व्यसनों से मुक्त होना चाहिए । 


६ राजभक्ति--राजभक्ति भी मन्‍्त्री के लिए भावदयक गुण माना गया है । 
अपने स्वामी से द्रोह करने वाले मन्त्रो एवं सेवको को तियुक्ति करना निरर्थक है (१०, 
१० )। आचार्य शुक्र का कथन है जो विपत्ति पडने पर स्वामी से द्रोह करता है उस 
मन्‍्त्री से राजा को क्‍या लाभ है चाहे ऐसा व्यक्ति ( मन्‍्त्री ) सवंगुणसम्पन्न ही क्यो 
न हो । सोमदेव का कथन है कि सुख के समय पर सभो सहायक हो जाते हैं किन्तु 
विपत्ति काल में कोई सहायक नहीं होता । अत विपत्ति में सहायता करने वाला पृर॒ष 
ही राजमन्त्री पद के योग्य है अन्य नही ( १०, ११ ) । आचार्य कौटिल्य भी अमात्यो 
के लिए राजभक्ति के गुण को आवश्यक मानते हैं । 

७ नीतिज्ञता--राज्य को उन्नति एवं विकास कुशल नीति पर ही अवलम्बित 
हैं। इसी करण आचार्य सोमदेव ने मन्त्री के लिए नीतिज्ञ होना भो परम आवश्यक 
बतलाया है ( १०, ५ )। नीतिकुशल मन्त्रों ही राज्य का कल्याण कर सकता है, 
आचार्य का कथन है कि राजा हित साधन और अहित प्रतिकार के उपायो को नही 
जानता किन्तु केवल उस की भक्ति मात्र करता हैँ उसे मन्त्री बनाने से राज्य की अभि- 
वृद्धि नही हो खकती ( १०, १२ )। अत राजा का यह कर्तव्य हैं कि वह राजनीति- 
विशधारद एवं कतंव्य परायण व्यक्ति को ही अपना मन्‍्त्री बनाये । 

८ युद्धविद्या विशारदू--मन्त्री के लिए विविध अस्त्र-शस्त्रो के प्रयोग में 
निपुण, निर्भीक एवं उत्साही होना मी आवदयक है । शस्त्र विद्या का ज्ञाता होने पर भी 





ह१ मनु० ७, ४५, ६०। 

२० महा० द्वान्ति० ८5३, २६। हैं 
३ शुक्र ०-नी तिवा० पृ० ११० । 

४ को० अर्थ ०, १, ६। 


अन्त्रिपरिषदू घ३्‌ 


यदि वह भौर है तो उस के शस्जज्ञान का कोई लाभ नहों। भीरु मन्त्रो शस्त्रों के 
प्रयोग का ज्ञाता होते हुए भी आक्रमण होने पर अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता । इस 
विषय में सोमदेव लिखते हैं कि जिस का हस्त, खड़्ग ओर धनुष अपनी रक्षा करने 
में भी समर्थ नहीं हैं ऐसे शस्त्र विद्याविश्ञारद व्यक्ति से राज्य का कोई भो. लाभ नही हो 
सकता ( १०, १३ )। जिस प्रकार बड़े को भारी बोक्ा ढोने के कार्य में लगाने से 
कोई लाभ नही, उसी प्रकार कायर पुरुष को युद्ध के लिए एवं मूर्ख को झास्त्रार्थ के 
छिए प्रेरित करने से कोई छाभ नही हो सकता ( १०, २१ )। कायर और मूर्ख पुरुष 
मन्जीपद के अयोग्य है। जिस बीर पुरुष का शस्त्र थ्षत्रुओ के आक्रमण को निर्मूल 
नहीं बनाता उस का शस्त्र धारण करना उस को पराजय का हेतु है। इसी प्रकार 
जिस प्रकार विद्वान का शास्त्र ज्ञानवादियों के बढ़ते हुए वेग को नहीं रोकता उस का 
दास्त्रज्ञान भो उत्त की पराजय का कारण होता है ( १०, २० ) । 

«९ निष्कृपटता--निष्कपटता भो मन्‍्त्री के छिए आवश्यक है। भनन्‍्त्री को 
राजा से किसी भी स्थिति में कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कपटी मन्त्री राजा 
का विनाश करता है। 

उपयुक्त गुण केवल प्रधान मन्त्री के लिए हो नही, अपितु अन्य मन्त्रियो के लिए 
भी इन गृणो की परम आवश्यकता थी । जिस मन्‍्त्री में जेसी योग्यता होतों थी उसे 
दैसे ही कार्य मे लगाया जाता था ( १८, ६० )। लालचो व्यक्ति को मन्त्री पद पर 
नियुक्त करने का भी सभी आचारयों ते निषेध किया है। सोमदेव लिखंते है कि जिस 
के मन्‍्त्रो की बृद्धि घन ग्रहण करने में आसक्त होती हैं उस राजा का न तो कोई कार्य 
हो सिद्ध होता है भौर न उस के पास घन ही रहता हूँ । इस बात को पुष्टि के लिए 
सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है. जो इस प्रकार है--यदि थाली ही 
मोजन को स्वय भक्षण कर जाये तो भोजन करने वाले को भोजन कहाँ मिल सकता 
है। इस का अभिप्राय यही है कि यदि मन्त्रो राजद्रव्य को स्वय ही हडपने छंग्रे तो फिर 
राजकोष किस प्रकार सम्पन्न हो सकता हैं। 


पन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 


मन्त्रिपरिषद्‌ का सर्व-प्रथम कर्तव्य राजा को शासन कार्यों मे परामर्श देना एव 
उत्त को सम्पन्न करना था। राजकौय महत्त्व के विषयों पर उचित परामर्श के लिए 
एक या दो व्यक्तियो की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों का परामर्श उपयोगी माना गया है । 
भचाये सोमदेव का कथन है कि जिस राजा के बहुत से सहायक होते हैं उसे समस्त 
अभिलपित पदार्थों की प्राप्ति होती है। अकेला व्यक्ति ( मन्त्री ) अप्ने को किन-किन 
कार्यों मे लगायेगा ( १०, ८०-८१ )। इस का अभिप्राय यही है कि राज्य के विभिन्न 
कार्य होते हैँ, उन्हें अकेला मन्त्री नही कर सकता । अत विभिन्न कार्यों के छिए अधिक 
मस्त्रियों की आवश्यकता है। इस के लिए आचार्य सोमदेव बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 


१४ नीतिवाक्यारत में राजनीति 


करते हैं, “गया केंवल एक शाखा वाले वृक्ष से अधिक छाया हो सकतो है ? नहीं ही 
सकती, उसी प्रकार अकेले भन्‍्त्री से राज्य के महात्‌ कार्य सिद्ध नहों हो सकते 
( १०, ८२ ) ।” 


एक ओर जहाँ मन्त्रियो की संख्या अधिक होने का विचार है तो दूसरी और 
मन्त्र को गुप्त रखने का प्रइन भी महत्त्वपूर्ण हैं। अधिक मन्त्रियों के होने से मन्त्र का 
गुप्त रखना असम्भव हो जाता हैं। अत अधिक मन्त्रियो वाली परिषद्‌ से लाभ के 
स्थान पर हानि भी सम्भव हैं। सोमदेव इस प्रश्त का समाधान करते हुए लिखते हैं 
कि यदि अन्‍्त्री पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो तो एक या दो मन्त्रो रखने से भी राजा को 
हानि नही हो सकती ( १०, ७७ )। मन्त्रिपरिषद्‌ की सख्या के विषय में सोमदेव का 
विचार हैं कि राजाओं को तीन, पाँच या सात मन्दत्रियों की नियुक्ति करती चाहिए। 
वे विषम सख्या वाली मम्त्रिपरिषद्‌ पर अधिक बल देते हैं। इम का कारण यही है 
कि विषम सख्या वाले मन्त्रिमण्डल का एकमत होया कठिन होता हैँ ( १०, ७१-७२ )। 
भत वे राज्य के विरुद्ध कोई षड्यन्त्र नही कर सकते । सोमदेव एक या दो मन्न्रियों 
की नियुक्ति के विरोधी है। उन का कथन है कि राजा को केवल एक मन्त्रो की नियुक्ति 
नही करनी चाहिए, क्योकि अकेला व्यक्ति स्वच्छन्‍द हो सकता है ( १०, ६६६७ ) | 
आचार्य आगे लिखते है कि दो व्यक्तियों को भी मन्‍्त्री न बनावे, क्योकि दोनो मन्‍्त्री 
मिलकर राज्य को नष्ट कर डालते है ( १०, ६८-६९ ) । अधिक मन्त्रियो की नियुक्ति 
से होने वाली हानि की ओर सकेत करते हुए वे लिखते हैं कि परस्पर ईर्ष्या करने वाले 
बहुत से मस्त्री राजा के समक्ष अपनो अपनी बुद्धि का चमत्कार प्रकट कर के अपना मत 
पुष्ट करते हैं इस से राजकार्य मे हानि होती है ( १०, ७३ )। परस्पर ईर्ष्या रखने 
वाले तथा स्वेच्छाचारी मन्त्रियों की नियुक्ति से राजा को सर्वदा हानि उठानी पड़ती 
है । अत उसे ऐसे व्यक्तियों को मन्त्रीपद पर कभी नियुक्त नहीं करना चाहिए । 


आधार्य सोमदेव सूरि ने भन्त्रिपरिषद्‌ के लिए काई निश्चित सख्या निर्धारित 
नही की है। थे एक सन्तुलित एव विषम सख्या वाली परिषद्‌ के पक्ष में हैं, जिस में 
मन्त्रियो को सख्या तोन, पाँच अथवा सात हो । सम्मवत वे भो आचार्य कौटिल्य की 
भाँति आवश्यकतानुसार मन्त्रियों को नियुक्ति के पक्ष में थे। किन्तु कौटिल्य ने विषम 
सख्या को ओर सकेत नही किया है । मन्त्रिपरिषद्‌ की सल्या के विषय में प्राचीन 
आचार्यों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होतो है। आचार्य कोटिल्य ने इस सम्बन्ध में 
अर्थशास्त्र में विभिन्न आचार्यों के मत उद्धुत किये हैं जो इस प्रकार है--मानव 
सम्प्रदाय ( मनु आदि ) का विचार है कि मन्त्रिपरिषद्‌ में मन्त्रियो की सख्या बारह 
होनी चाहिए, बाहस्पत्य सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रियों की सख्या सोलह तथा ओऔदशतस्‌ 
( शुक्र ) सम्प्रदाय के मत से बीस होनो चाहिए । इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के मतो 
का उल्लेख करने के उपरान्त कौटिल्य लिखते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उसी के 


मन्ज्रिपरिषद्‌ * कु 


अनुसार मम्त्रियो की नियुक्ति करनी चाहिए। महाभारत में सेतीस स्त्रियों को 
परिषद्‌ का उल्लेख मिलता है। 

कौटिल्य ने मानव सम्प्रदाय के मतानुस्तार बारह मन्त्रियों की नियुक्ति का उल्लेख 
किया है, किन्तु वर्तमान उपलब्ध मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ 
में सात या आठ मन्त्रियो की नियुक्ति करनी चाहिए। मनुस्मृति में अन्यत्र ऐसा भी 
विवरण मिलता है कि राजा अन्य मन्त्रियो की भी नियुक्ति करे । सम्भवत कौटिल्य 
ने दोनो स्थानों के वर्णन के आधार पर सामान्य रूप से मानव सम्प्रदाय के मतानुसार 
सन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को सख्या बारह व्यक्त की है । 


मन्त्र का प्रधान प्रयोजन 


परस्पर बैर-विरोध न करने वाले प्रेम और सहानुभूति रखने वाले, युक्ति व 
अनुभव शून्य बात न करने वाले मन्न्रियों के द्वारा जो मन्‍्त्रणा की जाती है, उस से 
थोडे से उपाय से महान्‌ कार्य की पिद्धि होती है और यही मन्त्र का फल या माहात्म्य 
है ( १०, ५० )। साराश यह है कि थोडे परिश्रम से महान्‌ कार्य सिद्ध होता 
मन्त्रशकिति का फल है। जिस प्रकार पृथ्वी में गढ़ी हुई विशाल पत्थर की चट्टान 
तिरछी लकडी के यन्त्रविशेष से शीघ्र ही थोड़े परिश्रम से उठायी जा सकती है, ठीक 
उसी प्रकार मन्त्रशक्ति से महान्‌ कार्य भी थोडे परिश्रम से सिद्ध हो जाते हैं ( १० 
५१ )। आचार्य सोमदेव का कथन है क्रि किसी बात का विचार करते हो उसे शीक्र 
ही कार्यरूप मे परिणत कर देना चाहिए। मन्त्र में विलम्ब करने से उस के प्रकट होने 
का भय रहता है ( १०, ४२ ) | अत उसे शीघ्र हो कार्य रूप में परिणत करे, आचार्य 
शुक्र का भी यही विचार है कि जो मनुष्य विचार निश्चित कर के उसी समय उस पर 
आचरण नही करता उसे मन्त्र का फल प्राप्त नही होता । जो विजिगीषु निश्चित 
विचार के अनुसार कार्य नही करता वह हानि उठाता है । विजिभगीषु ( राजा ) यदि 
मन्त्रणा के अनुकूल कर्त्तव्य में प्रवृत्त नही होता तो उस की मन्त्रणा व्यर्थ है (१०, ४३) । 
शुक्र ने भो कहा है कि जो विजिगीषु मन्त्र का निश्चय कर के उसे के अनुकूल कार्य 
नही करता वह मन्त्र आलसी विद्यार्थी के मन्त्र को भाँति व्यर्थ हो जाता है। . जिस 
प्रकार औषधि के ज्ञान हो जाने पर भो उस के भक्षण किये बिना व्याधि नष्ट नही 
होती उसी प्रकार मन्त्र के कार्य रूप में परिणत किये बिना केवल विचार मात्र से 
कार्य सिद्ध नही होता ( १०, ४४ )। 


१ कौ० अर्थ० १, १६ । 

२ महा० शान्ति० ५, ७-५। 
३ मनु० ७, ४४ ॥। 

४ वही ७, ६४। 

४ झुक्र० नी तिवा० पृ० १२० । 
६ वही, पृ० १२०। 


5६ नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


सन्‍्त्र के अंग 

आचार्य सोमदेव ने भी कौटिल्य की भाँति मन्त्र के पाँच अग बतलाये हैं--१ 
कार्य के कारम्स करने का उपाय, २ पु्रंष और द्रव्य सम्पत्ति, रे देश और काल का 
विभाग, ४. विनिपात ( प्रतिकार ) और ५ कार्यसिद्धि । | 

१ कार्य प्रारम्भ करने के उपाय-- जैसे, अपने राष्ट्र को शत्रुओं से सुरक्षित 
रखने के लिए उस में खाई, परकोट और दुर्ग आदि का निर्माण करने के साधनों पर 
विचार करना और दूसरे देश में शत्रुमूत राजा के यहाँ,सन्धि व विग्रह आदि के 
उद्देश्य से गुप्ततर व दूत भेजना आदि कार्यों के साधनों पर विचार करना मन्त्र का 
प्रथम अग हैं । 

२ पुरुष का द्रव्य सम्पत्ति--यह पुरुष अमुक कार्य करने में निपृण है, यह 
जानकर उसे उस कार्य में नियुक्त करना तथा द्रव्य सम्पत्ति, इतने घन से अमुक कार्य 
सिद्ध होगा । यह क्रमश पुरुषसम्पत्‌ और द्रव्यसम्पत्‌ नाम का दूसरा मन्त्र का अग 
है । अथवा स्वदेश-परदेश की अपेक्षा से प्रत्येक के दो भेद हो जाते हैं । 

३ देश और काछ--अमुक कार्य करने में अमुक देश या अमुक काल अनुकूल 
एवं अमुक देश और काल प्रतिकूल है इस का विचार करना मन्त्र का तीसरा अग है । 
अथवा अपने देश ( दुर्ग आदि के निर्माण के लिए जनपद के बीच का देश ) और काल 
( सुभिक्ष, दृर्भिक्त तथा वर्षा एवं दुसरे देश मे सन्धि आदि करने पर कोई उपजाऊ 
प्रदेश और काल ) आक्रमण करने या त करने का समय कहलाता है । इन का विभाग 
करना यह देश-कालविभाग नाम का तोसरा अग कहलाता है। 

४७. विनिपात-प्रतिकार:--आयी हुई विपत्ति के विनाश का उपाय--विन्तन 
करना, जैसे अपने दुर्ग आदि पर आने वाछे अथवा आये हुए विध्नो का प्रतिकार करता 
यह मन्त्र का विनिपात-प्रतिकार नामक चौथा अग है । 

५ कारय सिद्धि--उन्नति, अवन॒ति और समवस्था यह तोन प्रकार की कार्य- 
पिद्धि है। जिन साम्ादि उपायो से विजिगीषु राजा अपनी उन्नति, शत्रु की अवनति 
था दोनों को समवस्था प्राप्त हो यह कार्यसिद्धि नामक पराचर्ताँ अग है। बिजिगोषु 
राजा को समस्त मन्त्रिमण्डल से अथवा एक या दो मन्त्रियों से उक्त पचांगमन्तर का 
विचार कर तदनुकूछ कार्य करना चाहिए । 
सन्त्रणा के अयोग्य व्यक्ति 

मन्त्रणा प्रत्येक व्यक्ति से नही की जा सकती । इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव 
लिखते हैं कि जो व्यक्ति धघामिक कर्मकाण्ड का विद्वान नही है उस को जिस प्रकार 


१ कौ० अर्थ ० १, १६ तथा नीतिबा०, १०, २६ | < 
२ कौ० अर्थ १, १४। 


मन्त्रिपरिषद्‌ प्छ 
१३ 


श्राद्ध आदि क्रिया कराने का अधिकार नही है उसी प्रकार राजनीतिशञान से शूस्य मूर्ख 
मन्‍्त्री को भी मन्त्रणा का अधिकार नही है ( १०, ८९ ) | मूर्स मन्त्री अस्धे के समान 
मन्त्र का निदचयय नही कर सकता ( १०, ९० )। जो राजा मूर्ख अन्‍्त्रो पर राज्य- 
भार सौंप देता है वह स्वय ही अपने विनाश के बीज योता है ( १०, ८७ )। भागे 
आधार्य लिखते हैं कि शस्त्र सचालन करने वाहे क्षत्रिय लोग मन्त्रणा के पात्र नही हैं, 
क्षत्रियों को रोकने पर भो केवल कलह करना सूझता है। मत उन्हें मनन्‍्त्री नही बनाना 
चाहिए । शस्त्रो से जीविका अर्जन करने वाले क्षत्रियो को युद्ध किये बिना प्राप्त किया 
हुआ भोजन सी नहीं पचता (१०, १०३) । मन्‍्त्रीपद की प्राप्ति, राजा की प्रसश्नता व 
शास्त्रों से जीविका प्राप्त करना, इन में से प्राप्त हुई एक भी वस्तु मनुष्य को उन्म्रत्त 
बना देती है, फिर उक्त तीनों वस्तुओ का समुदाय तो अवध्य हो उसे उन्मत्त बना 
देगा । धनलम्पट व्यक्ति भी मन्त्रणा के अयोग्य है । आचार्य सोमदेव का कथन है कि 
जिस राजा के मन्त्री की बुद्धि धन ग्रहण करने में आसक्त है उस राजा का न तो कोई 
कार्य ही सिद्ध होता है और न उस के पास धन ही रहता है ( १०, १०४ )। 

राजा को चतुर व्यक्तियों के साथ हो परामर्श करना चाहिए | सोमदेव लिखते 
है कि जिस प्रकार नेत्र की सुक्ष्म दृष्टि उस की प्रशसा का कारण होती है उसी प्रकार 
राजमन्त्री की भी यथार्थ दृष्टि (सन्धि, विग्रह आदि कार्यसाघक मन्त्र का यथार्थ ज्ञान) 
उस का राजा द्वारा गौरव प्राप्त करने में कारण होती है (१०, १००)। राजा को 
अपराधों व अपराध कराने वालो के साथ भी मन्त्रणा नही करती चाहिए (१०, 
१६९) । दण्डित व अपराधी पुरुष घर में प्रविष्ट हुए सर्प की भाँति समस्त आपत्तियो 
के आने का कारण होता है (१०, १००) । राजा ने जिन के बन्धु आदि कुटुम्बियों का 
वध बन्धनादि अनिष्ट किया है. उन विरोधियों के साथ भी मन्त्रणा नही करनी चाहिए 
(१०, ३१) | उन के साथ मन्त्रणा करने से मन्त्र के प्रकट हो जाने का भय रहता हैँ । 

मन्जवेला मे केवल वही व्यक्ति प्रधिष्ट हो जिन्हें राजा ने आमन्त्रित किया है । 
बिना बुलाया हुआ व्यक्षित वहाँ न ठ5हरे (१०, ३२)। अमात्य और सेताष्यक्ष आदि 
राज्याधिकारियों से राजदोष (क्रोष व ईर्ष्या आदि) और स्वय किये हुए अपराधों के 
कारण जिन की जीविका नष्ट कर दो गयी है वे क्रोधी, लोभी, भीत ओर तिरस्कृत 
होते है उन्हें कृत्पा के समान महा भयकर समझना चाहिए (१०, १६५) । नारद का 
कथन हैं कि जिन का पराभव और जिन्‍्होने पराभव किया है, उनन्‍तति के आकाक्षी को 
उत्त के साथ मन्त्रणा नही करनी चाहिए | शुक्र का कथन है कि जिस प्रकार घर में 
निवास करने वाले सर्प से सदैव भय बचा रहता है उसी प्रकार घर में आये हुए 
दोषियों से भी भय रहता है। इस के साथ ही राजा को यह बात भी घ्यानमे 
रखनी चाहिए कि वह कभी बाहर से आये हुए दूत के सामने मन्त्रणा न करे । चतुर 


| ह नारद-नोतिवा०। 
२ छुक्र-नी तित्रा०, पृ० १६८। 


९८ नीतिवाक्यारूत में राजमीति 


व्यॉक्त अन्ञंणा करने वाले के भुख के विकार और हस्तादि के संचालन से तथा प्रति- 
ध्यभिरूप शब्द से मन में रहने वाले गुप्त अभिप्राय को जान लेते हैं। अत राजा को 
दृत के समक्ष मन्‍्त्रणा आदि कार्य नहीं करने चाहिए (१०, २७) । 
मन्त्र के लिए उपयुक्त स्थान 

यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है कि मन्त्र या मनन्‍्त्रणा किस स्थान पर की जाये। 
मन्त्रणा में स्थान का भो बहुत महत्त्व है। आचार्य सोमदेव ने इस विषय में भी राजा 
को सचेत किया है कि वह किल-किन स्थानों पर भन्त्रणा न करे । इस सम्बन्ध में 
आचार्य के विचार इस प्रकार हैं--जो स्थान घारो तरफ से खुला हुआ हो ऐसे स्थाव 
पर सथा पर्वत या गुफा आदि स्थातो में जहाँ पर प्रतिध्वनि तिकलतो है वहाँ पर राजा 
और मनन्‍्त्री को मन्त्रणा नही करती चाहिए (१०, २६) । अत गुप्त मन्त्रणा का स्थान 
चारो ओर से दबा हुआ और प्रतिध्वनि से रहित होना चाहिए। गुरु बिद्वान्‌ ने भी लिखा 
हैं कि मन्त्र सिद्धि चाहने वाले राजा को खुले हुए स्थान में मन्त्रणा नही करनी चाहिए, 
अपितु जिस स्थान में मन्त्रणा का शब्द टकराकर प्रतिध्वनित नही होता है ऐसे स्थान 
में बैठ कर मन्त्रणा करनी चाहिए।' आचार्य सोमदेव का मत है कि मस्‍्त्र स्थान में 
पशु-पक्षियो को भी नही रहने देना चाहिए। पशुपक्षो भी राजा की गुप्त मन्त्रणा को 
प्रकाशित कर देते हैं जैसे शुक सारिकाओ को कहानियों से ज्ञात होता है (१०, ३३) । 

अपरीक्षित स्थान पर भी कभी सन्त्रणा सही करनी चाहिए (१०, २९)। इस के 
सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--वृद्ध पुरुषों के भुख से 
सुना जाता है कि एक समय पिशाच लोग हिरण्य गुप्त सम्बन्धी वृत्तान्त को गुप्त मख्त्रणा 
कर रहे थे। उसे रात्रि में वट वृक्ष के नीचे छिपे हुए वररुचि नामक राजमन्त्रो ने 
सुन लिया था । भत उस ने हिरण्यगृप्त के द्वारा कथित इलोक के प्रत्येक पाद सम्बन्धी 
एक-एक अक्षर से अर्थात्‌ चारो पदो के चारो अक्षरों से पूर्ण इलोक की रचता कर लो 
थी (१०, २०) । अत अपरीक्षित स्थान पर कभी मन्त्रणा न करे । बृहस्पति का विचार 
यह है कि मैदान में और जहाँ शब्द की प्रतिष्वनि होती हो, वहाँ सिद्धि का चाहने 
वाला राजा मन्त्रणा न करे । महाभारत में बताया गया है कि जहाँ मन्त्रणा हो तो 
वहाँ बौने, कुबडे, अन्धे, लेंगडे, हिजडे, तिर्यग्योनि वाले जीव न रहने पार्वे । यदि इन 
के समक्ष मन्त्रणा की जायेगी तो वह अवश्य हो प्रकट हो जायेगी ।* 
गुप्त मन्‍्त्रणा प्रकाशित हो जाने के कारण 


मन्त्र को भुप्त रखना बहुत आवश्यक था, क्योकि भन्‍्त्रणा के प्रकाशित हो जाने 
से महान्‌ अपकार होता था । इसी हेतु मन्त्रणा को गुप्त रखने के लिए बडो सावधानों 


१ गुरुननीतिवा०। 
२ बृहस्पति-नीतिबा०, पृष्ठ ११७॥ 
३ महाभारत-८३, ५५ | 


मन्न्रिपरिषद्‌ घ९ 


से काम लिया जाता था। मन्तभेद किन कारणों से हो जाता है इस विषय में भी 
प्राचीब राजश्षास्त्र प्रणेताओं ने गम्मीर दृष्टि से विचार किया है, क्योंकि यहु एक महत्त्व- 
पूर्ण विषय था । आचार्य सोमदेव के अनुसार गुप्त मन्त्र का भेद पाँच कारणों से होता 
है--(१) इंगित, (२) शरोर की सौम्य-रोद्र आकृति, (३) मदिरापान, (४) प्रमाद 
तथा (५) निद्रा । इन पाँच बातो के कारण मन्त्रणा प्रकाशित हो जाती है (१०, ३५)। 
इन बातों को व्याल्या भी आचार्य सोमदेव ने की है जो इस प्रकार है--जब राजा 
मन्त्रणा करते समय अपनी मुखादि को विजातीय (गुप्त अभिप्राय को प्रकट करने बाली) 
चेष्टा बनाते हैं तों इस से गृुप्चर उन के अभिप्राय को णान छेते है। इसी प्रकार क्रोध 
से उत्पन्न होने वाली भयकर आकृति और शान्ति से होने वालो सौम्य भाकृति को 
देख कर गुप्तचर यह जान लेते है कि राजा की भयकर आक्ृति युद्ध को और सौम्य 
आकृति सन्वि को प्रकट कर रही है। इसी प्रकार मदिरापान भादि प्रमाद तथा 
निद्रा भो गुप्त रहस्य को प्रकाशित कर देते है । अत राजा को इन का सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिए ( १०, २६ ४१ )। वशिष्ठ ने कहा है कि राजा को मन्त्रणा के समय 
अपने मुख को आकृति शुभ और दारीर को सौम्य रखना चाहिए तथा निद्रा, मद और 
आलस्य को त्याग देना चाहिए । 

उपर्युक्त बातो के साथ ही मन्त्र को गुप्त रखने के लिए राजा को अन्य बातों 
को भी ध्यान मे रखना चाहिए। राजा मन्त्र को गुप्त रखने के लछिए किस प्रकार मन्त्रणा 
करें एस विषय पर विभिन्‍्तर आचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है । आचार्य कौटिल्य 
ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में भारद्वाज का यह मत उद्धृत किया है कि गृह्य विषयो पर 
राजा अकेला स्वय ही विचार करे क्योकि यदि उने विषयों पर मन्त्रियो से परामर्श 
किया जायेगा तो मन्त्र कभी गुप्त नहीं रह सकता | मन्त्रियों के भी उपमसन्त्रों होते है 
तथा उन के भी अन्य परामर्शदाता होते हैं। मन्त्रियों को इस परम्परा के कारण भन्त्र 
गुप्त नही रह सकता । अत राजा कार्य के प्रारम्भ होने अथवा उस के पूर्ण होने से पूर्व 
किसी भी व्यक्ति को यह आभास न होने दे कि वह क्‍या करने जा रहा है ! किन्तु 
विशालाक्ष ने इस मत का विरोध किया है। उन के अनुप्तार यदि राजा किसी विषय 
पर अकेला ही विचार करेगा तो उसे मन्त्र सिद्धि नही होगी । इस का कारण यह है 
कि राजा को प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होना असम्भव है। मन्‍्त्री ही उस को सब 
विषयों का ज्ञान प्राप्त कराते है । आचार्य पराशर का कथन है कि राजा को मन्त्रियों 
के साथ परामश करने से मन्त्र का ज्ञान तो हो सकता है, किन्तु इस पद्धति से उस को 
रक्षा सम्भव नहीं है। इसलिए राजा जो करना चाहता है उस से विपरीत बात 
मन्त्रियों से पूछे । यह कार है, यह कार्य ऐसा था, यदि कार्य ऐसा हो तो क्या करना 


१ बदिष्ठ नीतिवा०, पृ० ११६ 
मन्त्रसित्वा महीपेन कर्तव्य शुभचेष्टितम्‌ । 
आकारश्च शुभ कार्यस्त्याक्ष्या निद्रामदालसा ॥ 


३०७० नीतियाक्यारूत में सजनीति 


चाहिए--इस प्रकार के प्रदन पूछ कर मन्त्रिगण जैसी मन्त्रणा दें उसी के अनुसार 
राजा कार्य करे । ऐसा करते से उस को मन्त्र का ज्ञान भी हो जायेगा तथा मन्त्र भी 
प्रकाशित न हो सकेगा । परन्तु पिशुन इस बात से सहमत नही हैं। उन का कथन है 
कि जश्न मन्त्रियों से किसी अनिद्दितत विधय पर परामर्श लिया जाता है तो वे उपेक्षा- 
पूर्ण हो उस का उत्तर देते हैं और उस से अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकाशित भी कर 
देते हैं ॥। अत जो मन्त्री जिस विषथ से सम्बन्ध रखता हो उस विषय पर केवल उसी 
से परामर्श लिया जाये । ऐसा करने से दोनो कार्यों की सिद्धि हो जायेगी। आर्थातृ 
मन्त्र का भी ज्ञान हो जायेगा तथा वह यूप्त भी रह सकेगा । 

इस सप्रस्त आवार्यों के विचार उद्धुत करने के उपरान्त आचार्य कोटिल्य सब से 
असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि राजा तोन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा करे । 
उन का कथन है कि यदि एक ही मन्त्री से मन्त्रणा की जायेगी, तो वह मन्त्री निरकुश 
हुआ स्त्रच्छन्दता पूर्वक आचारण करने लगेगा । इस के अतिरिक्त राज्य के गम्भोर 
विषयो पर अकेले मन्त्री के लिए विचार करना बहुत कठिन कार्य है। आचार्य कौटिल्य 
दो मन्त्रियो से भी मन्त्रणा के विरोध में है, क्योकि दोनो मन्त्रियों के मिलू जाने से राजा 
उन के सम्मुख असहाय हो जायेगा और उन के एक-दूसरे के विरोधी होने से मन्त्र 
प्रकट हो जायेगा । परन्तु तीन या चार मन्त्रियों से परामर्श करने से उपर्युक्त दोषो का 
परिहार हो जायेगा तथा राजकार्य भी सुचारु रूप से चछ सकेगा । आचार्य सोमदेव 
भी कौटिल्य के विचारों से बहुत कुछ सहमत हैं किन्तु वे विषम सख्या वाले भन्त्रिमण्डल 
केपक्ष में हैं। गुप्त मन्त्रणा के प्रकाशित हो जाने से राजा के सम्पुख जो सकट 
उपस्थित हो जाता है वह कोठेनाई से भी दूर नहीं किया जा सकता | इसलिए राजा 
को अपने मन्त्र की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योकि मन्त्र-मेद का कष्ट 
दुनिवार होता है । आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि मनुष्य को भ्राणो से भी अधिक अपने 
गुप्त रहस्य को रक्षा करमी चाहिए ( १०, १४७ )। 

मन्त्र के गुह्य रखने के इतने महान्‌ महत्त्व के कारण ही प्राचोन आचार्यों ते 
मन्त्र के प्रकाशित हो जाने के कारणों तथा उस को गुप्त रखने के उपायों का विद्वद 
विवेचन किया है। वास्तव में यह -बहुत हो महत्त्वपूर्ण विषय है, क्योकि मन्त्रसिद्धि पर 
राज्य को समृद्धि एवं सुरक्षा सम्भव है और उठ के प्रकट हो जाने पर राजा महान्‌ 
विपत्तियों मे फेस जाता हैं । 


न 


सन्त्रणा के समय मन्त्रियों के कतंव्य 


मन्त्रियों को सन्‍्त्रणा के समय परस्पर कलह कर के वाद-विवाद और स्वच्छन्द 
वार्तालाप नहीं करना चाहिए। सारांश यह है कि कलह करते से वेर-विरोध और 
अनुभवशून्य वार्तालाय से अनादर होता है । अत भन्त्रियों को मन्त्रवेला में उक्त बातें 


१ कौ० अर्थ ०, १, १६। 
मम्न्रिपरिषद्‌ १०१ 


हे 


कदापि सही करनो चाहिए । गुद का कथन है कि जो मन्‍्त्री सन्त्रवेछा में वैर-विरोध 
के उत्पादक वाद-विवाद और हँँसो आदि करते है उन का मच्त्र सिद्ध नहीं होता । 


सन्जिपरियद्‌ के कार्य 

मन्त्रियों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि बिना 
प्रारम्भ किये कार्यों को प्रारम्भ करता, प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूर्ण करना और 
जो पूर्ण हो चुके हैं उन में कुछ विशेषता उत्पन्न करना तथा अपने अधिकार को उचित 
स्थान में प्रभाव दिखाना ये मन्त्रियों के प्रमुख कार्य है ( १०,२४ )। आचार्य कौठिल्य 
ने भो लिखा है कि कार्य के प्रारम्भ करने के उपाय, मनुष्यों और धन का कार्यों के 
लिए विनियोग, कार्यों के करने के लिए कौन-सा प्रदेश व कौन-सा समय प्रयुक्त किया 
जाये, कार्यध्िद्धि के मार्ग में आने वाली विपत्तियों का निवारण और काय॑ की सिद्धि, 
ये मस्त्र ( राजकीय परामर्श ) के पाँच अग होते हैं । इन्ही कार्यों के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ 
को आवश्यकता होती है। इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने भो मन्सत्रिपरिषद्‌ के पाँच 
कार्य बतलाये है । 

राजकार्यों में राजा को सत्परामर्श देता मन्त्रियों का प्रधान कर्तव्य था । मनु 
ने लिखा है कि इन सचिवो के साथ राजा को राज्य की विभिन्‍न विंकट परिस्थितियों 
में तथा सामान्य, सन्धि, विग्रह, राष्ट्रक्षा तथा सत्पात्रो आदि को धन देने के क्रार्य में 
नित्य परामर्श करना चाहिए! हस प्रकार प्रत्येक कार्य मन्त्रियों के परामर्श से करने मे 
ही राज्य का कल्याण है। यद्यपि राजा के लिए प्रत्येक कार्य मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श 
से करने का विधान था, किन्तु राजा दइत मन्त्रियों के परामर्ण को मानने के लिए बाध्य 
नही था। सन्त्रियो से परामर्ण करने के उपरान्त उस को अपना व्यक्तिगत निर्णय देने 
का भी अधिकार स्मृतिकारों ने राजा को प्रदात किया है । किन्तु राजा इन मन्त्रियो 
के परामर्श का उल्लबन उसी समय कर सकता था जब कि उन के परामर्श में 
एकरुपता न हो और वह राष्ट्र के हित के लिए अपना निर्णय अधिक उपयोगी 
समझता हो । 

इस का अभिप्राय यह नहीं है कि मन्त्रिपरिषद्‌ का राजा के समक्ष कोई अस्तित्व 
ही नही था। राजा सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह अधिकार रखता था कि मन्सत्रिपरिषद्‌ 
के परामर्श को वह माने या न माने, परन्तु सम्त्रिपरिषद्‌ मे विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ 
मन्त्रियों के होने के कारण वह उन के निर्णय को महत्त्व देता था और साधारणत उस 
के अनुसार ही कार्य करता था । आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि राजाओं को अपने 
समस्त कार्यों का प्रारम्भ सुयोग्य मन्त्रियों को मन्त्रणा से हो करता चाहिए (१०, २२)। 


१ गुरु०ए-नी तिवा० । 
३ कौ० अर्ष० १, १६४१ 
३ मनु० ७, ६८। 

४ घही०, ७, (७ । 


३०३ नोविवाक्यासत में सभनोति 


वह आगे लिखते हैं कि विजिगीषु राजा को अप्राप्त राज्य की प्राप्ति और सुरक्षा भादि 
के लिए अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और राजनीति के धुरन्धर विद्वान्‌ तथा अनुभवी मन्त्रियों के 
साथ बैठ कर मन्त्र का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है (१०, २२) | इन बातों से 
स्पष्ट है कि मन्त्रियों के परामर्श का बहुत महत्त्व था और व्यवहार में राजा प्रत्येक 
कार्य इन्हीं मन्त्रियों के पराभर्श से करता था । 


मन्त्रियो के परामर्श के अनुसार कार्य न करने से होने वाली हानि की ओर 
संकेत करते हुए आचाय॑ सोमदेव लिखते हैं कि जो राजा मन्त्रियों के परामर्श की अव॑- 
हेलना करता है और उन की बात नहीं सुनता और न उन की बात पर आचरण ही 
करता है वह राजा नहीं रह सकता, अर्थात्‌ उस का राज्य नष्ट हो जाता है (१०, ५८)। 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में मन्त्रियों के पराम्ी को बहुत महत्त्व दिया 
जाता था और प्रत्येक कार्य में उच्च का परामर्श अत्यन्त आवश्यक था। इस से मन्त्रि- 
परिषद्‌ के अधिकारो का अनुमान ऊूगाना बहुत सरल है। घर्मशास्त्रो के प्रणेताओं का 
निर्देश था कि यदि मन्त्री लोग विरोध करें तो राजा को यह अधिकार नही है कि वह 
किसी को धन दान में दे सके । यहाँ तक कि वह ब्राह्मणों को भी इस प्रकार का दान 
नहीं दे सकता था । यह विधान आपस्तम्ब के समय तक प्रचलित रहा ।' बोढ़- 
कालीन भारत में भी सन्त्रिपरिषद्‌ का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मन्त्रिगण समय-समय पर 
सम्राद्‌ की उस आज्ञा का उल्लघन करते थे जिस से राष्ट्र को हानि होने की सम्भावना 
होती थी । बौद्ध ग्रन्थों के अवलोकन से मन्त्रियों के अधिकारों के विषय में स्पष्ट ज्ञान 
प्राप्त होता है। सम्राट्‌ अशोक के आज्ञा देने पर भो मन्त्रिपरिषद ओर प्रधान मन्‍्त्री 
राधागृप्त ने बौद्ध भिक्षुको को अधिक घन दान देने का विरोध किया था और इस से 
विवश होकर भारत के महान्‌ सम्राट अशोक को दान को अनुमति प्राप्त नही हुई | * 
अशोक के शिछालेखो से भी मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकारो पर प्रकाश पड़ता है। अशोक ने 
अपने प्रधान शिलालेखों की छठी धारा में कहा है कि यदि मैं किसी दान अथवा घोषणा 
के सम्बन्ध मे कोई आज्ञा दूँ और मन्त्रिपरिषद्‌ मे उस के सस्वन्ध मैं किसी प्रकार का 
तिवाद उत्पन्न हो तो मुझे उस की सूचता तुरन्त सिलतनी चाहिए । यदि परिषद्‌ मे मेरे 
सम्बन्ध से, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध मे मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव पूर्णतया अस्वीकृत 
कर दिया गया हो तो उस की मुझे तुरन्त सूचना मिलनी चाहिए । + हसी प्रकार जब 
रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की भाज्ञा दी तो उसे मन्त्रियों ने अपनी 
स्वीकृति प्रदान नही की । सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में मस्त्रिमण राजा के 
प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस योजना के लिए धन की स्वीकृति नहीं दी और 
१ आपस्तम्ब--२, १०, २६, १ । 
२ दिव्यावदान पृ० ४३० तथा आगे 
३ इण्डियन एण्टीकबेरी--१६१३, पृ० २४१ । 


सन्स्रिपरिषद्‌ १०३ 





राजा को अपने मिजो कोश से ही उस का सम्पूर्ण व्यय बहन करना पड़ा । अत 
स्पष्ट है कि राजा को भ्रत्येक कार्य करने से पूर्व मन्त्रिपरिषद्‌ को स्वीकृति प्राप्त करना 
परम आवश्यक था। जो राजा मन्त्रियों की हितकारी बात को व मानकर अपनो 
स्वेज्छा से कार्य करता था उस का परिणाम भयकर होता था । बेन, नहुष तथा यवन« 
राज सुदास इस के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्‍्होने मन्त्रिपरिषद्‌ की उपेक्षा कर के 
अविनयी होकर स्वेच्छाचारी शांसन का प्रयत्न किया और इसी कारण उन्हे राज्य से 
हाथ घोना पडा तथा वे स्वय भो नष्ट हो गये । 

आचार्य सोमदेव ने राजा को मन्त्रियो के परामर्श के अनुसार कार्य करने का 
आदेश दिया है, किन्तु इस के साथ ही वह मन्त्रियों का भो यह कर्तव्य बतलाते हैं कि 
मन्त्री राजा को सदैव सत्परामर्श हो दें और उसे कभी अकार्य का उपदेश न दें । इस 
सम्बन्ध में उन का कथन है कि मन्‍्त्री को राजा के लिए दुख देना उत्तम है अर्थात्‌ 
यदि वह भविष्य में हितकारक किन्तु तत्कारू अप्रिय छगने वाले ऐसे कठोर वचन बोल 
कर राजा को दु खी करता है तो उत्तम है, परन्तु अकर्तव्य का उपदेश देकर राजा 
का विनाश करना अच्छा नही (१०, ५३) । जो मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है 
धहू राजा का शत्रु है | मन्त्रियों का तो यह कर्तव्य है कि यदि राजा अपने कर्तव्य से 
हुट कर कुमार्ग का अनुसरण करे तो उसे कठोर वचन बोक कर भी सन्‍्मार्ग पर छाना 
चाहिए । इस सम्बन्ध मे आचार्य सोमदेव सूरि ने बडा ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
किया है जो इस प्रकार है--“जिस प्रकार माता अपने शिशु को दुग्धपान कराने के 
उद्देश्य से उस को ताडित करती हैं, उसी प्रकार कुमार्ग पर चलने वाले राजा को 
कठोर वचन द्वारा मन्त्री सन्‍्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें (१०, ५४) । इस के साथ 
ही सोमदेव मन्त्रियो को यह भी अ देश देते है कि वे राजा के अतिरिक्त अन्य किसी के 
साथ स्नेह आदि सम्बन्ध न रखें (१०, ५५) । राजा की सुख-सम्पत्ति ही मन्त्रियों को 
सुख-सम्पत्ति है और राजा के कष्ट भी मन्त्री के कष्ट समझे जाते है । राजा जिस पुरुष 
पर निम्नह और अनुग्रह करते है वह मन्त्रियो द्वारा किया हुआ ही समझना चाहिए 
(१०, ५६) । इस का अभिप्राय यही हे कि मन्त्रियो को पुथक्‌ रूप से उस पुरुष पर 
निग्नह अथवा अनुग्रह नही करना चाहिए और सर्देव राज्य के कल्याण का ही चिन्तन 
करते रहना चाहिए। आचार्य कौटिल्य भी मन्त्रियो के कार्यों का वर्णन इसी प्रकार 
करते है। 
राजा और सन्न्रिपरिषद्‌ 

उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट है कि राजा और मन्त्रिपरिषद्‌ का बहुत धनिष्ठ 
सम्बन्ध था। राज्य का समस्त कार्य मन्त्रियों के परामर्श से ही होता था। राज्यागो मे 





१ एपिग्राफिया इण्डिका- 5, ४४ ( शिलालेख की पक्तियाँ १६ ६७ )। 
२ मनु० ७, ४१। 
३ कौ० अर्थ० १ १५। 


३०४ नीतिवाक्यास्टत में राजनीति 


भी राजा के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान अमात्य अथवा भनन्‍्ञी का ही था। राजा को अपनो 
प्रकृति ( सन्‍दी एय सेमापति क्षादि ) से कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन के 
अपराधी सिद्ध होने पर क्या दण्ड देवे इस विषय में भी सोमदेव ने प्रकाश डाछा है । 
वे लिखते हैं कि नीतिश राजा का करतंत्य है कि वह अपराध के कारण पृथक्‌ किये गये 
अधिकारियों को नीति द्वारा वश में करे । क्रोधी और कोमो राज्याध्षिकारियों को सेवा 
पे मुक्त करे, क्योकि उन्हें पुन' नियुक्त करने से उस को तथा राज्य की क्षति होने को 
सम्भावना रहतो है । जीविका के बिना भयभोत हुए कर्मचारियों को पुन उन के पदों 
पर नियुक्तत कर देना चाहिए। ऐसा करने से वे कृतज्ञता के कारण विद्रोह वही कर 
सकते । स्वाभिमान्री व्यक्तियों का सम्मावत करता चाहिए (१०, १६३) । 

राजा का गह कर्तव्य है कि जिन कार्यों से उस की' प्रकृति, मन्त्री, सेनापति 
आदि कर्ठव्यच्युत होते हैं, उन्हे न करे एबं छोभ के कारणों से पराहुमुख होकर उदा- 
रता से काम ले ( १०, १६५ )। वशिष्ठ ने कहा है कि राजा को अमात्य आदि 
प्रकृति के मष्ट और विरकक्‍्त होने के साधनों का संग्रह तथा लोभ करना उचित नहीं है, 
क्योकि प्रकृति के दृष्ट--नष्ट और विरक्‍्त--होने से राज्य को वृद्धि नहीं हो सकती ।' 
शन्नु आदि से होने वाले समस्त क्रोषो की अपेक्षा मन्त्री व सैनापति आदि प्रकृति वर्ग 
का क्रोध राजा के छिए विशेष कष्टदायक होता है ( १०, १६७ )। इस का तात्पर्य 
यही है कि राज्यरूपी वृक्ष का मूल अमात्य आदि प्रकृति ही होती है। इस के विरुद्ध 
होने से राज्य नष्ट हो जाता है । अत राजा को उसे सन्तुष्ट रखने में प्रयत्तशील रहना 
चाहिए । राजा का यह भो कर्तव्य है कि जिन को कौटुम्बिक सम्बन्ध आदि के कारण 
कठोर दण्ड नही दिया जा सकता, ऐसे राजद्रोही अपराधियो को तालाब तथा खाई 
खुदवाना, पुल बनवाना आदि कार्यों में नियुक्त कर बलेशित करे ( १०, १६८ )। 
असात्यो के दोष 

आचार्य सोमदेव ने जिस प्रकार मन्त्रो आदि के गुण दोषो का विवेचन नीति- 
थाक्‍्यामृत में किया है उसी प्रकार अमात्यादि के कर्तव्यो, गृणो तथा उन के दोषों पर 
भी पूर्ण प्रकाश डाला है । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि किन व्यक्तियों को 
राज्य के उच्च पदो पर नियुक्त करना चाहिए। अमात्यों के दोषो का वर्णन करते हुए 
सोमदेव लिखते हैं कि राजा निम्नलिखित व्यक्तियो को अमात्यपद पर कभी नियुक्त 
न करे--अत्यन्त क्रोधी, सुदृढ़ पक्ष वाला, बाह्य एवं आम्यन्तर मलिनता से दूषित, 
व्यसनी, अकुलीन, हठी, आय से अधिक व्यय करने वाला, विदेशी तथा कृपण । 
सोमदेव ने अमात्यपद के अयोग्य व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या भो की है जिस 
का वर्णत निम्नलिखित है-- 
१ बशिप्ठ--नी तिवा० पू० १६७। 


क्षयों लोभो विरागौ च प्रक़्तीना न शस्यते । 
यतस्तासा प्रदीषेण राज्यबृद्धि प्रजायते ॥ 


मम्क्रिपरिषद्‌ न्‍ ५ १०५ 
१४ 


१ अत्यन्त क्रीधी--कोध मनुष्य का सन्तुलून खो देता है और उसे उचित- 
अनुचित के ज्ञान से परयभ्रष्ट कर देता है। यदि क्रोधी व्यक्ति को अमात्य बना दिया 
जाये और किसी अपराध के कारण उसे दण्ड दिया जाये तो वह क्रोध के कारण या 
तो स्वयं नष्ट हो जाता है अथवा अपने स्वामों को नष्ट कर देवा है ( १८, १४ )। 

२ बलि पक्ष वाला--ऐसा ध्यक्ति भी अमात्यपद पर नियुक्त किये जाने 
में सर्वथा अयोग्य है जिस का पक्ष ( माता-पिता आदि ) बलिष्ठ होता है। वह अपने 
पक्ष की सहायता से राजा को नष्ट कर देता है ( १८, १५ )। 

3. अपवित्र--उसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जो श्रेष्ठ चरित्र वाला 
हो । ऐसे व्यक्ति का प्रभाव ही जनता पर अच्छा पड सकता है। अपविन्न व्यक्ति 
प्रभावहीन होता है। वह राजा को अपने स्पर्श से दूषित करता है ( १८, १३ )। 

४ व्यसनी--यदि अमात्य किसी भी व्यप्तन का दास है तो वह राजा को 
विनाश की ओर ले जायेगा। आधार्य सोमदेव के अनुसार व्यक्ति में यदि एक भी 
व्यसन है तो वह विनाश का कारण है ( १६, ३३ )। व्यसनों को कर्त॑व्य-अकर्तव्य का 
कोई भी ज्ञान नहों रहता । 

५ अकुछीन--समस्त आचार्यों ने कुलीन व्यक्षियों को हो अमात्य बनाने 
का निर्देश दिया है। आचार्य सोमदेव लिखते है कि नीच कुल बाला व्यक्ति थोडा-सा 
भी वैभव प्राप्त कर के मदोन्‍्मत्त हो जाता है और राज्य को हानि करता है (१८, १३)। 

६ हृटठी--हठी व्यक्तति- दुराग्रह के कारण किसी की भी बात नही मानता 
ओर अपनी मनमानों करता है। किसी कार्य से चाहे राज्य की कितनी भी हानि क्‍यों 
न हो किन्तु वह अपनी ही हठ करता है ( ५, ७६ )। 

७ विदेशी--किसी भी विदेशी को अर्थ-सचिव या उच्च सेना का अधिकारी 
नहीं बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा विदेशी पुरुष 
को धन के आय-व्यय का अधिकार एव प्राणरक्षा का अधिकार न देवे ( १८, १८ )। 
अर्थात्‌ उन्हें अपने सचिव एवं सेना-सचिव के उत्तरदायित्वपूर्ण पदो पर नियुक्त व करे 
क्योकि विदेशी उस के राज्य मे कुछ समय ठहर कर के अपने देश को प्रस्थान कर जाते 
है और अवसर पाकर राजद्रोह करने लगते है तथा राज्य का धन भी अपने साथ छे 
जाते हैं। अत अर्थ सचिव व सेना-सचिव अपने देश का योग्य व्यक्ति होना चाहिए 
क्योंकि अपने देशवासी से उस के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन कालान्तर में भी प्राप्त 
किया जा सकता है किन्तु विदेशों से बह धन नही मिल सकता क्योकि वह तो उस घन 
को लेकर अपने देश को भाग जाता है ( १८, १९ )। 

८ क्रपण--क्रपण व्यक्ति को भी कभी अमात्य नहीं बनाना चाहिए। कृपण 
जब राजकीय घन ग्रहण कर लेता है तो उस से पुन धन वापस मिलम्म पाषाण से 
वल्कल छोलने के समान असम्मव होता है ( १८, २० )। अत क्रपण मनुष्य को भी 
कभी अर्थ-सचिव नहीं बनाना चाहिए । 


६०६ नीतिवाक्यामत में राजनीति 


अधिकारी बनाने योग्य व्यक्ति 


आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि वही व्यक्ति अधिकारी बनाने योग्य है जो 
अपराध करने पर राजा द्वारा सरलता पूर्वक दण्डित किये जा सकें ( १८, २१ )। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सम्बन्धी को कभो अर्थ-सचिव आदि पदों पर नियुक्त तहीं करना 
चाहिए ( १८, २२ )। आचार्य सोमदेव ने इन को अधिकारी त बनाने के कारणों पर 
भी प्रकाद डाला है । वे छिखते हैं कि ब्राह्मण अधिकारी होने पर अपने जातिगत 
स्वभाव के कारण ग्रहण किया हुआ धन बडी कठिनता से देता है अथवा नही भी देता 
( १८, २३ ) | क्षत्रिय के विरोध में अपना मत प्रकट करते हुए आचार्य लिखते हैं कि 
क्षत्रिय अधिकारी विरुद्ध हुआ तलवार दिखाता है ( १८, २४ )। इस का अभिप्राय 
यह है क्ि क्षत्रिय अधिकारी द्वारा ग्रहण किया हुआ धन झास्त्र प्रहार के बिना नही 
प्राप्त हो सकता। 


कुठुम्बी और सहपाठी को अधिकारों बनाने का निषेध 


अपने कुटुम्बी अथवा सहपाठी को भी राजा कभो किसी उच्चपद पर नियुक्त 
न करे (१८, २५)। जत्र राजा द्वारा अपना कुटुम्बी या सहपाठो बन्धु आदि अधिकारी 
बना दिया जाता है तो वहू--मैं राजा का बन्धु हें अथवा सहृपाठी हें--इस गर्व से 
दूसरे अधिकारियों को तुच्छ समझ कर स्वय समस्त राजकोय धन हडप लेता हैँ । वह 
सब अधिकारियो को तिरस्कृत कर के स्वय अत्यन्त शक्तिशाली हो जाता है। राजा 
किसी ऐसे व्यक्ति को भी उच्च अधिकारी न बनावे जिसे अपराध के कारण दण्ड देने 
पर पश्चात्ताप करना पडे । किसी पृज्य व्यक्ति को भी अधिकारी नही बनाना चाहिए, 
क्योकि वह स्वय को राजा द्वारा पूज्य समझ कर तिर्भीक व उच्छू खल होता हुआ राजा 
को आज्ञा का उल्लघन करता है तथा राजकोय धन का अपहरण आदि सनमातो 
प्रवृत्ति करता है (१८, ३२)। उस के इस व्यवहार से राजकीय घन की क्षति होतो हैं । 
राजा किसी पुराने सेवक को भी अधिकारी न बनाये ( १८, २३ )। क्योकि वह उस 
से परिचय के कारण चोरी आदि अपराध कर लेने पर भी निडर रहता है। राजा 
किसी उपकारों को भी अपना अधिकारी न बनाये ( १८, ३४ ) । क्योकि उपकारी 
पुरुष पूर्वकृत उपकार राजा के समक्ष प्रकट कर के समस्त राजकीय धन हडप कर 
जाता है। किसी बाल्यकाल के मित्र को भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए । जिस के 
निषेध का कारण यह है कि वह अतिपरिचय के कारण अभिमानवश स्वय को राजा 
के समान ही समझता है ( १८, ३५ ) | क्रर व्यक्ति को भो राजा कभो अधिकारी ने 
बनाये क्योकि क्र हृदय वाला व्यक्ति अधिकारी बनकर समस्त अनर्थ उत्पन्न करता 
है ( १८, ३६ ) । राजद्वेषी क्र हृदय वाले पुरुष को अधिकारी बनाते से जो हानि 
होती हैं उस का उदाहरण शकुनि तथा शकटार से मिल सकता है, जिन्‍्होने मन्त्री प्राप्त 
कर के अपने स्वामियों से द्वेष कर के राज्य में अनेक अनर्थ उत्पन्न किये ज़िस के फल- 


मन्न्रिपरिषद्‌ १०७ * 


स्वरूप राज्य की महान्‌ क्षति हुई । मित्र को अमात्यादि अधिकारों बनाने से राजकीय 
घन व मित्रता की हानि होती है, अर्थात्‌ मित्र अधिकारी राजा को अपना मित्र सम 
कर निर्मीकृतापूर्वक उच्छु खल हीकर उस का घन छे लेता है जिस से राजा उस का 
बच कर डालता है। इस प्रकार मित्र को अधिकारी बनाने से राजकोय घन व मित्रता 
दोनों का हो विनाश होता है ( १८, ३७ ) । मूर्ख व्यक्ति को भी अमात्यादि बताने का 
निषेध किया है। मूर्ख को अमात्यादि अधिकार देने से स्वामी को धर्म, घन तथा यश 
को प्रासि कठिनाई से होती है अथवा अनिश्चित होती है। क्योकि मूर्ख अधिकारी से 
स्वामी को धर्म का निश्चय नहीं होता ओर न घन-प्राप्ति हो होती है और न यश ही 
मिलता है, परन्तु दो बातें निश्चित होती है--( १ ) स्वामी का आपत्तिग्रसित हो 
जाना तथा ( २ ) नरक की प्राप्ति ( १८, ४० )। मूर्ख अधिकारी ऐसे दुष्कृत्य कर 
बैठता है जिस से उस का स्वामी आपदुग्रस्त हो जाता है तथा ऐसे कार्य करता है जिस 
से प्रजा पीडित होती है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप स्वामी नरकगामी होता है । 
आलसी व्यक्ति की नियुक्ति से भी राजा को कोई छाभ नहीं हो सकता, क्योकि 
आलसी अधिकारी कोई भो राज्य-कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता ओर ऐसो 
स्थिति में समस्त कार्य राजा को ही करने पडते है ( १०, १४८ )। किन्तु अकेला 
राजा समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता | इसी कारण विद्वानों ने 
आलसी को नियुक्त करने का निषेध किया हैं। राज्याधिकारी कर्मठ होने चाहिए जिस 
से राज्य के समस्त कार्य सुचारु रूप से चल सकें। इस विषय में आचार्य सोमदेव लिखते 
हैं कि राजा को उन मन्त्री आदि अधिकारियों से कोई लाभ नही जिन के होने 
पर भी उसे स्वय कष्ट उठाकर अपनेआप हो राज्य-्कार्य करने पड़े अथवा स्वय कर्तव्य 
पूर्ण कर के सुख प्राप्त करना पडे (१८, ४१) । क्षुद्र प्रकृति वाले अमात्यादि अपने-अपने 
अधिकारो में नियुक्त हुए सैन्धव जाति के घोड़े के समान विकृत हो जाते है ( १८, 
४३ )। इस का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सैन्धव जाति के घोडे के दमन करने 
पर वह उन्मत्त होकर सवार को भूमि पर गिरा देता हैं उसी प्रकार अधिकारीगण 
भी क्षुद्र प्रकुंतिवश गर्वयुक्त होकर राज्य की हाति करने के लिए तत्पर रहते है । अत 

राजा को सदेव उन की परीक्षा करते रहना बाहिए। 


असात्यो के अन्य दोष 


आचार्य सोमदेव ने अमात्यो के कुछ अन्य दोषो की ओर भी सकेत किया है । 
बह लिखते है. कि जिस अमात्य में निम्नलिखित दोष पाये जायें उसे अमात्यपद पर 
नियुक्त नही करना चाहिए। उन के अनुसार अमात्यो के दोष इस प्रकार है-- (१) 
भअक्षण--राजकीय घन खाने वाला, ( २) उपेक्षणफ--राजकीय सम्पत्ति नष्ट करने वाला, 
( ३ ) प्रशाहीनत्व--जिस की बुद्धि नष्ट हो गयी हो या जो राजनीतिक ज्ञान से घ्ून्य 
हो, ( ४ ) अपरोच्य--प्रभावहीन, ( ५) प्राप्तार्थी प्रदेश--जो कर आदि उपायो द्वारा 


4०८ नीतिवाक्याम्त में राजनोधि 


प्राप्त हुए घत को राजकोष में जमा नहीं करता, (६ ) द्रव्यविनिमय--जो राजकीय 
बहुमूल्य द्रव्य अन्य मूल्य में निकाल लेता है अर्थात्‌ जो बहुमूल्य भुद्राओं को स्वय ग्रहण 
कर के और उत्त के बदले में अल्प मूल्य वाली मुद्राएँ राज्य-कोष में जमा कर देता है । 
सारांश यह है कि जो राजा उक्त दोषों से युक्त व्यक्ति को अमात्य बनाता है उस का 
राज्य नष्ट हो जाता है ( १८, ४७ )। 


राज्याधिकारियों के धनवान्‌ होने का निषेध 


राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारियों को अधिक घनवान्‌ न 
होने देवे । अमात्यादि अधिकारियों से राज-कोष को रक्षा के लिए उन का कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिए तथा समग्र-समय पर उन की पैरीक्षा करते रहना चाहिए 
(१८, ४४) । नारद ने भी कहा है कि पृथ्वी पर कुलीन पुरुष भी धनवान्‌ होने पर गर्व 
फरने लगते हैं। सभी अधिकारी अत्यन्त धनाढदय होने पर भविष्य में स्वामी के 
बशवर्ती नही होते अथवा कठिनाई से बश में होते हैं अथवा उस के पद की प्राप्ति के 
अभिलाषी हो जाते है (१८, ४६) । 


राज्याधिकारियों की स्थायो नियुक्ति का निषेध 


राजा अपने अधिकारियो की नियुक्ति स्थायी रूप से कदापि न करे और न एक 
स्थान पर ही उन्हें अधिक समय तक रहने दे (१८, ४८) । स्थायी नियुक्ति वाले अधि- 
कारी राजकोष की क्षति करने वाले हो सकते है। अत राजा राज्याधिकारियो को 
नियुक्ति अस्थायी एवं क्रमानुसार बदलने वाली ही करे । आचार्य सोमदेव का कथन हे 
कि राजा अमात्ये आदि अधिकारियों की नियुक्ति स्वदेश या परदेश का विचार न 
कर अध्थायो रूप से करे, क्योकि अधिकारियो की स्थायी नियुक्ति का परिणाम भयकर 
होता है (१८, ५०) | अर्थात्‌ स्थायो अधिकारी राजकोष की क्षेति करने वाले 
होते है । 


मम्ध्रिपरिषद्‌ ३७०९ 


५ 
हुग 


भारत का प्राचोन इतिहास अनेक युद्धों से परिपूर्ण है। सीमा विस्तार को 
भावना इस देश के राज्यो में अति प्रानीन काल से ही देखी गयी है। चक्रवर्ती शासन 
का परम्परा में इन युद्धों में कुछ कमी भवद्य आयी, किन्तु फिर भी युद्धों की समाप्ति 
पर्ण रूप से नहीं हुईै। भारतीय जनता एवं आचार्यों ने चक्रवर्ती शासन को मान्यता 
प्रदान को । राज्यो को सुदृढ़ता के लिए दुर्ग निर्माण का महत्त्व कम नहीं हुआ। 
भाचोन काल में राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग एक महत्त्वपूर्ण राज्याग समझा जाता 
था, इसी कारण उस को राजनीतिज्ञो ने राज्य के अगो में एक प्रमुख अग माना । जिस 
राज्य में जितने अधिक दुर्ग होते थे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली समझा जाता था। 
जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा युद्ध में सहायक होने के कारण दुर्गों का महत्त्व 
इस देश मे बहुत काछ तक रहा। राण्यशास्त्र प्रणेताओं ने अपने ग्रन्थों में उस की 
महत्ता के कारण ही उस का वर्णन किया है। शुक्राचार्य तथा आचार्य कौठिल्य ने दुर्ग- 
रचना की विशिष्ट विधियों एवं श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला 
हैं।' आचार्य सोमदेवसूरि ने भी दुर्ग को राज्यागों मे बहुत महत्त्व प्रदान किया है 
इसी कारण उन्होंने नीतिवाब्यामृत में दुर्ग-समुद्शेश की भी रचना की है। दुर्ग को 
व्याख्या करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस के समीप जाने से शत्रु दुख प्राप्त करते 
हैं अधवा जहाँ दुंष्टो के उद्योग द्वारा उत्पन्न होने वाली विजिगोषु की आपत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं उसे दुर्ग कहते हैं ( २०, १ )। साराश यह है कि जब विजिगीषु अपने राज्य 
में शत्रु द्वारा ब्ाक्रमण होने के अग्रीग्य विकट स्थान--दुर्ग, खाईं आदि बनवाता है, 
तब छात्रु लोग उन विकट स्थानों से दू खो होते है, क्योकि उन के आक्रमण वहाँ सफल 
नही हो पाते | शुक्राचार्य दुर्ग की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि जिस को प्राप्त 
»रने में शत्रुओं को भोषण कष्ट सहन करने पडे और जो सकट काल में अपने स्वामी 
की रक्षा करता है, उसे दुर्ग कहते हैं । 
१ शुक्र० ४,६, कौ० अर्थ २,३-४ | 
३२ शुक्र०, नीतिबा०, पृ० १६८॥। 


मस्य दुर्गस्प सप्राप्ते शत्रवों दु खमाप्नुयु । 
६. 
स्वामिन रक्षयस्येव व्यसने वुगमेव तल ॥ 


११० नीतिवाक्यारूत में राजनीशि 


राजधानो 


जहाँ राज्यन्य्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले राजा तथा अन्य राजकर्मचारी 
निवास करते हैं उस्ते राजधानी अथवा पुर कहते है। यह शासन का केन्द्र होता है और 
यहीं से समस्त शासन नीति का प्रसारण होता है। अन्य नगरो की अपेक्षा इस स्थान 
को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता हैं और इस को विशिष्ट प्रकार के साधनों से सम्पन्न 
बनाया जाता है| कह्दी इस स्थान को रचना दुर्गवत्‌ होती है और कहीं नगरवत्‌ । यदि 
इस की रखना नगरवत्‌ होती है तो उस के अन्दर दुर्ग होता है और यदि दुर्गवत्‌ होती 
है तो दुर्ग के अन्दर नगर होता है। इसी कारण प्राचीन आचार्यों ने पुर और दूर्ग का 
प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूपों मे किया है। प्राचोन काल में अधिकतर नगरो की 
रचना दुर्गाकार रूप में ही की जाती थी । ऋग्वेद में भी 'आयसीपुर ' अर्थात्‌ लौहनिभित 
पुर का वर्णन मिलता है। 

पुर को किस प्रकार से बसाया जाये अथवा उस का निर्माण किस प्रकार किया 
जाये इस विषय पर नोति ग्रन्थों मे विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। जनपद की 
सीमाओ पर सामरिक स्थानों का निर्माण किस प्रकार किया जाये इस विषय में भी 
विद्वानों ने विचार किया है। आचार्य कौटिल्य ने दुर्ग विधान के प्रकरण में लिखा हैं 
कि राजा को चाहिए कि अपने देदा के चारो ओर युद्धोपयोगी एवं दैवनिर्मित पर्वतादि 
विकट स्थानों को हो दुर्ग रूप में परिणत कर दे । जल से पूर्ण किसी स्वाभाविक द्वीप 
अथवा गहरी खुदी हुई खाई से परिवेष्टित स्थान ये दो प्रकार के औदक ( जलीय ) 
दुर्ग माने जाते हैं । बड़े-बडे पत्थरो से तथा कन्दराओ से घिरा दुर्ग पर्वतदुर्ग कहलाता 
है । जल तथा धास आदि से होन और ऊसर प्रदेश मे बना हुआ दुर्ग धान्वन्‌ ( मरु- 
स्थलीय ) दुर्ग माना जाता है। चारो ओर दलदइल से घिरा तथा काँटेदार क्षाडियों से 
परिवेष्टित दुर्ग बनदुर्ग कहा जाता है। इन में से वदोदुर्ग तथा पर्वतदुर्ग अपने देश की 
रक्षा करते हैं । धास्वनदुर्ग तथा वनदुर्ग जगलो में बनाये जाते हैं। आपत्तिकाल में 
राजा इन दुगों मे आत्मरक्षा करता है।' 
मु जनपद के मध्य में राजा आठ सौ प्रामो के बीच बनने बाला स्थानीय नाम का 
एक नगरविशेष बसाये । वह नगर राजा का समुदयस्थान ( राजकोष मे रखने योग्य 
घतराशि जुटाने का स्थान--तहसील ) कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के विशजन किसी 
निर्दिष्ट स्थान, किसी नंदो के सममस्थरू पर, सदा जिस में जल रहता हो ऐसे किसो 
सरोवर के तट पर अथवा फमलयुबत किसी तडाग के बोच से इस स्थानीय नगर का 
निर्माण कराये । वास्तु की स्थितिवश वह नगर गोलाकार, लूम्बा तथा चौकोर रखा ' 
जा सकता है। नगर के चारो ओर जलप्रवाह युक्त खाईं अवश्य होनी चाहिए । बह 
नगर एक प्रकार का पत्तन कहलायेगा, जिस में उस के चारों ओर उत्पन्न होने वाली 





१ कौ० अर्थ० २, ३। 


€ 


दुग १११ 


वस्तुओं के सग्रह तथा क्रय-विक्रय का केद्ध रहेगा और वह स्थान जलपथ तथा स्थरूपथ 
से सम्बद होगा । इस स्थानीय नगर के चारो ओर राजा चार हाथ के अन्दर पर तीन 
खाइयाँ खुदवाये । वे तीनो ही क्रश चोदह दण्ड (५६ हाथ ), बारह दण्ड ( ४८ 
हाथ ) तथा दस दण्ड ( ४० हाथ ) चौडी होनी चाहिए । उन को गहराई चौड़ाई से 
एक चतुर्थाश कम अथवा आधी रहे । अथवा चोडाई का एक तुतोयाश उस को गहराई 
रखे, उत खाइयो का तलप्रदेश चौकोर और पत्थर से बना होना चाहिए। उन की 
दीवार पत्थर या इंटो को बनो हुई हो और खुदाई इतनी गहरी को जाये कि धरती के 
भीतर से पानी निकल आये । अथवा नदी आदि के आगस्तुक जल से उन्हें भरा जा 
सके । उन में से जल निकलने का भी मार्ग बना होना चाहिए। उन में कमर तथा नक्र 
आदि जलूजन्तु भी रहे ।' 

कौटिल्य ने दुर्ग विधान के प्रकरण में उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त भी बड़े 
विस्तार के साथ जनपद को रचना के विषय मे प्रकाश डाला है।' 
दुर्गंका सहत्त्व 

प्राचीन आचार्यों ने दुर्ग के महत्त्व पर भो पूर्ण रूप से अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। इस विषय मे सोमदेव लिखते हैं कि जिस देश में दुर्ग नही है बह पराजय का स्थान 
है। जिस प्रकार समुद्र के मध्य नोका से पृथक्‌ होने वाले पक्षो का कोई रक्षक नही 
होता, उसी प्रकार सकट काल में दुर्ग विहीत राजा की भी रक्षा करने वाला कोई नही 
( २०, ४-५ ) । कोटिल्य ने दुर्ग के महस्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि दुर्ग 
न हो तो कोष पर शत्रु सुगमता से अधिकार कर लेगा और युद्ध के अवसर पर शत्रु को 
पराजय के लिए दुर्ग का ही आश्रय लेना हितकर होगा । सैन्यशक्ति का प्रयोग यही से 
भली-भाँति हो सकता है। जिन राजाओं का दुंग सुदृढ़ होता है उन्हे परास्त करना 
सुगम नही होता है ।* दुर्ग के महत्त्व के सम्बन्ध में मनु का कथन है कि दूर्ग में सुर- 
क्षित एक घनुर्ारी सौ योद्धाओं से तथा सौ धनुर्धारी दस सहस्र योद्धाओ से युद्ध करने 
में समर्थ हो सकते है अत राजा को अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करना 
चाहिए ।* याज्ञवल्क्य का कथन है कि दुर्ग राजा, जनता तथा कोष की सुरक्षा के 
लिए परम आवश्यक है ।* 

दुग के भेद--आचार्य सोमदेव ने स्वाभाविक एवं आहार दो प्रकार के दूर्गों 
का उल्लेख किया है ( २०, २ )। टोकाकार ने स्वाभाविक दुर्ग के चार भेद बतलाये 
है--१. ोदक, २ पर्वत दुर्ग, ३ बन्वहदुर्ग तथा ४ वनदूर्ग । 
५.4 कौ० अर्थ० २, ३। 
२ वही,२, ३-४। 
३० वही, ८, १। 
है. मनू ० 3, ४ । 
$ याक्ष० १, ३२१, 


११२ नीतिवाक्यामस्॒त में राजभीति 


१ औदक--चारों ओर नदियों से वेष्टित व मध्य में टापू के समान विकट 
स्थान अथवा बडे-बडे सरोवरों से वेष्टित मध्य स्थान को ओऔदकदूर्ग कहते हैं । 


२ पर्वतहुगें--बडे-बड़े प्रस्तरों अथवा विशाल चट्टानों से वेष्टित अयवा स्वय 
गुझाओ के आकार के बने हुए विकट स्थान पर्वतदुर्ग कहलाते हैं । 


३. धन्वदुरग--जल, घास शून्य भूमि या ऊसर भूमि में बने हुए विकट स्थान 
को धन्वदुर्ग कहते हैं । * 

४. वनदुगे---चारों ओर घनो कीचड से युक्त अथवा काँटेदार झाड़ियों से 
वेष्टित स्थान को वनदुर्ग कहते हैं । 

जलरूदुर्ग और पदव॑तदुर्ग देश की रक्षा के लिए तथा धन्वदुर्ग एव बनदुर्ग आट- 
वबिकों की रक्षा के लिए होते हैं। राजा भो छत्रुकृत आक्रमणों से उत्पन्न आपत्ति के 
समय भागकर इन दुर्गों में आश्रय ले सकता है। मनु ने छह प्रकार के दुर्गों का वर्णन 
किया है | उन के अनुसार धन्वदुर्ग, महोदुर्ग, जलदुर्गं, वृक्षदुर्ग, मुददुर्ग तथा गिरिदुर्ग 
थादि दूर्गों के भेद हैं। इन दुर्गों की व्यास्या भी मनु ने की है। उन्होने गिरिदुर्ग को 
विशेष महत्त्व दिया है ।' शुक्रनीतिसार में सात प्रकार के दूर्गों का वर्णन मिलता है । 
शुक्र के अनुसार एरिणदुर्ग, पारिखदुर्ग, बनदुर्ग, धन्वदुर्ग, जलदूर्ग, गिरिदुर्ग तथा सैन्य- 
दुर्ग आदि दुर्गों के भेद है। उन्होने इन सात प्रकार के दुर्गों की व्याख्या भी की है जो 
इस प्रकार हैं--जो दुर्ग झाडी, कोटे, पत्थर, ऊसरभूमि तथा गुप्तमार्गयुक्त हो उसे 
एरिणदुर्ग कहते हैं । जिस दुर्ग का परकोटा इंट, पत्थर, भिट्टी आदि की दोवार से बना 
हो उसे पारिखदुर्ग कहते हैं। जो विशाल घने वृक्षो और काँटों से घिरा हो उसे वनदुर्ग 
कहते हैं । जिस दुर्ग के चारो ओर जल का प्रवाह हो उसे घन्वदुर्ग कहते है और जो 
दुर्ग जल से घिरा हो उसे जलदुर्ग कहते हैं। जो बडे ऊँचे स्थान पर निर्जन स्थान में 
बनाया जाये उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। जिस दुर्ग मे सैनिक शिक्षा के विशेषज्ञ श्रवोर हों 
और जो अजैय हो उसे सैन्यदुर्ग कहते हैं। जिस में शूरवीरों के अनुकूल बन्धुजन रहते 
हो वह सहायदुर्ग कहलाता है । पारिख से एरिण, एरिण से पारिख और पारिख से 
बनदुर्ग श्रेष्ठ है। सहायदुर्ग और सैन्यदुर्ग सम्पर्ण दूर्गों के साधन हैं। इन के अभाव से 
समस्त दुर्ग व्यर्थ है । समस्त दुर्गों में आचार्यों ने सैन्यदुर्ग को हो महत्त्व दिया है । 

आचार्य कौटिल्य ने भी दुर्गों के भेदों पर प्रकाश डाला है। उन के अनुसार 


१ मनु० ७, ७०-७१॥ 
धनुर्दूग महीदुगमब्ददुग वाक्षेमेव वा । 
नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाभश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्नयेत । 
एवं हिं बाहुयुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ 

३२ झुक्र० ४७, ६ | 

३ वही । 





बुग ११३ 
१५ 


ओऔदकरदुर्ग, पारवंतदुर्ग, घात्वनदुर्ग तथा वनदुर्ग आदि दुर्गों के चार प्रकार हैं । महाभारत 
में छह प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है--( १ ) घन्वदुर्ग, ( २ ) महीदुर्ग, ( ३ ) 
गिरिदुर्ग, ( ४ ) मनुष्यदु्गं, (५ ) मृत्तिकादुर्ग, ( ६ ) वनदुर्ग ।' पुराणों मे भी ढुगों 
का वर्णन मिलता है। ऋषि वाल्मोकि ने भी छलका वर्णन में लकातगरी को अनेक 
प्रकार के दुर्गों से सुरक्षित बतलाया है | 
दुर्ग के गुण 

आचार्य सोमदेबसूरि ने दुर्ग की विशेषताओं का भी उल्छेख किया है । दुर्ग की 
जिन विभूतियों के कारण विजिगोषु शत्रुकुत उपद्रवों से अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर 
विजय प्राप्त कर सकता है उन का वर्णन आचार्य ने इस प्रकार किया है--दुर्ग को भूमि 
पर्वत आदि के कारण विषम, ऊँची-नोची तथा विस्तोर्ण होनी चाहिए। जहाँ पर अपने 
स्वामी के लिए हो घास, इंघन और जल बहुतायत मे प्राप्त हो सके, परन्तु आक्रमण करने 
वाले शत्रुओ को अप्राप्त हो, जहाँ गेट, चावल आदि अन्न तथा नमक, तेल, धी आदि 
रसो का सम्रह्द प्रचुरमात्रा में हो, जिस के प्रथम द्वार से प्रचुर धान्‍्य और रसो का प्रवेश 
एव दूसरे से निष्कासन होता हो तथा जहाँ पर वोर सैनिकों का पहरा हो ये दुर्ग की 
सम्पत्ति है । जहाँ पर उपर्युक्त सामग्रो का अमाव हो वह दुर्ग कारागार के समान अपने 
स्वामी के लिए घातक होता है ( २०, ३ )। 

दुर्ग की सम्पत्ति के विषय में मनु, कामन्दक तथा शुक्र ने भी प्रकाश डाला है । 
मनु का कथन है कि दुर्ग शस्त्र, धन-धान्य से युक्त, वाहनों, विद्वानों, कलछो को जानने 
वालो, कलो, जल और इंधन से युक्त होना चाहिए । रे 


शत्र॒दुर्ग पर अधिकार करने के उपाय 


राजा किस प्रकार अपने शत्रु के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकता हैं, इस 
विषय में भी सोमद॑व ने प्रकाश डाला है। उन के अनुसार शज्रुदुर्ग पर अधिकार करने 
के निम्नलिखित उपाय हैं-- 


१. अभिगमन--सामादि उपाय द्वारा झन्नदुर्म पर शस्त्रादि से सुसज्जित 
सैन्य प्रविष्ट करना 


९ कौ० अर्थ० २, ३। 

महा ०, शान्ति० ५६, ६ । 

धन्चदुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तथेव च । 

मनुष्णदुर्ग मृह॒दुर्ग वातदुर्ग च तानि पट ॥ 

बाघु० ८, १०५८ मत्स्य० २१७, ६-० अग्नि०, २२३ ४-७१ 
रामायण, युद्धफाण्ड--३, २० । 

लड़ा पुननिरालम्बा देवदुर्गा भयावहा । 

नादेय पर्वत चास्य कृत्रिम च चतुर्विधम्‌ ॥ 

४ मनु०, ७, ७४ कामन्दक, ४, ६०, शुक्र ०, १, २११-२१६। 
६ मनु०, ७, ७६। 


नए 


ख्प 


०८ 


११४ नीतिवाक्याम्त में राजनीति 


२ उपजाप--विविध उपायो द्वारा शत्रु के अमात्य आदि अधिकारियों में 
भेद डालकर उन्हें शत्र के प्रतिदवन्दी बनाना । 

३ चिरतिबन्ध--शत्रु के दुर्ग पर सैनिको को विरकारू तक घेरा डालता । 

४. अवस्कन्द--प्रचुर सम्पत्ति और मान देकर वश में करना । 

५ तीद्ष्णपुरुषप्रयोग--घातक गुप्तवरों को शत्रु राजा के पास भेजना । 

उपर्युक्त पाँच उपाय आचार्य सोमदेवसूरि ने शत्रुदुर्ग पर अधिकार करने में 
सहायक बतलाये हैं ( २०, ६ ) । शुक्र वे भी कहा है कि विजिगीषु शत्रुदुर्ग को केवल 
युद्ध द्वारा ही नष्ट नही कर सकता । अत उसे शत्रु के अधिकारियों मे भेद और उपायों 
का प्रयोग करना चाहिए । 

आचार्य सोमदेव ने दुर्गप्रवेश के सम्बन्ध में भो उपयोगी विचार व्यक्त किये 
हैं । उन का कथन है कि राजा ( विजिगोषु ) ऐसे व्यगित को अपने दुर्ग मे कभी प्रविष्ट 
न होने दे जिस के हाथ में राजमुद्रा नही दी गयो है तथा जिस की पूर्गरूपेण परोक्षा 
न कर ली गयो हो । किसी ऐसे व्यक्षित को दुर्ग से बाहर जाने की भी आज्ञा नही देनी 
चाहिए ( २०, ७ )। इस विषय मे उन्होने कुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । 
उन का कथन है कि इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हूण देश के नरेश ने अपने 
सैनिको को विक्रय योग्य वस्तुओं का घारण करने वाले व्यापारियों के बेश मे दुर्ग में 
प्रविष्ट कराया और उन के द्वारा दुर्ग के स्वामी को मरवा कर चित्रकूट देश पर अपना 
अधिकार कर लिया । आगे आचार्य लिखते हैं कि किसी शत्रु राजा ने काचो नरेश को 
सेवा के बहाने से भेजे हुए शिकार खेलने में प्रवीण खट्गधारण में अम्यस्त सैनिको को 
उस के देश में भेजा जिन्‍्होने दुर्ग मे प्रविष्ट होकर भद्र नाम के राजा को मारकर अपने 
स्वामी को काची देश का अधिपति बना दिया ( २०, ८-९ )। 

उपर्युक्त समस्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि प्राचोन काल में दुर्ग का बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस के महत्त्व के कारण ही राजनीतिज्ञो ने दुर्ग को इतनी महिमा 
बतलायी है। जिस प्रकार मनुष्य पर आक्रमण होने पर सर्वप्रथम उस के हाथ हो 
आक्रमण को रोकते हैं उठी प्रकार शत्रु के आक्रमण का सामना सर्वप्रथम दुर्ग ही 
करता है । प्रागैतिहासिक काल से ही भारत मे दुर्ग रचना का विधान रहा है । ऋग्वेद 
में आयसिपुर ऐसा वर्णन आता है, जिस का अभिप्राय लोहनिमित पुर से है जिसे 
दुर्गवत्‌ ही समझना चाहिए। इन्द्रप्रस्थ में पाण्डदों का दुर्ग आज भी उस कार की 
दुर्गंप्रियता का परिचय दे रहा है। मोर्यकाल में भी दुर्गों का बहुत महत्व था। इसो 
कारण कौटिल्य ने दुर्ग-रचना एवं विविध प्रकार के दुर्गों का उल्लेख बर्थशास्त्र मे 
किया है । 


१ शुक्र नीतिबा० पूृ० २०० 
ने युद्ध न प्रशक्ण स्यात्परदुर्ग कथंचन । 
मुब्त्वा भेदाद्य श्याश्र तस्मात्तात्‌ बिनियाजयेत्‌ । 


दुर्ग ११५ 


राजपृतकाछ में भी दुर्गों' का महत्व कम नहीं हुआ । राजस्थान अपने पर्वतीय 
दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा तथा दिल्लो के दुर्ग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि 
मुगलकाल में भी दुर्गों का महत्व बना रहा । ग्वालियर का दुर्ग आज भी उस काल 
के पर्वतीय दूर्गों की स्मृति दिलाता है। राजस्थान में पर्वतीय दुर्गों का जाल सा 
बिछा हुआ था । किन्तु आज उन दुर्गों के ध्वसावशेष हो दृष्टियोचर होते हैं । महाराष्ट्र 
देश भी दुर्गो का देश रहा है। महाराजा शिवाजी इन्ही दुर्गों पर अधिकार करने के 
उपरान्त अपनी राजनीति में सफल हुए। पघिहगंढ़, रोहिन्दा, चकून, तो्ण, पुरन्दर, 
सूपा, वारामती, जावडी, कल्याण तथा भिव्रन्दी आदि प्रसिद्ध दक्षिण भारत के दुर्गो पर 
आक्रमण कर के तथा अपनी नीतिकुशलूता से सब को अपने अधिकार में कर लिया। 
हन दुर्गों पर अधिकार हो जाने के कारण हो छिवाजी ने अपने द्षत्रुओं को पराजित 
किया और अंगरेजो के दाँत खट्टे कर दिये | इस के अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रदेश जो कि 
एक पहाएी प्रदेश है, उस की पहाड़ियों पर मराठों ने अनेक दुर्गों का निर्माण किया 
था जिन पर अधिकार करना दुर्लभ था । 

भारत में अंगरेजों के आगमन से दुर्ग रचना का पराभव होने छगा, क्योंकि अब 
इल दुर्गों का महत्त्व नवीन अस्त्र-दास्त्रो के निर्माण के कारण उतना न रहा जितना 
कि घनुष, भाला, तलवार आदि शस्त्रो के युग में था। इन नवीन अस्त्र-शस्त्रो ने सीमा 
की सुरक्षा एवं देश-रक्षा का दायित्व धारण कर लिया और देश की सोमाओ पर इन 
अस्त्रों को स्थापित कर के सारे देश को हो दुर्ग के रूप मे परिणत करने की नवीन 
प्रणाली का सूत्रपात हुआ । 

किन्तु आधुनिक युग में दुर्ग विषयक भावना वर्तमान राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क 
से पृणरूपेण विलुप्त नही हुई हैं । समस्त राष्ट्र को दुर्ग के रूप में परिणत करने को 
तवोन भावना यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह माना कि स्थल के आक्रमणो से सुरक्षा 
के लिए दुर्गों की उतनी आवध्यकता अब नही रह गयी है जितनी कि प्राचीन काल 
में थी। किन्तु आकाश में वायुयातों द्वारा आक्रमण से रक्षा के लिए प्रमुख देशों में 
योजनाबद्ध भूगृह-रचना को योजना विस्तार पर है । देश-काल के अनुसार विधि और 
व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य हो गया है, किन्तु फिर भी मानव के मस्तिष्क मे दुर्ग की 
भावना अभी तक पूर्ववत्‌ हो निहित हैं। दुर्ग का महत्त्व युद्ध-काल में ही अधिक होता 
है । रक्षात्मक युद्ध इन दुर्गो के द्वारा बडो सुगमता से सबालित किया जा सकता है 
क्योकि दुर्ग की अल्पदबित ही महान्‌ बाह्य-शक्ति का सामना करने में समर्थ होती है 
जैसा कि मनु का विचार है । 


११६ नीवियाक्यार्ठ में राजनीति 


फोष 


राजशास्त्र के प्रणेताओं ने राज्यागों में कोष को बहुत महत्त्व दिया है। आचार्य 
सोमदेव लिखते हैं कि कोष ही राजाओं का प्राण है (२१, ५)। संचित कोष सकट- 
काल में राष्ट्र की रक्षा करता है। वह्टी राजा राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है जिस 
के पास विज्ञाऊ कोष है। सचित कोष जाला राजा ही युद्ध को दीर्घकारू तक चलाने 
में समर्थ हो सकता है । दुर्ग में स्थित होकर प्रतिरोधात्मक युद्ध को चलाने के लिए 
भी सुदृढ़ कोष को आवश्यकता होती है । इसलिए कीष को क्षोण होने से बचाने तथा 
सचित कोष को वृद्धि करने के छिए प्रावीत आचायों ने अनेक उपाय बताये हैं । राज- 
तोति के ग्रन्थों में अपने महत्व के कारण ही कोष एक स्वृतन्त्र विषय रहा है । थाचार्य 
सोमदेव ने भी अन्य आचायों को भाँति इस विषय पर भी प्रकाश डाला है । नीति- 
वाक्‍्यामृत में कोष समुद्देश कोष सम्बन्धी बातों का दिग्दर्शन कराता है। 


कोष की परिभाषा 


आचार्य सोमदेव ने कोष समुद्देश के प्रारम्भ में ही कोष की परिभाषा दी है । 
उन के अनुसार जो विपत्ति और सम्पत्ति के समय राजा के तन्‍त्र की वृद्धि करता है 
और उस को सुसगठित करने के लिए धन की वृद्धि करता है वह कोष है (२१, १)। 
घनाढध पुरुष अथवा राजा को धर्म और घन की रक्षा के लिए तथा सेवकों के पालन- 
पोषण के लिए कोष को रक्षा करनी चाहिए । कोष को उत्पत्ति राजा के साथ हो 
हुई है । जैसा कि महाभारत के इस वर्णन-से प्रकट होता है। प्रजा ने भनु के कोष के 
लिए पथ और हिरण्य का पच्रासवाँ मांग तथा धान्य का दसवाँ भाग देसा स्वीकार 
किया । 


कोष का महत्त्व 


समस्त आचार्यों ने कोष का महृत््व स्वीकार किया है। आचार्य सोमदेव का 
(वक्त कथन--कोष ही राजाओं का प्राण है--इस के महान्‌ महत्त्त का द्योत्क है। 
श्राषार्य सोमदेव आगे लिखते हैं कि जो राजा कौडो-कोडी कर के अपने कोष की वृद्धि 
नहीं करता उस का मविष्य में कल्याण नहीं होता (२१, ४) । 


१५ महा० शान्ति०, ६७, २३-२४ । 


कोष ११७ 


आचार्य कोटिल्य कोष का महत्व बतछाते हुए लिखते है कि सब का मूल कोष 
हो है अत राजा को सर्वप्रथम कोष को सुरक्षा के लिए प्रयत्नशीरू रहना चाहिए । द 
महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि राजा को कोष को सुरक्षा का पूर्ण 
ध्यान रखना चाहिए । क्योकि राजा लोग कोष के हो अधीन हैं तथा राज्य की उन्तति 
भी कोष पर ही आधारित है। * क्वामन्दक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से यही सुना 
जाता है कि राजा कोष के आश्रित है। कोष के इस महत्त्व के कारण ही मनु ने 
लिखा है कि सरकार तथा कोष का निरीक्षण राजा स्वय ही करे, क्योकि इन का 
सम्बन्ध राजा से ही हैँ ।“ याज्ञवल्क्य राजा को यह आदेश देते है कि उसे प्रतिदिन 
राज्य की आाय-व्यय का स्वय निरीक्षण करना चाहिए तथा इस विभाग के कर्मचारियों 
द्वारा सगृहीत स्वर्ण एव धनराशि को कोष में जमा करना चाहिए। * 


आचार्य सोमदेव का कथन हैँ कि राज्य की उन्नति कोष से होती हैं न कि 
राजा के शरीर से (२१, ७)। आगे वे लिखते है कि जिस के पास कोष है वही युद्ध 
में विजयो होता है (२१, ८)। इस प्रकार आचार्य कोष को राज्य की सर्वागीण 
उन्नति एवं उस की सुरक्षा का अमोध साधन मानते है। कोप वाले राजा को सेवक और 
सैन्य सब कुछ सुलम हो सकते है, परन्तु कोष विहीन राजा को काई भी वस्तु सुलभ 
नही होती । कोषहीन राजा नाममात्र का ही राजा है | क्षीण कोष वाला राजा अपनी 
प्रजा पर घन-सग्रह के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार करता हे, जिस के परिणाम- 
स्वरूप प्रजा दु खी होती हैं भोर वह उस के अत्याचार से तग आकर उस देश को 
छोडकर अनन्‍्यत्र चलो जातो है। इस से राजा जनशक्ति विहीन हो जाता हैं 
(२१, ६) । 
उत्तम कोष 


इस बात से सभी विद्वान्‌ सहमत हैं कि राज्य की प्रतिष्ठा, रक्षा एवं विकास के 

लिए कोष को परम आवद्यकता हैं। इस के साथ ही आचायों ने इस बात पर भो 
प्रकाश डाला है कि कौन-सा कोष उत्तम है। आचार्य सोमदेव उत्तम कोष का वर्णन 
करते हुए लिखते है कि जिस म स्वर्ण, रजत का प्राबत्य हो और व्यावहारिक नाणको 
( प्रचलित मुद्राओं ) की अधिकता हो तथा जो आपत्काल में बहुत व्यय करने में समर्थ 
हो वह उत्तम कोष है (२१, २) । 

ह कौ० अर्थ० २, ५। 

कोदामूला कोशपूर्वा सर्बारम्भा । तस्मात्पूब कोशमकेक्षेत ॥ 
२ महा० शान्ति० ११६, १६। 
३ कामन्दक- १३, १३ | हे 

काशमूलो हि राजेति प्रवाद साव लौकिक । 
४ भनु० ७, ६४५ । 
६ याक्ष० १, ३२७-२८। 


११८ नीतिवाक्यास्त में राजनीब 


आचार्य सोमदेव ने कोष के गुणो को जो व्याल्या की है वह आशिक दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपत्ति-काल में घान्य और पशुओं के विक्रय से पर्याप्त घन प्राप्त 
नही हो सकता । क्षत जिस वस्तुओं का विक्रय तुरन्त हो सके और अल्प वस्तु अधिक 
मूल्य में बिक सके ऐसी हो वस्तुओं का अधिक मात्रा में राजकोष में सम्रह होना 
आवश्यक है । इसी उद्देश्य से सोमदेव ऐसी वस्तुओ का सग्रह करने के लिए राजा को 
परामर्श देते है । नाणक की भी कोष में बडी आवद्यकता रहती है, क्योंकि सेता और 
अन्य रामकर्मचारियों को वेतन में नाणक ( प्रचलित मुद्रा ) ही देना पडता है । इस 
मुद्रा से व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का सरलता पूर्वक क्रय कर सकता है। 
स्वर्ण एव रजत की अधिक मात्रा होने से नाणक तैयार किये जा सकते हैं। इसलिए 
उत्तम कोष वही है जिस में सोना एवं रजत अधिक मात्रा मे हो। इस के अतिरिक्त 
यदि कोई शत्रु राजा के देश पर भाक्रमण कर दे ओर उस के पास युद्ध करने के लिए 
पर्याप्त सेना न हो अथवा पराजय को आशका हो तो राजा साम दामादि से शत्रु को 
लोटा सकता है ! भत्रु को तभी घन से सन्तुष्ट किया जा सकता है जब कि राजा का 
कोश स्वर्ण एवं रजत से परिपूर्ण हो । 
कोषबिहोन राजा 

आचार्य सोमदेवसूरि ने धतहोव राजा की निन्‍्दा की है, क्योकि उन की दृष्टि में 
राज्य की प्रतिष्ठा एव सुरक्षा की भाधारशिला कोश ही है। आचार्य का कथन है कि 
घनहीन व्यक्ति को तो उस की स्त्री भी त्याग देती है फिर अन्य पुरुषो का तो कहना ही 
क्या ( २१, ९ )। इस का अभिप्राय यही है कि घनहीन राजा को उस के सेवक तथा 
पदाधिकारी त्याग कर अन्य राजा को सेवा में चले जाते हैं। जिस से वह असहाय 
अवस्था को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। आचार्य का यह भी कथन है कि घनहीन 
व्यक्ति ( राजा ) चाहे कितना ही कुलीन एवं सदाचारी क्यो ने हो, सेवकगण उस को 
सेवा करने को प्रस्तुत नही होते, क्योकि वहाँ से उन्हें जीविका के लिए धन प्राप्ति की 
कोई आशा नही होती ( २१, १० )। उस के विपरीत नीचकुल में उत्तन्न हुए एवं 
चरित्रभ्रष्ट व्यक्ति से धनाढद्य होने के कारण उसे धन का स्रोत समझ कर सभी छोग 
उस की सेवा के लिए प्रस्तुत रहते है । उक्त विवेचन का अभिप्राय यही है कि कुलीन 
ओर सदाचारी होने पर राजा को राजतन्त्र के नियमित तथा व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए न्यायोचित उपायों द्वारा कोष की वृद्धि करनी चाहिए । 

आचार्य सोमदेव ने आगे लिखा हैं कि उस तालाब के विस्तीर्ण होने से क्‍या 
लाभ हैँ जिस में पर्याप्त जल नही है ( २१, ११ )। परन्तु जल से परिपूर्ण छोटा 
तालाब भी इस से कही अधिक प्रशसनोय है । साराश यह है कि मनुष्य कुोनता 
आदि से बडा होने पर यदि दरिद्र है तो उस का बडप्पन व्यर्थ है, क्योकि उस से कोई 
भो कार्य सिद्ध नहों हो सकता। अत नैतिक उपायों द्वारा धन का सग्रह करना 
महत्त्वपूर्ण बतलाया है । 


कोष ११९ 


रिक्त राजकोष को पूति के उपाय 


आचार्य सोमदेवसूरि ने रिक्त राजकोध की पूति के उपायों पर भी प्रकाश 
डाला है। उत्त के अनुसार राजकोष को पृत्ति के निम्नरेखित उपाय हैं-- 

१ ब्राह्मण ओर व्यापारियों से उन के द्वारा सित किये हुए घन में से ऋमदा 
घर्मानृष्ठाम, यज्ञानुह्लान और कौटुम्बिक पालन के अतिरिक्त जो धनरादि छोर बचे 
उसे लेकर राजा को अपनी कोष-वुद्धि करती चाहिए । 

२. धनाद्य पुरुष, सम्तान विहीन, घ॒र्मी व्यक्ति, विधवाओ का समूह और कापा- 
लिक--पासण्डी लोगों के धन पर कर लगाकर उन की सम्पत्ति का कुछ अश लेकर 
अपने कोष की वृद्धि करे। 

हे सम्पत्तिशाली देशवासियों की प्रचुर धमराक्षि का विभाजन कर के उस के 
भलो-माँति निर्वाह योग्य घनराशि छोड़कर उत से प्रार्थता पूर्वक घन ग्रहण कर के 
कोष को वृद्धि करनी चाहिए । 

४ अचल सम्पत्तिशालो, मन्‍्त्री, पुरोहित और अधीनस्थ सामन्तों से अनुनय 
और विनय कर के उन के घर जाकर उन से धन याचना करनी चाहिए। और उस 
घन से अपने कोष की वृद्धि करती चाहिए ( २१, १४ ) । 

इस प्रकार उक्त घार साधनों से राजा को अपने रिक्त राजकोष की वृद्धि करने 
का प्रयत्न करता चाहिए। राजा को सर्वदा इस कार्य में प्रयततशील रहता जाहिए। 
उसे अपना राजकोष कभी रिक्त नहीं रहने देना चाहिए । कोष ही राज्य की प्राण- 
शक्ति है ओर उस के अभाव में वह नष्ट हो जाता है। 


अआय-र्यय 


सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले न्‍्यायोचित साधन अथवा उपाय, कृषि, व्यापारादि 
एवं राजा द्वारा उचित कर रूमाना आदि को आय कहा गया है। स्वामी को आज्ञा" 
नुसार धन खर्च करना व्यय है। आचार्य सोमदेव का कथत है कि राजा अपनी आय 
के अनुकूल ही व्यय करे, क्योकि जो राजा आय का विचार न कर के अधिक व्यय 
करता है वह कुबेर के समान असर्य धन का स्वामी होकर भो भिक्षुक के समान 
आचरण करने वाला हो जाता हैं (१६, १८) । एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि 
नित्य धन के ब्यय से सुमेरु भी क्षीण हो जाता है (८, ५) | आचार्य के विचार से समान 
आय-अ्यय वाला कार्य आनन्ददायक है। शुक्र का कथन है कि राजा अपनी वाधिक 
आय का घट-साग सेना पर व्यय करे, बारह॒वाँ भाग दान में, मन्त्रियो पर, अन्य राज- 
कर्मचारियों पर तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय करे । इन समस्त बातों का 
अभिप्राय यही है कि राजा को अधिक व्यय नहीं करना चाहिए । 


१ शुक्र० ३, ३१४६-१७ । 
१३० सीतिवाक्यारत में राजबीति 


राज-कर के सिद्धान्त 

प्राचीन काल में कर के कुछ निश्चित सिद्धान्त थे जिन का उल्लेख धर्मशास्‍्त्रों 
में विशेषरूप से हुआ है । राजा प्रजा पर कर हूगाने में स्व॒तन्त्र नही था, अपितु वह 
उन्ही करो को प्रजा पर लगा सकता था जिन का प्रतिपादन स्मृतिग्रन्थों द्वारा किया 
गया है। स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के सिद्धान्तों का पूर्णझप से पालन किया जाता 
था । धर्मशास्त्रों एव स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित कर के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

(१) राजकीय कर का निर्धारण स्वेच्छा पे न किया जाये अपितु धर्मशास्त्रो में 
निर्धारित कर हो प्रजा से प्रहण किया जाये । सोमदेव का भी यही मत हैं। उन का 
कथन है कि अन्याय से त्रणशलाका का छेना भी प्रजा को महान्‌ कष्टदायक होता है और 
इस से प्रजा राजा के विरद्ध हो जाती है ( १६, २३ ) £# अन्यत्र वे लिखते हैं कि 

अन्याय प्रवृत्ति चिरकाल तक सम्पत्तिदायक नही होती ( १७, २० )। जो राजा भारी 
कर लगाकर प्रजा को पीडित करता है वह स्वय नष्ट हो जाता हैं। आचार्य सोमदेव 
का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा को समस्त प्रकार के कष्ट देता है उस का कोष 
नष्ट हो जाता है ( १२, १७ )। अत कर प्रजा को कष्टदायक नहीं होना चाहिए । 

(२ ) कर का दूसरा सिद्धान्त यह था कि राजकीय कर मुलेच्छेद करने वाला 
नहीं होना चाहिए। अधिक कर लगाने से कर देने वालो की जड़ का उच्छेदन हो 
जाता है और इस से राजा का भो मूलोच्छेद हो जाता है । आचार्य सोमदेव ने लिखा 
हैं कि कर में अधिक वृद्धि करने से सम्पूर्ण यष्ट दरिद्र होकर नष्ट हो जाता है। अत 
न्‍्यायी राजा को अपने प्रजा से उबित कर ही लेना चाहिए जिस से राष्ट्र की श्रोवुद्धि 
होती रहे ( १६, २५ )। अन्यत्र वे लिखते है कि प्रजा का वैभव ही स्वामी का वैभव 
हैं इसलिए युक्ति से जनता के वैभव का उपभोग करना चाहिए ( १६, २७ )। इस का 
अभिप्राय यही है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जितनी उस 
की सामरथ्य हो। यदि जनता पर अधिक कर लगा दिया जायेगा तो कर के भार से 
दबी हुई जनता दरिद्र हो जायेगी ओर ऐसी स्थिति मे राजा और प्रजा दोनो की ही 
हानि होगो । दरिद्र जनता से राजा को धन प्राप्त नही हो सकेगा । ऐसा भी सम्भव हो 
सकता है कि अत्याचारों के भय से जनता राजा का देश छोडकर अन्यत्र जा बसे । 
अत राजा का यह कर्तव्य है कि उचित करो के निर्धारण से जनवा को वेभवशालो 
बनाये, क्योकि इसी में राजा का हित हे । यदि राजा केवल अपनी आर्थिक स्थिति को 
ही युधारता है और जनता को आधथिक दशा को ओर कोई ध्यान नही देता तो प्रजा 
उसे त्याग देती है। जनता के अन्यत्र चले जाने से राज्य का प्रमुख तत्त्व ( जनता ) 
ही नष्ट हो जाता है और इस प्रक्कार राज्य का अस्तित्व भी असम्भव हो जाता है | 

आचार्य सोमदेव का मत हैं कि अधिक कर लगाकर जनता का मूलोच्छेद 
करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार वृक्ष के काटने से केवल एक बार ही फल प्राप्त 
हो सकते है भविष्य में नही ( १६, २६ )। इसी प्रकार यदि जनता पर प्रारम्भ में ही 


कोष १२१ 
१६ 


भारी कर लगा दिये जायेंगे तो राज्य को केवल एक बार ही अधिक धन प्राप्त हो 
सकेगा। भविष्य में उसे घन की प्राप्ति नही हो सकेगी, क्योकि भारी करो को एक 
बार अदा कर के जनता गरीब हो जायेगी ओर फिर वह कर देने योग्य न रहेगी । 
अत' राजा फो कभी लोभ अथवा तुष्णा के वशीभूत होकर प्रजा पर भारी कर नहीं 
रूगाना चाहिए । 

महाभारत में बछडे का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जिस प्रकार 
बछडे का पोषण भली-भाँति करने से वह भारी घोझा ढोने मे समर्थ होता है, उसी 
प्रकार जनता पर अल्प कर लगाकर उस को समृद्ध बनाने से वह भी महान्‌ कार्यों के 
करने में समर्थ होती है। यदि प्रारम्भ में ही उस पर अधिक कर लगा दिया जायेगा 
तो वह भहान्‌ कार्यों के करने में असमर्थ होगी । उस से राजा को भी अर्थ की प्राप्ति 
नही हो सकेगी । अत राजा को प्रजा पर अधिक कर नही लगाने चाहिए। 

कर का तीसरा सिद्धान्त यह था कि राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को 
भारी मालूम न हो। मनु का कथन है कि राजा प्रजा से शने -शने अल्प मात्रा में कर 
ग्रहण करे जिस से जनता कर को भारस्वरूप न समझे । राजा को प्रजा के साथ कर 
के सम्बन्ध में जलजजोक, बछडा तथा भ्रमर का-सा व्यवहार करता चाहिए। महा- 
भारत में कहा गया है कि जिस प्रकार मधु मक्खी पुष्यों एवं पत्तियो को हानि पहुँचाये 
बिना पृष्पो से मधु ग्रहण करतो है उसी प्रकार राजा को प्रजा से कोई हानि पहुँचाये 
बिना हो कर प्राप्त करना चाहिए। इन समस्त उदाहरणों का तात्पर्य यही है कि प्रजा 
पर उतना ही कर लगाना चाहिए, जिसे वह सरलता पूर्वक दे सके। आचार्य सोमदेव 
भी इसी सिद्धान्त मे विश्वास रखते हैं। 

कर के सम्बन्ध में चोथा सिद्धान्त यह था कि कर देश काल के अनुरूप ही 
लिया जाये । यदि इस नियम का उल्लघत किया जायेगा तो प्रजा राजा के विरुद्ध हो 
जायेगी । आचार्य सोमदेव का कथन है कि राजा प्रजा से अपने देशानुकूल ही कर ग्रहण 
करे ( २६, ४६ ) । अन्यथा उत्तम फसल आदि न होने के कारण प्रजा राजा से विद्रोह 
करने को कटिबद्ध हो जातो है । आगे आचार्य लिखते है कि जिन व्यक्तियों को राजा 
ने पहले करमुक्त कर दिया है, उन से उठे पुन कर ग्रहण नही करना चाहिए, क्योकि 
ऐसा आचरण करने से उध्त को प्रतिष्ठा एव कीति में वृद्धि होगी ( १९, १८ )। सोमदेव 
का यह भी कथन है कि मर्यादा का अतिक्रमण करने से उर्वरा भूमि भी अरण्य तुल्य 
हो जाती है ( १९, १९ )। इसी प्रकार वे अन्यत्र लिखते हैं कि अन्याय से त्रण- 
शलाका का ग्रहण करना भी प्रजा फो कष्टदायक होता है ( १६, २३ ) । 

इस प्रकार प्राचीन काल में कर के सिद्धान्त निष्चित थे। जिन का उल्लेख 


९ महा० शान्ति० ८७, २० २१। 
२ मनु०७, १२६॥ 
३ महा० उद्योग० ३४, १७ १५। 


१२२ नीसिवाक्यारूत में राजनीति 


घर्मशास्त्रों एव अथशास्त्रो में मिलता है। यदि राजा इत नियमों को उपेक्षा करने का 
साहस करता था तो प्रजा उस के विरुद्ध हो जाती थी। इसी भय से सामान्यत, 
प्राचीन भारत में कर के उपर्युक्त सिद्धान्तों का पूर्णछपेण पालन किया जाता था । 


राजकर साधन था न कि साध्य 

आचार्य सोमदेव ने कोष वृद्धि मे केवल धाभिक और न्यायिक साधनो का प्रयोग 
करने की अनुमति दी है। अधार्मिक साधनों द्वारा कोष-बृद्धि का उन्होने सर्वशत्र विरोध 
किया है! वे लिखते है कि जब कीपहीन राजा अन्याय पूर्वक प्रजा से धन प्रहण करता 
हैं तो प्रजा उस का देश छोडकर अन्यत्र चली जाती है और इस प्रकार राष्ट्र जनशुन्प 
हो जाता है ( २१, ६ )। बिता प्रजा के राज्य का अस्तित्व भी नही रहता । अन्यन्न 
आचाय॑ लिखते हैं कि यदि राजा प्रयोजनाथियो से दृष्ट प्रयोजन न कर सके तो उसे 
उन की भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योकि ऐसा करने से लोक में उस की 
हँसी और निन्‍दा होती है ( १७, ५० )। राजा को अपराधियो के जुर्माने हे आये 
हुए, जुआ में जीते हुए, युद्ध में मारे गये, नदी, तालाब और मार्गों आदि में मनुष्यों 
के द्वारा भूले हुए धन का तथा चोरी के घन का, पति, पुत्रादि कुटुम्बियों से विहीन 
अनाथ स्त्री का अथवा रक्षकहोन कन्या का घन एवं विप्छव आदि के कारण जनता 
द्वारा छोड हुए घत का स्वयं उपभोग कदापि नहीं करना चाहिए (९, ५ )। इस 
प्रकार के घन का उपयोग प्रजा को मलाई के कार्यों में न तो किया जा सकता था, 
किस्तु उस का उपभोग राजा के लिए तिषिद्ध था । 


राजकर राजा का वेतन था 


धर्म प्रन्यो मे कर को राजा का वेतन बताया गया है। महाभारत में जनता 
से प्राप्त थन को राजा का वंतन ही कहा गया है। .. कौटिल्य ने भो धान्य के छठे भाग 
और पण्य के दसवे भाग को राजा का भागदेय बतलाया है।' अन्य नोतिग्रन्धो में 
भी राजा को स्वामी रूप में मानकर भी प्रजा-पालन के लिए स्वभागर्पी वृत्ति के 
प्राप्त करने से उसे ( राजा को ) प्रजा का दास ही बताया गया है ।_ प्रजापालव करने 
के उपलक्ष्य में ही राजा को कर के रूप में धन प्राप्त होता था। नोतिवाक्यामृत में ऐसा 
उल्लेख आता है कि पालन करने वाला राजा सब के घ॒र्म के छठे अश को प्राप्त करता 
है (७, २३) । आगे यह भी कहा गया है कि उस राजा को यह छठा भाग होवे जो 
हमारी रक्षा करता है (७, २५) । इन सूत्रों से यही ध्वनि निकऊती दूै कि प्रजा राजा 
को उस की सेवाओ के उपलक्ष्य में हो धत कर स्वरूप देती थी | 





१ महा० शान्ति० ७१, १०॥ 
२ कौ० अर्थ० १, १३। 
३ छुक्र० १, १८५। 


कोष १२३३ 


आय के स्रोत 

प्राचीन काल में राज्य की आय के दो प्रमुख स्रोत थे--( १ ) भूमि कर तथा 
(२) अन्य बस्तुओ पर लगने वाला कर । राजा की आय का भ्रमुख साधन भूमि कर 
ही था जो प्राय उपज का छठा अंश ही था। परन्तु यह नियम सर्वत्र समान नहीं था। 
इस का कारण यह था कि कही भूमि अधिक उपजाऊ थी और कही कम । भूमि की 
उर्वर शक्ति तथा उस की सिचाई आदि की व्यवस्था के आधार पर ही नीतिकारों ने 
भूमि कर की दर निश्चित की थी। गौतम तथा मनु का कथन है कि राजा साधारण 
स्थिति मे प्रजा से उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में ग्रहण करे । | किन्तु विषय 
स्थिति से इस से अधिक भो कर दिया जा सकता था। मनु तथा कौटिल्य विषम स्थिति 
में राजा को प्रजा से अधिक कर देने की अनुमति प्रदान करते हैं। उन का कथन हूँ 
कि राजा आपद-कालीन स्थिति में कृषकों से उपज का तीसरा भाग अथवा चतुर्थाग 
भूमि कर के रूप में ग्रहण कर सकता हैं। वे यह भी लिखते हैं कि इस प्रकार का 
अधिक कर प्रजा से प्रार्थना पृर्जक हो ग्रहण किया जाये न कि शक्ति का भय दिखा 
कर । आचार्य सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है कि भूमि कर को दर 
क्या हो । किन्तु नीतिवाक्यामृत के कुछ सुत्रो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
सोमदेव भी भूमि कर के सम्बन्ध मे उसी प्राचीन परम्परा को मानते थे । त्रयीसमुददेश के 
चोबीसवें सूत्र से ज्ञात होता है कि तीतिवाक्यामृत में मी छठे भाग का अनुमोदन किया 
गया है (७, २४) । 
कृषक-वर्ग के प्रति उबारता 

आचार्य सोमदेव के मतादुसार कृपको के साथ राजा का व्यवहार उदारतापूर्वक 
हो होना चाहिए और अनावुष्टि आदि के कारण यदि फसल अच्छी नही हो तो उन को 
लगान में छूट देनी चाहिए या कृषकों को लगान से पूर्णरूपेण मुक्त कर देना चाहिए | 
कर ग्रहण करने में भी उन के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो 
राजा लगान न देने के कारण कृषको की गेहूँ, चावल आदि को अधपकी फसल कटवा- 
कर उसे हस्तगत कर लेता है वह उन्हे देश-त्याग के लिए बाघष्य करता है । जिस के 
कारण राजा और प्रजा दोनो को हो आधिक सकट का सामना करना पड़ता है 
(१९, १५) | अत राजा को कृषकों के साथ इस्त प्रकार का अन्याय करना सर्वधा 
अनुचित है । आगे आचार्य लिखते हैं कि जो राजा पकी हुई धान्य की फसल काठते 
समय अपने राष्ट्र के खेतो में से हाथी, घोड़े आदि की सेना को निकालता है उस का 
देश अकाल पीडित हो जाता है (१९, १६) | इस का कारण यह है कि हाथी, घोडो 
के द्वारा फसल नष्ट हो जाती है और उस से अन्न का अभाव हो जाता हैं तथा अज्ना- 
भाव के कारण देश में दुभिक्ष पड जाता है । 
१ गौतम० १०, २४ तथा मनु० ७, १३०॥ 
२ मनु० १०, १८८ तथा कौ० अथ ० ४, + ) 


१५४ नीतिवाक्यामस्त में राजनीति 


इस समस्त विवरण का तात्पर्य यही है कि राजा को कृषकों के साथ अन्याय- 
पूर्ण व्यवहार कदापि नही करना चाहिए और उन को फसल को किसी प्रकार की हानि 
नही पहुँचाती चाहिए । कृषकों के साथ उदारता का व्यवहार करने तथा उन को हर 
प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने से देश में कृषि-कर्म एवं वाणिज्य की वृद्धि होती है, 
जो कि राज्य की आर्थिक समूद्धि का मूल है। आचार्य सोमदेव का यही विचार है कि 
वार्ता की समृद्धि मे हो राजा की समस्त समृद्धियाँ निहित है (८, २) । 


अन्य प्रकार के कर 


भूमि कर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर लगने वाले कर भी राज्य की भाय के 
साधन थे । छुल्क से राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था । विक्रेता और क्रेता से राजा 
को जो भाग प्राप्त होता है वह छुल्क कहलाता है। शुल्क प्राप्ति के स्थान हंट्टमार्गं 
( चुगी-स्थान ) आदि हैं। इन स्थानों का सुरक्षित होना परम आवश्यक है। इस के 
साथ ही यह भी आवदयक है कि वहाँ पर न्‍्यायांचित कर ही प्रहण किया जाये । यदि 
वहाँ पर कित्ती भी प्रकार का अन्याय होगा तो व्यापारी लोग अपना माल लाना बन्द 
कर देंगे और इस से राजकीय आय को क्षति पहुँचेगी। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि 
आय के स्थानों में व्यापारियों से थोडा सा भो अन्याय का घन ग्रहण करने से राजा 
को महान्‌ आधिक हानि होती है, क्प्रोकि व्यापारियों के क्रव-विक्रप के माल पर अधिक 
कर लगाने से वे ल|ग भारी कर के भय से व्यापार बन्द कर देते हैं या छल-कपट का 
व्यवहार करते है जिस के फतस्वरूप राज्य को आर्थिक हानि होती है (१४, १४) । 


आयात भोर निर्यात कर 


नोतिवाक्यामृत मे आयात ओर निर्यात कर का भी उल्लेख मिलता है । इस 
सम्बन्ध में भी आचार्य ने कुछ निर्देश दिये हैं। उन का कथन है कि जिस राज्य में 
अन्य देश की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाता है तथा जहाँ के राजकमंचारी बल- 
पूर्वक अल्य मूल्य देकर व्यापारियों से बहुमूल्य वस्तुएं छोन लेते है उस राज्य में अन्य 
देशो से माल आना बन्द हो जाता है (८, ११-१२) । इस से राज्य को आय का प्रमुख 
ज्नोत समाप्त हो जाता है । अत, बाहर के माल पर अधिक कर नहों लगाना चाहिए । 
अल्प कर हमाने से विदेशी व्यापारियो को देश में माछ छाने की प्रेरणा मिलती है और 
वें बहुत सा सामान लाते है । अधिक आयात होने से उस पर छगते बालछे घुल्क से 
राज्य की आय मे पर्याप्त वृद्धि होती है । 


शुल्क स्थानों की सुरक्षा 

किसी देश में बाहर के व्यापारी तभी आ सकते हैं जब कि उन की सुरक्षा की 
उचित व्यवस्था हो । यदि शुल्क स्थानों पर अथवा मार्ग मे उन को चोर आदि लूट लें या 
वहाँ के अधिकारी अल्प मूल्य देकर उन की बहुमूल्य वस्तुएँ हस्तगत कर लें अथवा 


कोष १२५ 


उन से उत्कोच आदि लेने का प्रयत्न करे तो वहाँ पर विदेशी व्यापारियों का आना 
बन्द हो जाता है। इसी कारण आचार्य सोमदेव शुल्क स्थानों की पूर्ण सुरक्षा को 
अत्यन्त आवश्यक समझते है । उन का कथन है कि राष्ट्र के शुल्क स्थान जो कि भ्याय 
से सुरक्षित होते हैं अर्थात्‌ जहाँ अधिक कर ग्रहण न कर के न्‍्यायोचित कर लिया जाता 
है तथा चोरों आदि द्वारा चुरायी गयो प्रजा की घनादि वस्तु पुन लौटा दो जाती हैं वहाँ 
पर व्यापारियों को क्रय और विक्रय योग्य वस्तुओं की अधिक सख्या में दुकानें होने के 
कारण वे स्थान राजा को कामघेनु के समान अभिलषित वस्तुएँ प्रदान करने वाले होते 
हैं (१९, २१ )। 


राज्य को आप के अन्य साधन 


पूर्वोक्त रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपाय भी राज्य की आय के प्रमुख साधन 
है । इन में सम्पत्ति कर प्रमुख था। अकस्मात्‌ मिला हुआ धन तथा धनाढच पुरुषों 
की मृत्यु के उपरान्त उन के नि सनन्‍्तान होने की स्थिति मे उस सम्पत्ति का अधिकारी 
राजा हो होता था ( २१, १४ )। इस के अतिरिक्त अधिक लाभ लेने वाले व्यापारियों 
के लाभ में से भी राजा को धत की प्राप्ति होती थो ( ८, १९ )। 


उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियो से धन प्राप्त करने के उपाय 


भाचार्य सोमदेव ने उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियो की घोर निन्दा को हैं 
और उन से राजा को सावधान रहने का परामर्श दिया है। आचार्य का मत है कि 
राजा को उन लोगो पर कठोर नियन्त्र० रखना चाहिए तथा उन के साथ कभो नहीं 
मिलना चाहिए । यदि राजा भी उन में घन के लोभ से साझीदार हो जायेगा तो इस 
से महान्‌ अनर्थ होगा ( ८, २० )। उस का राष्ट्र एव कोष सभी कुछ नष्ट हो जायेगा। 
इस के साथ ही सोमदेव ने उन उपायो का भी उल्लेख किया है जिन के द्वारा उन 
राज्याधिका रियो से उत्कोच का घन पुन प्राप्त हो सकता है । इस का सर्वप्रमुख उपाय 
यही है कि राजकर्मचारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाये, जिस से कि थे प्रजा से 
उत्कोच लेने का साहस हो न कर सके। यदि तियन्त्रण रखने पर भो उन्होने इस 
अनुचित रीति से धन सग्रह कर लिया हैं तो उस धन को राजा निम्नलिखित उपायो 
से प्रहण करे-- 

१ नित्य परीक्षण--राजा का यह कर्तव्य हैँ कि वह सदैव इन अधिकारियों 
का निरीक्षण गुप्तचरों की सहायता से करता रहे । यदि इस ढग से उसे कोई अधिकारी 
दोषी मिले तो उसे कठोर दण्ड देना चाहिए । 

२ कमविपयेय--उन्हे उच्च पदो से पृथक्‌ कर के साधारण पदो पर नियुक्त 
करना चाहिए जिस से कि वे भयभीत होकर उत्कोच द्वारा सचित धन को प्रकट करने 
के लिए विवश हो जायें । 


११६ नोतिवाक्यासूत में राजनीति 


३ प्रतिपन्नदान--अधिकारियो के लिए छत्र, चेंवर आदि बहुमूल्य वस्तुएँ 
भेंटल्वरूप प्रदान करता चाहिए जिस से कि वे अपने स्वामी से प्रसन्‍त होकर उत्कोच 
द्वारा संबित किये हुए घन को राजा को सौंप दे । 

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने उपयुक्त तोन उपाय राज्याधिकारियों से उत्कोच 
आदि का धन ग्रहण करने के सम्बन्ध में बताये हैं (१८, ५५ ) | 

अधिकारी लोग दुष्टशत्रण के समान बिना कठोर दण्ड दिये घर में उत्कोच द्वारा 
सचित किया हुआ घन आसानी से देने को प्रस्तुत नही होते ( १८, ५६ )॥ उन्हें बार- 
बार उच्च पदो से साधारण पदो पर नियुक्त करके भयभीत करना चाहिए! अपनी 
अवनति से घब्डाकर वे उत्कोच का घन स्वामो को देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं 
( १८, ५७ )। जिस प्रकार वस्तु को.बारम्बार प्रस्तर पर फ्टकने से साफ किया जाता 
है उसी प्रकार अधिकारियों को उन के अपराधी सिद्ध होने पर बारम्बार दण्डित करने 
से वे उत्तोच का धन राजा को सौंप देते हैं ( १८, ५८ )। अधिकारीवर्ग मे आपसी 
फूट होने से भी राजाओं को कोष की वृद्धि होती है ( १८, ६४ )। इस का तात्पर्य 
यह है कि अधिकरारीवर्ग आपसतो फूट के कारण एक-दूसरे का अपराध राजा के सम्मुख 
प्रकट कर देते है, जिस के कारण उत्कोच आदि से सचित किया हुआ धन अधिकारीबर्ग 
से राजा को सरलतापवक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इत समस्त साधनों से राज- 
कोष को वृद्धि की जातो थी । आचार्य सोमदेव ने अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं 
का द्वितोय कोप बतलाया है जो कि यथार्थ हो है ( १८, ६५ )। भापत्तिकाल में 
राजा अधिकारियों से प्रार्थतापूर्वक धन प्राप्त कर सकता है ऐसा आचार्य का मत है 
( २१, १४ )। इसो कारण अधिकारियो को सम्पत्ति को राजाओ का द्वितोय कोष 
बतलाया गया है । 


राजस्वविभाग के अधिकारी 

नीतिवाक्यामृत में राजस्वविभाग के पाँच अधिकारियों का उत्लेख मिलता है 
( १८, ५१ )। इन अधिकारियों के नाम आदायक, निबन्धक, प्रतिबन्धक, नीवीग्राहक 
तथा राजाध्यक्ष हैं । 

आदायक का कार्य शुल्क ग्रहण करना तथा व्यापारियों एव कृषकों से अन्य 
प्रकार के कर ग्रहण करना था। इस अधिकारी का यह कतंव्य था कि राजस्व तथा 
अन्य कर वसूल कर के राजकोष में जमा कर दे । इस प्रकार इस के दो कार्य थे, एक 
तो कर ग्रहण करना तथा दूसरा, उस सग्रहीत घनराशि को राजकोष में जमा करना । 
निबन्धक आदायक का सहायक कर्मचारी था जो कि राजस्व का समस्त विवरण लिखता 
था। एक प्रकार से यह आदायक का सम्परीक्षक था। यह सम्रहीोत राजस्वकोष का 
हिसाब देखता था और यह भी देखता था कि जितनी घनराशि राजस्व मे प्राप्त हुईं है 
बहू राजकोष में जमा हुई है अथवा नहीं । इस प्रकार का निरीक्षण कर के यह उस की 


कोष १२७ 


सूचना राजा को देता था। प्रतिबन्धक का कार्य आदायक द्वारा राजकोष में जमा किये 
गये राजस्व एवं अन्य करो के विवरण पत्रों पर राजमुद्रा अंकित करना था। नीबवो ग्राहक 
राजकोष का उच्चाधिकारों होता था । यह वर्तमान कोषाधिकारी के समान था। यह 
राजकीय आय व्यय का लेखा रखता था। उपर्युक्त चारो अधिकारी राजाध्यक्षी के 
अधोन थे और इसी की अध्यक्षता में कार्य करते थे । 


आय-व्यय-लेखा 


शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए वाधिक आय-व्यय का लेखा तैयार 
करता परम आवश्यक हैं। यदि राजा को इस बात का ही ज्ञान नहो कि उस की 
वाषिक आय क्‍या है तथा वर्ष में कितना व्यय होगा तो वह अपने राज्य को अधिक 
समय तक नही चला सकेगा । इस का कारण यह है कि आय सै अधिक व्यय होने 
से राष्ट्र में आथिक सकट उत्पन्न हो जायेगा और इस के परिणामस्वरूप राज्य नष्ट 
हो जायेगा । आचार्य सोमदेव ने वाधिक आय व्यय का लेखा तैथार कराने का भी 
निर्देश दिया है। उन का कथन है कि राजा नीवीग्राहक ( कोषाध्यक्ष ) से 
राजकीय आय व्यय की लेखा-बही को लेकर स्वय उस का निरीक्षण करे तथा उस को 
विशुद्ध करे ( १८, ५३ )। आचार्य का विचार है कि अर्थदृषण से घन-कुबेर भी भिक्षा 
का पात्र बन जाता है ( १६, १८ )। उन्होंने आय से अधिक व्यय को अर्थ का दूषण 
बतलाया है ( १६, १९ )। उन का यह भी विचार है कि जब आय-व्यय का लेखा 
रखने वाले अधिकारियो में कोई विवाद उपस्थित हो, राज्य की आय कम हो गयी हो 
तथा सकटकाल में अधिक व्यय को आवश्यकता हो तो ऐसे अवसर पर राजा का यह 
कर्तव्य है कि वह सदाचारी एव कुशल राजनीतिज्ञ शिष्ट पुरुषों का एक आयोग नियुक्त 
कर के उस गम्भीर विषय पर विचार-विमर्श करे ( १८, ५४ )। यदि वह आयोग 
उस व्यय के पक्ष मे हो और उस से अधिक लाभ की सम्भावना है तो उसो के 
अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य सोमदेव आर्थिक विषयों में उच्चा- 
घिकारियों से परामर्श करना तथा उस के अनुकूल कार्य करने का निर्देश देते है । 
उन को दृष्टि मे समान आय-व्यय वाला कार्य आनन्ददायक है ( १७, ११९ )। उन 
का कथन है कि नित्य घन के व्यय से सुमेर भो क्षीण हो जाता है (८, ५)। 
अत आय के अनुरूप ही व्यय करता चाहिए । 


व्यापारी वर्ग पर राजकोय नियन्त्रण 


राज्य का अन्तिम लक्ष्य जनता का कल्याण एवं उस की सर्वतोमुखी उच्चति 
करना है। व्यापारी वर्ग जन कल्याण के मार्ग में बाधक बन सकता है। अत उस पर 
कठोर नियन्त्रण रखने का आचार्य सोमदेव मे राजा को आदेश दिया है। व्यापार एव 
वाणिज्य पर राजक्रीय नियन्त्रण न होने से व्यापारों वर्ग मनमानी करने लगता है। 


११८ नीतिवाक्यामत में राजनोति 


पदार्थों में मिश्रण, तौर में न्यूतता तथा पदार्थों के मूल्य में बुद्धि करना व्यापारी वर्भ को 
स्वाभाविक मनतोवृत्ति होती है। वणिकूजनो के नाप-तौल में मनिमाश्दिकला करने तथा 
मिथ्या व्यवहार के कारेण सोमदेव ने उन्हें पश्यतो हर बतलाया है (८, १७) । पश्यतों 
हर शब्द स्वर्णकार के लिए रुढ़ है किन्तु उक्त दूषित प्रवृत्तियों के कारण हो आचार्य 
सोमदेव ने वणिक्‌अन को भी पदयतों हर कहा है। व्यापारी-वर्म को अधिक लाभ लेते 
से रोकने तथा वस्तुओ का मूल्य निर्धारित करने को ओर भो उन्होने सकेत किया है 
( ८, १५ )। व्यापारी वर्ग मूल्य में बुद्धि करने के उद्देश्य से सच्िित धान्य भण्डारों का 
विक्रय रोक देते हैं इस से राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर हो जाती हैं ओर 
जनता को अनेक कष्टों का सामना करता पड़ता है। अत आशिक व्यवस्था को ठोक 
रखने के लिए राजा का यह कर्तव्य है कि वह व्यापार में नाप-तौल की सच्चाई की 
रक्षा करे । इस के साथ ही राज्य में आथिक सुभ्यवस्था एवं उस के सम्मान की रक्षा 
के लिए व्यापारोनवर्ग में सत्य निष्ठा उत्पन्न करे ( १८, १६ )। 

जहाँ व्यापारों लेन-देन में झूठ का व्यवहार करते हैं, जहाँ की तुला अविश्व- 
सनीय है उस देश का व्यापारिक स्तर अन्य देशो की दृष्टि में हीन और अविश्वसनीय 
हो जाता हैं ( १८, १३ )। इस के परिणामस्वरूप राज्य के व्यापार को महान्‌ क्षति 
पहुँचती है ! इस कारण व्यापार में सत्यता का पालन परम आवश्यक है। जहाँ पर 
व्यापारी लोग मनमाना मूल्य बढ़ाकर वस्तुओं को बेचते हैं मौर कम से कम मूल्य में 
खरीदते है व्र्ह को जनता दरिद्र हो जाती है ( ८, १४ )। अत राजा को वहाँ को 
ठीक व्यवस्था करनी चाहिए । अन्न, वस्त्र और स्वर्ण आदि पदार्थों का मूल्य देश, काल 
और पदार्थों के ज्ञान की अपेक्षा से होना चाहिए ( ८, १५ )। जो राजा यह जानता 
हैं कि मेरे राज्य में या अमुक देश में अमुक वस्तु उत्पन्न हुई है अथवा नहीं उप्ते देशा- 
पेक्षा कहते है । इस समय अन्य देश से हमारे देश मे अमुक वस्तु का प्रवेश हो सकता 
है अथवा नहीं इसे कालापेक्षा कहते हैं । राजा का कर्तव्य है कि वह उक्त देश-कालादि 
को उपेक्षा का ज्ञान कर के समस्त वस्तुओ का मूल्य निर्घारित करे जिस से व्यापारी 
लोग मूल्य बढ़ाकर प्रजा को निर्धन न बना सके । 

इस के साथ ही राजा को उन व्यापारियों को परीक्षा भी करते रहना चाहिए 
जो बहुमृल्य वस्तुओं में मिलावट करते है, दो प्रकार को तुला रखते हो तथा नापने, 
तौलने के बाँटो आदि में कमी-बेशी करते हो ( ८, १६ )। यदि. व्यापारी छोग परस्पर 
को ईर्ष्या के कारण वस्तुओ का मूल्य बढा देवें तो ऐसी स्थिति में राजा का यह कर्तव्य 
हो जाता है कि वह बढ़ाये हुए मूल्य को व्यापारी-वर्ग से छीन ले और उन्हें केवल 
उचित मूल्य ही दे (८,१८)। यदि किसी व्यापारी ने किसी की बहुमूल्य वस्तु को घोखा 
देकर अल्प मुल्य में क्रम कर लिया है तो राजा विक्रेता की बहुमूल्य वस्तु पर अपना 
अधिकार कर छे एवं विक्रेता को उतना मूल्य दे, जितना कि उस ने क्रेता को दिया था 
( ८, १९ )। अन्न-सग्रह करने वालो को आचार्य सोमदेव ने राष्ट्र-कण्टकों की सूची में 


कोष १२९ 
१७ 


रखा है और उन्त पर पूर्ण निमन्त्रण रखने का राजा को आदेश दिया है ( ८, २१ ) | 
राजा को उन की उपेक्षा कभो नहीं करतो चाहिए और उन को कठोर दण्ड देता 
साहिए, बयोंकि वे लोग अन्न संग्रह कर के भूल्यो में बुद्धि कर देते हैं जिस से जनता को 
अनेक प्रकार के कष्टो का सामना करना पडता है। ये लोग अन्न-सकट के उत्पन्न करने 
बाले हैं अत राजा को सदैव इन से सावधान रहना चाहिए। आखार्य सोमदेव का 
कथन है कि जो राजा को अन्यायों को उपेक्षा करता है उस का राज्य नष्ट हो जाता 
है ( ८, २७)। इस के अतिरिक्त आचार्य ध्ोमदेव ने दुर्मिक्ष तथा सकट काल का 
सामना करने के सम्बन्ध में भी राजा को बहुत सुन्दर परामर्श दिया है। आचार्य का 
कथन है कि राजा को धान्य एवं लवण का सग्रह करना चाहिए, क्योकि यही दो 
वस्तुएँ सकटकाल में प्रजा और सेना को जीवित रखती है ( ८, ६६ तथा ७१ )। 
उन का कथन है कि अन्न सप्रह सब संग्रहों में उत्तम है ( १८, ६६ )। इस का कारण 
यही है कि अन्न के द्वारा प्रजा और सेना की जीवननयात्रा चलती है। इस के महत्त्व 
को आचार्य उदाहरणों से भो व्यक्त करते हैं। बे कहते हैं कि मुख में डाला हुआ स्वर्ण 
भी प्राण को रक्षा नही करता, अन्न ही प्रार्णों का रक्षक है ( १८, ६८ ) | धान्य-संग्रह 
न करने से होने वाली हामि की ओर भी सक्केत किया है । इस सम्बन्ध से आचार्य ने 
लिखा है कि जो राजा अपने देश में धान्य-सग्रह नहीं करता और अधिक व्यय करता 
है तो उस के राज्य में सदैव दुर्भिक्ष रहा करता है ( ८, ६ )। भरत राजा को शरद्‌ 
ओर प्रीष्म ऋतु में दोनो फसलो के समय धान्य संग्रह कर लेना चाहिए। यह धान्य 
दुर्मिक्ष के समय प्रजा को भी उचित मूल्य पर दिया जा सकता है । हस प्रकार जनता 
सकटकाल का सामना आसानी से कर छेती है। 

इस प्रकार नोतिवाक्यामृत में राज्य की आधथिक स्थिति को सुदृढ बनाने, कोष- 
वृद्धि करने, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने एवं वस्नुओ का मूल्य निर्धारित 
करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार व्यक्त किये गये हैं। सोमदेव ने कृषि, 
व्यापार एवं पछुधन को राज्य की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला बतलाया है। 
आचार्य के उपर्युक्त आर्थिक सिद्धान्त आधुनिक युग के लिए भी महोपयोगी है । 


१३० नोतिवाक्यारुत में राजनीति 


सेना अथवा बल 


सेना अथवा बछ का प्रयोजन परराष्ट्र एव शत्रु से अनुकूल व्यवहार कराने के 
लिए होता है । सभी आचायों ने बल अथवा दण्ड को सप्ताग राज्य की प्रक्ृतियों में 
प्रमुख स्थान प्रदात किया है । दण्ड का तात्पर्य सैन्यबल से है । सैन्यबल पर विचार 
प्रकट करते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है--राजा पर 
बाह्य एव आन्तरिक दो प्रकार के कोप आते हैं । अमात्यादि का कोप आन्तरिक कोप 
कहलाता है तथा बाह्य कोप शत्रु के आक्रमण से उत्पन्न कोप होता है। इन दोनों कोपो 
में आन्तरिक कोप अधिक कष्टदायक होता है । इन दोनो कोपों से अपनी रक्षा करने 
के हेतु राजा को दण्ड एवं कोष को अपने अधोन रखना चाहिए। इस वर्णन से 
स्पष्ट है कि सेना अथवा बल की आवश्यकता देश में व्यवस्था बनाये रखने एवं उस 
को बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक हैं। आचार्य 
सोमदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार जड सहित वृक्ष शाखा, पुष्प और फलादि से वृद्धि 
को प्राप्त होता है उस्ती प्रकार राज्य भी सदाचार तथा पराक्रम से वृद्धिगत होता हूँ 
(५, २७ )। बाह्म ज्ाक्रमणों पे रक्षा करना राज्य का पावन कर्तव्य माना गया है । 
सोमदेव लिखते है कि जो मनुष्य ( राजा ) शत्रुओं में पराक्रम नहीं करता--उन का 
निग्रह नही करता--वह जोवित ही मृतक के समान है (६, ४१) । राजा शत्रुओं का 
दमन तभी कर सकता है जब उस के पास एक शक्तिशाली एवं सुसगठित सेना हो । 

सैनिक सगठन का उद्देश्य प्रजा का दमन करना नही है, अपितु देश-रक्षा तथा 
राष्ट्रकण्टको का विनाश करना है । इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते है कि राजा को 
सैनिक-शक्ति का सगठन प्रजा में अपराधों का अन्वेषण करने के अभिप्राय से वही करता 
चाहिए, क्योकि ऐसा करने से प्रजा उस से असन्तुष्ट होकर शत्रुता करने लगती हैँ और 
इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है (९, ४) । 

बल की व्याख्या नोतिवाक्यामृत मे इस प्रकार की गयी है--जो शत्रुओं का 
निवारण कर के घन, दान व मधुर भाषणो द्वारा बपने स्वामी के समस्त प्रयोजन सिद्ध 
कर के उस का कल्याण करता है उसे बल कहते हैं (२२, १)। समस्त आचार्यों ने 
बल के चार अगर माने हैं और उसे चतुरण बल के नाम से सम्बोधित किया है। हाथो, 


१० की० अर्थ ० ५, २। 


सेना अथवा बल १४६१ 


घोडे, रथ और पैदल ये बल के चार अग बताये गये हैं। चतुरंगबल में हस्तितेना को 
प्रमुखता दी गयी है (२२, २)। इन विषय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजाओं 
की विजय के प्रधान कारण हाथी ही होते हैं, क्योंकि युद्ध-भूमि में वे शत्र॒कुंत सहस्रों 
प्रहारों से ताड़ित किये जाने पर भी व्यथित न द्ोकर अकेला ही सहस्रो सैनिको से युद्ध 
करता रहता है (२८, ३) । 

हाथियों के गुण--किस प्रकार के हाथों युद्धोपयोगो होते हैं. इस विषय में 
भी नीतिवाक्यामृत में पर्याप्त ५कराश डाला गया है । हाथी जाति, कुछ, बन एव प्रचार 
के कारण हो प्रधान नही माने जाते अपितु वे चार गुणों से प्रमुख माने गये है--( १ ) 
उन का शरीर हृष्ट-पुष्ट व शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यदि वे बलिष्ट नही हैं और 
उन में अन्य मन्द व मृग भादि जाति, ऐराबत आदि कुल, प्राच्य आदि वन, पर्वत व 
नदी आदि प्रचार के पाये जाने पर भो वे युद्ध-भूमि में विजयी नहीं हो सकते, ( २ ) 
शोर्य--पराक्रम हाथियों का विशिष्ट गुण है क्योकि इस के अभाव मे आलसी हाथी 
अपने ऊपर भारूढ़ महावत के साथ-साथ युद्ध-भूमि में शत्रुओं द्वारा मार डाले जाते हैं, 
( ३ ) उन में युद्धोपयोगी शिक्षा का होना भी अनिवार्य है, क्योकि प्रशिक्षित हाथी युद्ध 
में विजयी हांते हैं इस के विपरीत अशिक्षित हाथी अपने साथ-साथ महावत को भी 
नष्ट कर देता है और बिगड़ जाने पर उलटकर अपने स्वामी की सेना को भो कुचल 
डालता है, ( ४ ) हाथियां में युद्धोययोगी कर्तव्यशीलता आदि ( कठिन स्थानों में गमन 
करना, शत्रु-सेना का उन्मूलन करता आदि ) का होना भी आवश्यक है, क्योकि इस के 
अभाव में वे विजय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं (२२, ४) । 

अशिक्षित हाथी--पुद्धोपयोगी शिक्षा शून्य हाथी केवल अपने स्वामो का 
घन व महावत आदि के प्राण नष्ट कर देते हैं, क्योकि उन के द्वारा विजय-लाभ रूप 
प्रयोजत सिद्ध नही होते । इस से वे निरर्थक धास व अन्न आदि भक्षण द्वारा अपने 
स्वामी की आथिक क्षति कर के अपने ऊपर आखरूढ़ महावत्‌ को भी नष्ट 
कर देते हैं एबं बिगड जाने पर उलटकर अपने स्वामी को सेना को भी रौंद डालते 
हैं (२२, ५)। 


हाथियों के कार्य--आचार्य सोमदेवसूरि ने हाथियों के कार्यों पर भी प्रकाश 
डाला है। वे लिखते हैं कि हाथियो के निम्नलिखित कार्य है--( १ ) कठिन मार्ग को 
सरलतापूर्वक पार कर जाना, ( २ ) शत्रुक्ृुत प्रहारों से अपनी तथा महाबत की रक्षा 
करना, ( ३े ) शत्रुनगर का कोट व॒प्रवेश द्वारा भग कर उस मे प्रविष्ट होकर उसे 
नष्ट-अ्रष्ट करना, ( ४ ) छत्रु के सैन्य-समूह को कुचल कर नष्ट करता, (५ ) नदी के 
जल में एक साथ कतारबद्ध खडे होकर पुर बाँधना तथा ( ६ ) केवल बन्धनालाभ के 
अतिरिक्त अपने स्वामी के लिए सभी प्रकार के आनन्द उत्पन्न करना आदि (२२, ६)। 
आचार्य कौटिल्य ने भी हाथियों के कार्यों को महत्त्व प्रदान किया है और हृस्तिसेना को 


१६२ नोतिवाक्याम्‌द में राजनीदि 


राजा की विजय का कारण बतलाया है। अथश्यास्त्र में हस्तिपालन, हाथियों के भेद 
तथा उस के कार्य, हस्लिविभाग के कर्मचारियों एवं उन के कार्यों पर पूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। इस विभाग के अधिकारी को कोटिल्य ने हस्त्यध्यक्ष कहा है। हस्तियुद्ध का 
वर्णन करते हुए कौटिल्य लिखते हैं कि हाथियों का कार्य सेना के आगे चलना, पहले 
से न बने हुए वासस्थान, सार्ग, नदी आदि के घाट बनाना, अपनी सेना के पास खड़े 
होकर छ्त्रु सेना को हटाना, नदो की गहराई जानने के लिए उस में प्रवेश करना, 
शत्रुसेना का आक्रमण होने पर पक्तिबद्ध खडे हो जाना भर प्रस्थान करना, ऊँचे स्थान 
से नीचे उत्तरना, घने जगल ओर शझत्रुसेता पर पिछ पडना, शत्रु के पड़ाव में आग 
लगाना और बपने पड़ाव में लूगी हुई आग को बुझावा, रण जीतना, बिखरी सेता को 
एकत्रित करना, शत्रु की एकमात्र सेना को तितर-बितर करना, संकट में रक्षा करना, 
शत्रु-सेना को भयभीत करना और कुचल डालना, मद आदि की अवस्था द्वारा शत्रु के 
हाथियों को विचलित करना, अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना, श्षत्रु के सैनिकों को 
पकडना और शत्रु द्वारा बन्दों बनाये गये अपने सैनिकों को मुक्त फराना, शत्रु के पर- 
कोटे, भिह॒द्वार और अट्टठालिको को ग्रिराना तथा शत्रु के कोष, वाहन आदि को भगा छे 
जाना, युद्ध में प्रकोर्ण करना, सब॒ चालो के एक साथ प्रयोग को छोड सेना के बिखरे 
हुए चारो अगो का हनन करना, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य में खडी सेना का मर्दन करना, 
कही से शत्रु पक्ष की निर्बल देख उस पर प्रहार करना और साते हुए शत्रु को मार 
डालना आदि हाथियो के प्रमुख कार्य अथवा हस्तियुद्ध है । 

हाथियों के इतने उपयोगी कार्यों के कारण हो प्राचीन राजनोतिज्ञो ने हस्ति- 
सेना को प्रधानता दो है। उस की प्रधानता उस के कार्यों के कारण ही है। यह सेना 
का प्रधान अग मात्रा जाता था और अन्य तोत अग इस के सामने गोण स्थान रखते थे । 

हस्तिसेता के पदचात्‌ द्वितीय स्थान अश्वसेना का था। अदहवों की उपयोगिता 
भी युद्ध में हाथियों से किसी प्रकार कम नही थो । अद्वसेना के सम्बन्ध में सोमदेव ने 
लिखा है कि अश्वसेना चतुरग सेना का चल्ता-फिरता भेद है, क्योकि अध्व अत्यन्त 
चपलता एवं वेग से गमन करने वाले होते हैं ( २२, ७ )। अइ्वसेना को प्रशसा करते 
हुए वे लिखते हैं कि जिस राजा के पास अहवसेना को प्रधानता है उस पर युद्धरूपी 
गेंद से क्रोडा करने वाली लक्ष्मी विजयश्री प्रसन्न होती है, जिस के फलस्वरूप उसे प्रचुर 
सम्पत्ति मिलती है । दूरवर्ती शत्रु लोग भी निकटवर्ती हां जाते हैं । इस के द्वारा विजि- 
गोषु आपत्तिकाल में अभिलषित पदार्थ प्राप्त करता है। शत्रुओं के सामचे जाना और 
अवसर पाकर वहाँ से भाग जाना, छल से उत्त पर आक्रमण करना व शत्रुसेना को छिन्न- 





१ कौ० अर्थ ०२, २। 
२ वही, १, ३१ । 

हस्त्यध्यक्षे हस्तिबनरक्षां दम्यक्म क्षान्तानां हस्तिहस्तिनीमलभानी । 
३ बही। 


सेना अथवा व १३३ 


भिन्‍न कर देना ये कार्य अश्वसेना द्वारा ही सिद्ध होते हैं, रथादि से नहीं ( २२, ८ )। 
आजार्य शुक्र ने भी अश्वसेना की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है! उन का कथन है कि राजा 
लोग अइवसेना द्वारा देखने वालो के समक्ष शत्रुओं पर आक्रमण करने, प्रस्थान कर 
दुरवर्ती शन्रुओ को मार डालते हैं । 

नीतिवाक्यामृत में अइबो को जातियो पर भी प्रकाश डाला गया है तथा जात्य 
जाति के अध्व को प्रधानता दी गयो हैं। इस की प्रशसा करते हुए सोमदेव छिखते हैं 
कि जो विजिगीषु जात्य अइव पर आरूढ़ होकर शझरत्र पर आक्रमण करता है तो उस को 
विजय निश्चित होती है तथा शत्रु विजिगोधु पर प्रहार नही कर सकता ( २२, ९ ) | 

अइवबों की जातियॉँ--आचार्य कौटिल्य जात्य अद्व के ९ भेद अथवा उत्पत्ति 
स्थान बताये है जो इस प्रकार है--( १ ) ताजिका, (२ ) स्वस्थलाण, ( ३ ) उक* 
रोखशा, ( ४ ) गाजिगाणा, ( ५ ) ककाण, (६ ) पुष्ठाहारा, ( ७ ) गाह्वारा, ( ८ ) 
सादुयारा, (९ ) सिन्धुपारा। आचार्य कौटिल्य ने भी उत्तम, मध्यम एवं साधारण 
प्रकार के अदवों का वर्णन किया है। 

जिस कार्य को हस्तिसेता एवं रथसेता नही कर सकती थी उसे अश्वसेना करने 
में समर्थ थो । जब आधुनिक युग के आवागमन के साधनो का आविष्कार नही हुआ था 
तो उस प्राचीवकाल मे एवं मध्यकाल में अश्व अपनी द्वुतगति एवं भारवह॒न की क्षमता 
के कारण आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। मोर्यकाल तक अष्वो की 
महान्‌ उपधोगिता मानी गयी । अद्व की पोठ पर बैठकर मनुष्य (क स्थान से दूसरे 
स्थान पर झोध्रता एवं सुविधा से पहुँच सकता था। अश्व को गाडियो ओर रथादि 
वाहनो में भी प्रयुक्त किया जाता था। युद्ध में उस का विशेष उपयोग किया जाता 
था। चतुरगिणी सेना का एक प्रमुख अगर अध्वारोही सेना होती थी और इस की सहा- 
यता से राजागण शत्रु से अपने राज्य की रक्षा करवे मे समर्थ होते थे एवं अन्य राज्यो 
पर विजयश्री प्राप्त करते थें। अश्व को इतनो महान्‌ उपयोगिता के कारण हो अध्व- 
पालन विभाग की स्थापना मौर्य सम्राटो ने को थी। कोटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट 
होता हैं कि अध्वपालन को विशेष महत्त्व दिया जाता था तथा भश्वों की खाद्य-सामग्री 
एवं उन को चिकित्सा को ओर विद्येष ध्यान दिया जाता था। कौटिल्य ने अश्वपालन 
विभाग के प्रमुख अधिकारी को अध्वाध्यक्ष के नाम से सम्बोधित किया है । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध में हाथियों को अपेक्षा अहवसेना ने 
महान्‌ कार्य सम्पन्त किये हैँ तथा राजपूतो की मुसलमानो के विरुद्ध प्राजय के कारणों 
१ शुक्र० सोतिवा० पृ० २१० । 

प्रेक्षतामपि शन्रूणां यत्तो यान्ति तुर गमै । 
भ्ूूपाला ग्रेन निध्नन्ति क्षत्रु दूरेडपि सस्थितम्‌ ॥ 

३ कौ० अर्थ ० २, ३० ! 


३ बही, २, २०१ 
अश्वाध्यक्ष पण्यागारिक ॥ 


बृ३३४ नोतिवाक्यारूत में राजनीति 


में उन की हस्तितेना भी एक प्रमुख कारण था। मुसलमान अपनो अद्वसेना के कारण 
ही विजयी हुए और इस देश के स्वामी बत गये। जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने 
सिन्धुनदी के तट पर महमूद गज़नवों को सेना से मोर्चा लिया था। राजपूतो की विजय 
होने ही वाली थी कि आनन्दपाल के हाथी के सहसा भागने से राजपूत सेना ब्याकुल 
हो गयी ओर इस के परिणामस्वरूप महमूद विजयो हुआ । पुरु की पराजय भी उस के 
हाथी के बिगड़ जाने के कारण ही हुई । 


रथसेना--यह चतुरगिणी सेना का तृतीय उपयोगी अग था। रथ समतलू 
भूमि में ही अधिक उपयोगी थे, जिन में धनुर्धारी योद्धा आरूढ होकर शत्रु को पराजित 
करने में समर्थ होते थे ; रथसेना। में सारथो का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योकि 
सारथी की कुशलता पर हो युद्ध में बहुत कुछ अश्ष में विजय आश्रित थी । महाभारत 
के युद्ध में अर्जुत के रथ का सचालन भगवान्‌ कृष्ण कर रहे थे । इसी कारण इस युद्ध 
में अजुंन को विजय प्राप्त हुई। रथ-सैन्य के महत्त्व का वर्णन करते हुए सोमदेव लिखते 
है कि जब धनुतिद्या मे प्रवीण धनुर्धारी योद्धा रथारूढ़ होकर समतल युद्ध-भूमि में 
शत्रुओ पर प्रहार करते है तब विजिगीषु राजाओं को कोई भी वस्तु असाध्य नही होती 
( २२, ११ )। साराश यह है कि समतलू भूमि एवं प्रवीण योद्धाओ के कारण ही 
रथारूढ योद्धाओ के द्वारा युद्ध मे विजिगीषु को विजय प्राप्त होती है । इस के विपरीत 
ऊबड-खाबड भूमि अकुशल योद्धाओ के कारण रथ-सचालन व युद्धादि भलोी-भाँति न 
होने से युद्ध में निश्चित हो पराजय होती है । 


आचार्य सोमदेव का कथन है कि युद्ध में सर्वप्रथम सारभूत सेना को हो आगे 
रखना चाहिए | इसी से विजय सम्भव होती है। वे लिखते हैं कि विजिगीषु के रथों 
द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हुई शत्रु सेना आसानी से जीती जाती है, परन्तु उसे मौल ( बण 
परम्परा से चली आती हुई प्रामाणिक विश्वासपात्र एवं युद्ध-विद्या विशारद पैदल 
सेना ), अधिकारी सेना, सामान्य सेवक श्रेणी सेना, मित्र सेना, आटविक सेना इन छह 
प्रकार की सैनाओ में से सर्वप्रथम सारभूत सेना को युद्ध में सुसज्जित करने का प्रयत्न 
करना चाहिए, वर्योकि फल्गुसैन्य ( दुर्वक, अविश्वसनोय एवं युद्ध-विद्या में अकुशल 
सारहीन सेना ) द्वारा पराजय निश्चित होती है (२२, १२) । 


आचार्य कौटिल्य का कथन है कि वश परम्परा से चलो आने वाली नित्य वश 
में रहने वाली, प्रामाणिक व विश्वासपात्र पैदल सेना को सारबल कहते है और गुण- 
निष्पन्न हाथियो व घोड़ो की सता भी सारभूत सैन्य है अर्थात्‌ कुल, जाति, धोखा, 
कार्य करने योग्य आयु, शारीरिक बल, आवश्यक ऊँचाई, चौडाई आदि, वेग, पराक्रम, 
युद्धोपयोगी शिक्षा, स्थिरता, सदा ऊपर मुँह उठाकर रहना, सवार की आज्ञा में रहना 
व अन्य शुभ लक्षण और शुभ चेष्टा इत्यादि गुण युक्त हाथो व घोडो का सैन्य भी 
सारबल है। अब विजिगीषु उक्त सारभूत सैन्य द्वारा शत्रुओ को सुख पूर्वक परास्त कर 


सेना अथवा घर १३७ 


सकता है ।' 

लारद ने भी सारभूत सेना को युद्ध में विजय प्राप्त करने का कारण बताया 
है। उक्त छह प्रकार की सेना के अतिरिक्त सातवी प्रकार की सेवा भो होती थी 
जिसे उत्साही सेना कहते थे । जब विजिगोषु शत्रु फो जीतने के लिए उस पर चतुरग 
सेना द्वारा प्रबल आक्रमंग करता है तब यह शत्रु राष्ट्र को नष्ट-भ्रष्ट करने तथा धन 
लूटने के लिए इस की सेता मे मिल जाती है। इस मे क्षात्र तेज युक्त शस्त्र-विद्या 
प्रवीण व इस में अनुराग युवत क्षत्रिय बोर पुरुष सैनिक होते थे (२२, १३) । 


सेनाध्यक्ष 

तीतिवाक्यामृत में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया हैं कि राजा को किस 
व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्राचीन युग में वही व्यक्त 
इस पद पर नियुक्त किया जाता था जो विशिष्ट सैन्य गुणों से विभूषित होता था। यह 
पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण घा। अत इस पद के लिए प्रत्येक व्यक्षित उपयुक्त तही समझा 
जाता था अपितु विशिष्ट गुण वाला पुरुष ही सेनाध्यक्ष बनाया जाता था, क्योकि उसी 
पर राज्य की विजय और पराजय निर्भर होती थी। आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि 
राजा उसी व्यक्तित को सेनाध्यक्ष के पद पर तलियुक्त करे जिस में निम्नलिखित 
गुण हो । 

कुलीन, आचार-व्यवहार सम्पन्न, राजविद्या प्रवीण ( विद्वान्‌ ) स्वामी व 
सेवकों से अनुरक्‍त, पवित्र हृदय वाला, बहु परिवारयुक्त, समस्त नैतिक उपाय ( सास, 
दामादि ) फे प्रयोग मे निपण, अग्नि व जल स्तम्मन प्रभृति में कुशछू, जिस में समस्त 
हाथी, घोडे आदि वाहन खज्ादि हास्त्र-सचालन, युद्ध और मित्र देशवर्ती भाषाओं का 
शान ग्राप्त किया हो, आत्मज्ञानी, समस्त सेना व आमत्य प्रभृति प्रधान राजसेबकों का 
प्रेमपात्र, जिस का शरीर योद्धाओ स तोश छेने की शक्ति सम्पन्न और मनोज्ञ [ युद्ध 
करने में उत्साही ) हो, स्वामी की आज्ञा पालने में रत रहने वाला, युद्ध में विजय 
प्राप्ति व राष्ट्र के रहिए चिन्तन मे विकल्प रहित, जिसे स्वामी ने अपने समान समझ 
कर सम्मानित व घन देकर प्रतिष्ठित किया हो, छत्र-चामरादि राज्य चिह्ठो से युक्त 
और समस्त प्रकार के कष्ट व दु खो को सहन करने मे समर्थ (१२, १)। उक्त गणों से 
विभूषित बोर पुरुष को सेनाष्याक्ष के पद पर आसीन करने से हो विजिगाष को 
विजयलक्ष्मी प्राप्त होती हैं। यदि इन गुणों से शून्य व्यक्ति को इस महत्त्वपर्ण पद प्र 
नियुवत कर दिया जायेगा तो राजा की अवश्य हो पराजय होगी । हु 

नोतिवाक्यामृत में सेनाध्यक्ष के दोषो पर भी प्रकाश डाला गया है। सोमदेव 
के अनुसार सेनाध्यक्ष के दोष इस प्रकार है---“जिस को प्रकृति आत्मीयजनो तथा 


१ कौ० अर्थ० १०, ६। 
२ नारद० नौतिवा० पृ० १११। 


३३६ नीतिवाक्यासृत में राजनीति 


अन्य शत्रुओ से पराजित हो सके, तेजशून्य, अजितेन्द्रिय, अभिमानी, व्यसनासक्त, मर्यादा , 
से अधिक धन व्यय करने वाला, खिरकाल पर्यन्त परदेशबासी, दरिद्र, सैन्यापराधि, 
सब के साथ पैर-विरोध करने वाला, अनुचित बात को जानने वाला, अपनी आय 
को अकेला खाने बाला, स्वण्छन्द प्रकृति वाला, स्वामी के कार्य व आपत्तियों का 
उपेक्षफ, युद्ध सहाय योड्धाओ का कार्य विधातक और राजहित चिन्ताओ से ईर्ष्यालु 
(१२, २) ।” इन दोषो से युक्त पुरुष को राजा सेनाध्यक्ष के पद पर कदापि नियुक्त न 
करे । ऐसा करने से राज्य की भहान्‌ क्षति होती है । 


ओत्साहिक सेन्‍्य के प्रति राजा का कर्तंब्य 


सेना तथा अन्य राजकर्मचारियों के प्रति राजा का व्यवहार अच्छा द्वोना 
चाहिए अन्यथा वे व्यक्ति उस का हृदय से साथ नही देते । राजा अपने भौलसैन्‍्य का 
अपमान न कर के उसे घन-मानादि द्वारा अनुरक्त कर के प्रसन्न रखे । इस के साथ ही 
उत्साही सैन्य शत्रु पर आक्रमणार्थ अपनो ओर प्रविष्ट हुई अन्य राजकीय सेना को भी 
धन व मान देकर प्रसन्न रखे (२२, १४) | 

मौल रुना की महत्ता के कारण ही उस के साथ राजा के लिए अच्छा व्यवहार 
करने का आदेश दिया गया है। भाचार्य सोमदेव लिखते हैं कि विजिगोषु का मौल 
सैन्य आपत्ति काल में भी उस का साथ देता है और दण्डित किये जाने पर भी द्रोह 
नही करता एव दात्रुओ द्वारा अपने पक्ष में नही मिलाया जा सकता । अत विजिगीषु 
उसे घन-मानादि देकर सदा सस्तुष्ट रखे (२२, १५)॥ 

सैनिक लोग घन को अपेक्षा सम्मान को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। यदि राजा 
अपनी सेना का मान करता है तथा उस के श्रेष्ठ कार्यो की प्रशंसा करता है तो वह 
बड़े उत्साह के साथ देश की रक्षा करने को तत्पर रहती है । यह सम्मान उन में 
राजभक्ति तथा देशर्भाक्त की भावना को जन्म देता हैं। सोमदेव का कथन है कि जिस 
प्रकार राजा द्वारा दिया गया सम्मान सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करता हैँ उस 
प्रकार दिया गया घन प्रेरित नही करता (२२, १६)। अर्थात्‌ सैनिकों के लिए घन 
देने की अपेक्षा सम्मान देना कही अधिक श्रेष्ठकर है । 


सेना के राजा के विरुद्ध होने के कारण 


सेता ही राजा का बल हैं और उसो को सहायता से बह अपने कर्तव्यों का 
पाछत करने में समर्थ होता है। उस के लिए सेना को अनुकूलता बहुत आवश्यक 
है। कभी-कभी राजा की असावधातों तथा उस की भूलो के कारण सेना राजा के 
विरुद्ध भी हो जाती है। ऐसी स्थिति मे राजा का अस्तित्व हो समाप्त हो जाता है । 
अत बुद्धिमान्‌ राजा कभी ऐसी स्थिति को आने नही दे । सोमदेव ने इस बात पर भी 
प्रकाश डाला हैं कि किन कारणों से सेना राजा के विरुद्ध हो जातो हैं। इस में वे 


सेना अथवा बल १३३७ 
१्८ 


लिखते है कि स्वय अपनी सेना का निरीक्षण न करना, उन के देने योग्य वेतन में से 
कुछ भाग हडप लेना, आजीविका के योग्य वेतन को यथा समय न देकर विलम्ब से 
देना, उन्हें विपत्ति ग्रस्त देखकर भी सहायता न देना और विशेष अवसरो (पुत्रोत्पत्ति, 
जिवाह व त्यौहार आदि खुशी के अवसरों ) पर उन्हें धनादि से सम्मानित न करना 
आदि सेना के राजा के विरुद्ध होने के कारण हैं (२२, १७)। राजा को समस्त 
प्रयत्नो से अपनी सेना को सन्तुष्ट रखना चाहिए । जो राजा आालस्थ वश स्वय अपनी 
सेना की देख-रेख न कर के इस कार्य को अन्य व्यक्तियों से कराता है वह नि सन्‍्देह 
धन और सैन्य से रहित हो जाता है (२२, १८) । 

तैतिक व्यक्ति को कौन-कौत से कार्य स्वरय करने चाहिए इस बात पर भा 
सोमदेव ने प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं कि नैतिक व्यक्ति को निश्चय पूर्वक सेवकों 
का पालन-पोषण, स्वामी की सेवा, धामिक कार्यों का अनुष्ठान और पुत्रोत्पत्ति ये चार 
कार्य अन्य पुरुष से न करा कर स्वय ही करने चाहिए (२२, १९) । 


सेवकों का वेतन तथा उन के कतंव्य 


स्त्रामी को अपने आश्रित सेवकों को इतना घत अवश्य देना चाहिए जिस से 
वे सन्तुष्ट रह सके (२२, २०) । यदि राजा सेवकों को आथिक कष्ट पहुँचाता है तो 
निश्चय रूप से उस की हानि होती है। राजा के इस कर्तव्य के साथ ही आचार्य ने 
सेवको के कर्तव्य को ओर भी सकेत किया है। वे लिखते हैं कि यदि उन को अपने 
स्वामी से पर्याप्त घन प्राप्तन भी हो तो भी उन्हें स्वामी से कभी द्रोह नही करना 
चाहिए (२२, २१) । 


कृपण राजा को हानि 

जो राजा कृपण होता है तथा उचित-अनुचित का विचार नही करता उस को 
हमेशा कष्ट भोगना पड़ता हे। जो स्वामी आवश्यकता पडने पर अपने सेवकों की 
सहायता नहीं करता तथा जो सेवको के गुण-दोपो की भलो-भाँति परख नहीं करता 
ओर सब के साथ एक सा ही व्यवहार करता है, ऐसे कृपण एवं विवेकहीन राजा के 
लिए कोई भी सैनिक अथवा सेवक युद्धभूमि में अपने प्राणो की बलि देने को तैयार नहीं 
हो सकता (२२, २४-२५) | अत राजा को सकट काल मे उदारतापूर्वक अपने सेवकों 
को सहायता घनादि देकर करनी चाहिए । इस के साथ ही अपने सेवको के गृण-दापों 
को भी बुद्धिमत्तापूर्वक परखना चाहिए । जो गुणी हैँ तथा राजा के शुभचिन्तक हैं उनको 
सम्मान प्रदान कर के उत्साहित करना चाहिए तथा जो दोषो हैं और उस के घाम- 
चिन्तक नही है, उन्हें दण्डित करना चाहिए। ऐसा करने से स्वामिभक्त सेवको का 
निर्माण होगा जो कि सकट काल में अपना सर्वस्व अर्पण कर के भो राजा को रक्षा में 
तत्पर रहेगे । 

७ 


१३८ नीतियाक्यारूत में राजनीति 


राष्ट्र 


प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओ ने राज्यागों में राष्ट्र को भी एक महत्त्वपूर्ण अग 
माना है। शुक्रनोतिसार में राज्यागों की तुढना मानव शरीर के अवयबों से करते 
हुए राष्ट्र को उपमा पैरो से दी हैं । इसका तात्पय यह है कि जिस प्रकार मानव 
शरीर पेरों पर ही आश्रित रहता है उसी प्रकार राज्यरूपी शरीर की आधारशिला 
राष्ट्र ही है। वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का उल्लेख अनेक स्थलो पर हुआ है और 
उस का प्रयोग राज्य के अर्थ मे किया गया है। कऋर्वेद में इस शब्द का उल्लेख कई 
स्थानों पर हुआ है। उस में एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि राजा ही राष्ट्रो 
का विकास करने के हेतु राष्ट्रो को रूप देने वाला कहा जाता है। अत उस के पास 
श्रेष्ठ क्षा॒तेज होना आवश्यक है । इस के अभाव में वह सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा करने 
में असमर्थ होगा । राज्याभिषेक के समय भी उस को यह स्मरण कराया जाता था 
कि राजन, तुम्हे राष्ट्रपति बनाया गया है | क्रब तुम इस देश के प्रभु हो । अटल, अवि- 
चल और स्थिर रहो। प्रजा तुम्हें स्नेह करे । तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे । आर्यों 
की यही कामना थो कि वरुण राष्ट्र को अविचल करें, बृहस्पति राष्ट्र को स्थिर करें, 
इन्द्र राष्ट को सुदृढ़ करें और अग्निदेव राष्ट्र को निइचल रूप से घारण करें । आर्य 
यह भी अभिलाषा करते थे कि हमारे राष्ट्र में क्षत्रय वीर, घनुर्धर, लक्ष्यवेंधी और 
महारथी हो । 

इस प्रकार राष्ट्र के प्रति आयों की महान्‌ श्रद्धा एव ममत्व था। वे राष्ट्र रक्षा 
को राजा का सर्वप्रमुख कत्तव्य समझते थे। उन मे राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना थी । 
पाश्वात्त्य विद्वानों को यह धारणा कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीयवा की भावना का 


१ शुक्र० १, ६२। 
इगमात्या सुहच्छोत्र मुख कोशो बल मन । 
हस्तौ पादौ दुर्गराष्ट्री राज्याड्ञानि स्मृतानि हि। 
२ ऋग्वेद ७, ३४, ११ । 
राजा राष्ट्रानां पेशो न दीनामनुत्तमस्मै क्षत्र विश्वायु । 
३ बही। 
४ ऋग्वेद १०, १७३, ६ । 
धरबँ ते राजा वरुणो भ्रव॑ देवों बृहस्पति । 
प्रूर्व ते इन्द्रश्चार्निश्व राष्ट्र घारयतां घ्‌ बस ॥ 


राष्ट्र १३९ 


सर्वथा अभाव था, अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। वैदिक साहित्य के अध्ययत से यह बात स्पष्ट 
है कि भारतोयों में प्राचीन कार से हो राष्ट्रीय की भावता विद्यमान थी । वैदिक 
ग्रन्थों में 'राष्ट्र' शब्द के अनेक बार उल्लेख से आया के राष्ट्र प्रम में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता । यजुर्वेद तथा अथर्व॑वेद की सहिताओ के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि 
भारतीयों में राष्ट्रीयवता का भाव पूर्णछ्पेण निहित था। यजुर्वेद में इस प्रकार का 
वर्णन प्राप्त होता है--अपने राष्ट्र में नेता बनकर हम जागरणशील रहें । अथर्ववेद 
के मन्‍्त्रो मे भी राष्ट्रीयवा को भावना प्रतिलक्षित होती हैं। उस में इस प्रकार का 
वर्णन मिलता है--पैैं अपनी मातुभूमि के लिए और उस के दुख विभोचन के लिए 
सब प्रकार के कष्ट सहन करने को प्रस्तुत है । वे कष्ट जिस ओर से भें, चाहे जिस 
समय आयें, मुझे चिन्ता नही ।*' ” दुसरे मन्त्र मे इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है-- 
“अपनी मातृभूमि के सम्बन्ध में जो चाहता हैँ, बह उस की सहायता के लिए है । मैं 
ज्योतिपर्ण, वर्चस्वशाली और बुद्धिमान होकर मातृभूमि का दोहन करने वाले शत्रुओ 
का विनाश करता हूँ ।” अथर्ववेद की ही एक सूक्ति का भाव इस प्रकार है--“मेरी 
माता भूमि है और मैं उस का पुत्र हैँ ।” 

उपयक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में प्राचोन काल से हो राष्ट्रीयता को 
प्रबल भावना विद्यमान थी। पाश्चात्त्य विद्वान तथा उन का अनुकरण करने वाले 
भारतीय विद्वानों के इस कथन में कि भारत म राष्ट्रीयवा की भावना कभो रही ही 
नही, आशिक सत्यता भी नही है। भारतीय देश को रक्षा के लिए अपनी बलि चढाने 
के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे तथा मातृभूमि की रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य 
समझते थे । वैदिक साहित्य में वणित देशसेवा के पावन विचार कया विश्व के अन्य 
किसी देश के साहित्य मे उपलब्ब हो सकते हैं ? “पृथ्वी मेरी माता है और मैं उस का 
पत्र हुँ", दशप्रेम तथा मातृभूमि के लिए बालेदान को इतनो अनन्य भक्ति एवं कत्तंव्य 
भावना अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होतो । यही देशप्रेम की उत्कट भावना राष्ट्रीयता की 
जननी हैं। इसी पुनीत भावना से किसो देश के नागरिकों में सच्ची राष्ट्रीयता का 
प्रादुर्भाव होता हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय के समस्त तत्त्व परिलक्षित होते हैं । किन्तु 
यह बात निदिचत हैँ कि भारत मे राष्ट्रीयता का स्वरूप अन्य देशो से भिन्न रहा है । 


£ ऋगेद ६, २८ 
बवय राष्ट्र जागथाम परोहिता । 

२ अधवबेद १५ १, ४४ । 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भृम्यास्‌ । 
अमोषाश्मि विश्वाषाडाद्ामादरा विषासहि ॥ 

३ अथर्वबेद १२, ह ६५। 
सद बदामि मधुमत सद॒ वदामि यदीक्षे तदु बनन्ति मा । 
त्तिषीमानास्मि प्रतिमानवान्यान्‌ हस्मि दोहत ॥ 

2 अथवबेद १२, १ १२॥ 
माता भूमि पुत्रों अह पृथिव्या । 


१७० नीतियाक्यारूत में राजनीति 


इस का सल कारण यह है कि भारतीयों ने समस्त भूमंडल को एक कुटुम्थ के रूप में 
माना है। हमारी सस्क्ृति में देदा प्रधात अभिमान या अन्च राष्ट्रीयता को प्रधानता 
नही रही है । इस का कारण यह हैं कि इस भावता के कारण अन्य आदशों को दबाना 
पड़ता है । इतना हो नहो, उस से अनेक जातियो के ईर्ष्या-द्ेष, दुराग्रह और दुराचरण 
राज्य को नष्ट कर देते हैं। अत भारत की राष्ट्रीयवा सकुचित अथवा अन्ष राष्ट्रीयता 
त होकर मानवतावादी राष्ट्रीयता है। वैदिक क्रषि जनता के सच्चे कल्याण का ही 
ध्येय अपने सम्मुख रखते थे। अधर्ववेद में लिखा है कि समस्त जनता का केल्याण 
करने की इच्छा रखने वाले आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारम्भ मे दीक्षा लेकर तप किया । 
इस से राष्ट्, बल और ओज का निर्माण हुआ । अत सब विवुध इस राष्ट्र की भक्ति 
करें । 2 

तऋद्णियों को तपस्या से राष्ट्रमाव को उत्पत्ति हुई है, राष्ट्र भावना से राष्ट्रोय- 
बल बढता है ओर बुहत्‌ शक्ति प्राप्त होतो है। राष्ट्रीयवा, बल, ओज इन तीनो में 
घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जिन का राष्ट्र है, उन मे बल ओर ओज होगे, जो शताब्दियों 
परतन्त्र रहे होगे उन में राष्ट्रीय भावता नहीं होगी, साधिक बल भी नहीं होगा 
ओऔर ओज भी नही रहेगा । 


राष्ट्र राज्य का मूलाघार है, क्योकि राज्यायो मे सर्वप्रवम्॒ राष्ट्र की ही उत्पत्ति 
हुई । इस के पदचात्‌ बल और फिर ओज की सुष्टि हुईै। वैदिक साहित्य से ले कर 
स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण एवं नीतिग्रन्थों में राष्ट्र के महत्त्व पर प्रकाश डाला 
गया है। मनु का कथन है कि जिस प्रकार प्राणधारियो के आह्वार को बन्द कर देते से 
शरोर शोपण के कारण प्राण क्षोण होते हैं, उसी प्रकार राजाओ के भी राष्ट्र पीडन से 
प्राण नष्ट हो जाते है । अत अपने दरीर के समान राजा को राष्ट्र की रक्षा करनी 
चाहिए । काम्रन्दक का कथन है कि राज्य के सम्पूर्ण अगो की उत्पत्ति राष्ट्र से हो हुई 
है । इस लिए राजा सभो प्रयत्नो से राष्ट्र का उत्थान करे ।* अग्निपुराण में भो इस 
प्रकार का वर्णन उपरूष्ध होता है कि राज्यागो में राष्ट्र का सर्वाधिक महत्त्व है ।' 


जिस प्रकार राष्ट्र राज्य का मूलाधार है उसी प्रकार जनता राष्ट्र की आधार- 
शिला है। यदि यह कहें कि जनता ही राष्ट्र है तो इस में कोई अनौचित्य नहीं । 


१ अथबंबेद १६, ४१, १ 
भद्रमिच्चन्त ऋषग्र स्वविदस्तपो दोधासुपसेदुरप्रे । 
तता राष्ट्र बलमोजश्च जात॑ तदस्मे देवा उपस नमन्‍्तु ॥ 
२ बहा, १६, ४६, १॥ 
३ मनु० ७, ११२॥ 
झरीरकर्षणात्प्राणा श्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणा श्षोयन्ते राष्ट्रक्ष णात्‌ ॥ 
४ कामन्दक ६, ३ । 
्‌ अग्नि० २३६, २। 


राष्टू ३७४१३ 


ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजाएँ ही राष्ट्र का निर्माण करने वाली हैं । इस 
प्रकार प्रजा को वैदिक साहित्य में जनतन्त्र की भाँति बहुत महत्त्व प्रदान किया गया 
है। यद्यपि वैदिक काल में राजतन्त्र की हो प्रधानता थी, किन्तु उस राजतन्त्र में 
जसतन्त्र की आत्मा निहित थी। वेदमन्त्रों में जनतन्त्र की भावना और जनता के पक्ष 
के समर्थन यत्र-तत्र मिलता है | यजुर्वेद मे कहा गया है कि राजा की स्थिति प्रजा पर 
हीं निर्भर है। अथर्ववेद मे ऐसा उल्लेख मिलता है--हे राजन, प्रजाओ द्वारा तुम 
राज्य के लिए निर्वाचित किये जाओ । उसी में अम्यत्र यह भो कहा गया है कि “हे 
राजन, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रजा तुम्हें चाहें । हु 

इस प्रकार बैदिक साहित्य में प्रजा को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है और 
उसी के द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख हैं। इस के साथ ही वेदमन्त्रो में सभी 
अगो को प्रगति और मगलकामना का उल्लेख मिलता है। सब अगो के समुचित 
विकास ओर सुखन्समृद्धि पर ही राष्ट्र को समृद्धि एवं उन्नति निर्भर है । 

“राष्ट्र! शब्द का उल्लेख हमें महाभारत से भी मिलता हैं। उस में राष्ट्र की 
रक्षा तथा वृद्धि के उपायो पर विस्तासपूर्वक प्रकाश डाला गया है । युधिष्ठिर “ प्रइन 
का उत्तर देते हुए भीष्म कहते हैं कि “हें राजन, अब में बडे हर्ष के साथ राष्ट्र को रक्षा 
तथा वृद्धि का रहस्य बता रहा हूँ। तुम एकाग्र चित्त हो कर सुनो ।” महाभारत के ६७वें 
अध्याय में राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन 
किया गया है। राष्ट्र का सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वह किसी योग्य राजा का अभिषेक 
कर, ध्योकि बिता राजा फा राष्ट्र दुर्बल होता हैं। उसे डाकू और लुटेरे छूटते तथा 
सताते है। भोष्म का यह भी कथन है कि जिन देशों में कोई राजा नहीं होता वहाँ 
घ॒र्म की स्थिति नही रहती, अत वहाँ के व्यक्ति एक दूसरे को ग्रसने लगते है । जहाँ 
अराजकता हो उस देश को सर्वथा घिक्‍्कार है । 

मनु तथा छाक्र ने राष्ट्र को राज्य का प्रमुख अग माना हैं। कौटिल्य ने राज्य 
की प्रकृतियों मे राष्ट्र के स्थान पर जनपद छाब्द का प्रयोग किया है । महाभारत 





१ ऐत० ज्रा०८, २६ । 
राष्ट्राण बै विद्य । 
२ यजुर्वेद २०, ६ । 
३ अथरवबेद ३ ४, २। 
थे वही ४, ८, ४ । 
बिदास्त्वा सर्वा बाछन्त । 
४ यजु० २२ १२। 
६ महा० झान्ति० ८७, २। 
७ वही, ६७, २। 
० ब्रहो, ६७ ३। 
६ मनु० £ २१४ तथा छुक्र १, द१। 
१० कौ० अर्थ० ६, १। 


१३७२ नीतिवाक्यामत में राजनीसि 


में भी जनपद शब्द का हो प्रयोग राष्ट्र के स्थान पर किया शगया है । आचार्य सोमदेव 
सूरि ने भो जनपद को हो राज्य का एक अग माता है। इसी कारण उन्होंने अपने प्रन्थ 
नीतिवाक्यामृत मे जनपदसमुद्देश को रचना एक पृथक समुदेश के रूप में की है । यद्यपि 
आचार्य सोमदेव ने राष्ट्र को परिभाषा दी है किन्तु उस का वर्णन राज्य के अंग के रूप 
में नही किया है। आचार्य सोमदेव ने जनपदसमुद्श मे देश के विभिस्त उपधिभागो के 
लिए व्यवहार में आने वाले विभिन्‍न सज्ञा शब्दों की व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति द्वारा 
व्याख्या की हैं । उन्होने राष्ट्र, देश, विषय, महल, जनपद, दारक, निर्मम आदि रब्दो 
की सार्थक व्याख्या की है । इस व्याख्या में देश की सीमाओं को निर्धारित करने वाला 
कोई क्रम विवक्षित नही रहा हैं। इस समुदेश में केवल इन शब्दों की परिभाषा करना 
हो आचायं का प्रधान लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम रून्होने राष्ट्र की परिभाषा 
को है । पशु, घान्‍य, हिरण्य (स्वर्ण ) सम्पत्तियाँ वहाँ सुशोभित होती हैं वह राष्ट्र 
कहलाता है (१९, १) | स्वामी को दण्ड और कोश की वृद्धि में सहायता देने वाला देश 
होता है (१९, १)। विविध वस्तुओ को प्रदान कर स्वामी के घर मे (राजधानी में) 
हाथी और घोडो को जो प्राप्त कराता है वह विषय है (१९,३)। समस्त कार्यों के दोहन 
करने से स्वामी के हृदय को जो भूषित करता है वह मडल है (१९, ४)। वर्णाश्रम से 
युक्त-स्थान अथवा धन के उत्पत्ति स्थान को जनपद कहते हैं ( १९, ५ )। अपने 
स्वामी की उत्कर्षजनक स्थिति होने से भत्रु के हृदय को भेदन करने वाला दारक है 
(१९, ६) । अपनो समृद्धि से स्वामी को जो समस्त व्यसन्ों से युक्त करे वह निर्गम 
है (१९, ७ )। 


इस प्रकार आचार्य सोमदेवसूरि ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवहार में 
आने वाले विभिन्‍न शब्दों को सार्थक व्याख्या की है। अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, 
विपय और जनपद आदि पर्यायवाची शब्द है अर्थात्‌ इन का प्रयोग देश के अर्थ में 
ही होता है । किन्तु अभिकेखो तथा दानपत्रो मे इन शब्दों का प्रयोग देश अथवा राज्य 
के उपविभागो के रूप मे हो प्राप्त होता है । इन विभागों के नामों में भी सर्वत्र साम्य 
दृष्टिगोचर नही होता । एक ही छाब्द विभिन्‍न राजाओ के राज्यकाल में भिन्‍न अर्थों 
मे प्रयुक्त हुआ है ' राष्ट्र का भारतीय साहित्य में साधारणत राज्य के अर्थ में प्रयोग 
हुआ हैं उिन्‍्तु इसी शब्द का प्रयोग राष्ट्रकूटो के शासन काल में कमिएनरी के भर्थ में 
प्राप्त होता है। दक्षिण के अन्य राज्यों मे इस का अर्थ तहसील या इस से बड़े विभाग 
ज़िले के अर्थ में पाया जाता है। अत इन प्रशासकीय क्षेत्रों के नामो से कोई निद्िचत 
अर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योकि एक हो छाब्द का विभिन्‍न राज्य कालो में अथवा 


१ महा० शान्ति० ६६ ६४। 
२ राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ० १३६ । 
३ एपि० इंड्ि० १६ पृ०२७७, १६ पृ० २७१, इण्डि० ऐटि० ६ पृ० १७५ ) 


राष्ट्र १७४३ 


एक ही राजा के शासन कार में भिन्‍न-भिन्‍न शअ्र्थों में प्रयोग हुआ है । किन्तु साथा- 
रणत राष्ट्र से अभिप्राय राज्य का ही था। राष्ट्र के उपरान्त देश का उल्लेख नीति- 
वाक्यामृत में हुआ है । देश से अभिप्राय आधुनिक प्रदेश से था। विषय आधुनिक जिले 
के समात था। कहीं विषम को देश का उपविभाग बताया गया है। कही विषय का 
उल्लेख राष्ट्र से विशाल क्षेत्र वाले उपविभाग के लिए हुआ है । मण्डल विषय से 
छोटा विभांग था। कही मंडल को देश का उपविभाग बताया गया है । 


भारतीय साहित्य मे जनपद शब्द का प्रयोग 

प्राचोच भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का भी प्रयोग अधिक हुआ है । 
राजनीतिक दृष्टि से सगठित जन-समुदाय के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया जाता 
था । बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदो का उल्लेख मिलता है ६ इसके अतिरिक्त 
भारत में अन्य जनपद भी थ। ये जनपद छोटे-छोटे राज्य थे। जिस प्रकार 
प्राचीन यूनान में नगर राज्यों की स्थापना हुई थी उसी प्रकार भारत में भी इस जन- 
पदो की स्थापना हुई । पाणिनी को अष्टाध्यायी में भी जनपद शब्द का प्रयोग किया 
गया है। काशिका में जनपद का लक्षण बताते हए लिखा है कि जनपद ग्रामो के 
समह को कहते हैं । इस के उदाहरण भी वहाँ प्रस्तुत किये है यथा, जहाँ पाचालो का 
निवास हो वह पाचाल जनपद है, इसी प्रकार कुर, मत्स्य, अग, वग, मगध, पुष्ड 
आदि जतपद इन नामो के जनो के निवास के कारण हो इन नामों से सम्बोधित किये 
जाते है ।" 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनपद का प्रयोग प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र 
मे जनपद के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। जनपद का निर्माण अथवा उस की 
स्थापता किस प्रकार की जाय इस विषय में कौटिल्य ने बहुत उपयोगी विचार व्यक्त 
किये है । आचार्य कौटिल्य लिखते है कि पूर्व से स्थित एवं नवीन बस्ती बसाते समय 
राजा परदेश से जन-समुदाय छाकर अथवा अपने ही देश के जिस भभाग में अधिक 
जनसख्या हो, उस के कुछ भश को वहाँ से हटा कर छे आये । राजा नवोीन प्रामो को 
इस ढंग से बसाये कि उस में अधिकाश छाद्र जाति के किसान हो बसे । जिस में कम से 
कम सो और अधिक से अधिक पाँच सो परिवार रहें, उत ग्रामो की सीमा एक या दो 
कोस के अनन्तर रहे । क्योकि ऐसा रहने से आवश्यकता पड़ने पर अन्यान्य ग्राम पर- 


१ इण्डि० शेटि० ८ पृ० २० । 

२ एपि० इण्डि० ८५ पृ० ६ । 

३ वही ७, पुृ० २६ । 

४ अपुत्तरनिकाय १ २१३ ४, २६२, २६६ २६०१ 

४ काशिका ४, २, ८१। 
'जनपदे तुप्‌'" ग्रामसमुदायों जनपद । पचालानां निवासो जनपद पचाला , कुरय , मत्स्या , अगा , 
बगा , मगधा , पुण्डूर 


१४४ नीतिवाब्यासूत में राजनीति 


स्‍्पर एक-दूसरे की रक्षा कर सकेंगे। आगे आचार्य कौटिल्य लिखते हैं कि तदी, पर्वत, 
बन, गृष्टि ( ओषधिवृक्ष ), दरी ( कन्दरा ), जलाशय, सेमावृक्ष, शमोवुक्ष तथा क्षीर- 
वृक्ष ( बटबुक्ष ) लगाकर उन्हीं के द्वारा ग्राम फो सोमा का निर्धारण करे। उपर्युक्त 
रीति से बसे हुए आठ सौ ग्रामो के मध्य में स्थानीय नामक ( आगे चछकर निगम 
नाम से सम्बोधित किया जाने वाला स्थान ) नगर अथवा महाग्राम बसाये। चार सौ 
झ्रामो के मध्य द्रोणमुख नामक उपनगर निवेश, दो सौ ग्रामो के बीच खार्वटिक 
नगर विद्येंप एवं दस ग्रामो को मिलाकर सगप्रहण नाम का जनपद के सीमान्त 
एव जनपद में प्रविष्ट होने और बाहर निकलने के द्वार स्वरूप अन्तपार का 
दुर्ग स्थापित करे। उन अन्तपाल दुर्गों का एक अध्यक्ष रहेगा जिस का नाम होगा 
अन्तपाल । + 

जनपद की रक्षा के सम्बन्ध में भी कौटिल्य ने उपयोगी विचार प्रस्तुत किये 
है। उन के अनुसार प्रत्येक ग्राम को अपनी रक्षा करने में समर्थ तथा साथ ही अन्य 
ग्राम्रों की रक्षा मे सहायक होना चाहिए। जनपद की सीमाओ पर अन्तपालर दुर्ग 
स्थापित करने चाहिए। विविध दुर्गों के मध्य के सीमा प्रदेशों मे बागुरिक ( बह्ढै- 
लिये ), शबर, ( भील ), पुलिन्द ( म्लेच्छ ), चण्डाल तथा अन्यान्य वनचर जाति के 
लोग उन अन्तपाल-दुर्ग समूहो की मध्यवर्तिनी भूमि की रक्षा करें । तात्पर्य यह है कि 
राजा ओर उस का प्रतिनिधि अन्तपाल में दोनो उस प्रदेश की निवासित्री उपयुक्त जाति 
के लोगो द्वारा ही उस प्रदेश की रक्षा करेंगे। जनपद बसाते समय राजा ऋत्विक्‌, 
आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) ब्राह्मणो को सब प्रकार के करो से मुक्त 
कर के उन के पुत्र, पोत्रादि उत्तराधिकारी तक को उस सुविधा का अधिकारी बनाकर 
भ्रह्मदेव नामक भूदान करे। अन्तपाल दुर्ग के अध्यक्ष, सख्यायक ( गणनाकार्य तथा 
हिसाव-किताब रखने वाल ), दक्षग्रामी आदि के अधिकारी योप, जनपद तथा नगर के 
सतुर्थाश के अधिकारों स्थानिक, हाथियों को शिक्षा देने मे निपुण पुरुष, अनोकस्थ, 
चिकित्सक, घोडो को प्रशिक्षण देने वाछे और जंघालक ( पैदल दोडकर दूर देश में 
सन्देश पहुँचाने वाले ) इन सभो लोगो को दण्ड तथा कर से मुक्त कर के माफ़ो भूमि 
दी जाये । किन्तु यह भुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस भूमि को न बेच सकेंगे और 
न बन्धक रख सकेंगे । वे केवल उस का उपभोग करने के अधिकारी होगे । जो लोग 
भूमि का राज कर देते हों, उन्हें राजाक्षत क्षेत्र माने । अर्थात्‌ जिस क्षेत्र को फ़नल 
उत्पादन के योग्य बनाया जा चुका है, उसे केवल एक पीढ़ो के लिए पट्टे पर दे । 
किन्तु जो क्षेत्र अक्ृुत हैं, उसे किसान अपने पौरुष से उत्पादक बनायेगा | उस को राजा 


१ कौ० अर्थ, २, १। 
सूतपूब मधु तपूर्य वा जनपद परवेश्ञापबाहनेन स्वदेशाभिव्यन्दवमनेन बा निबेदायेत । 
शुद्रकष कप्रायं कुशलताबर पञ्चदशतकुलपर ग्राम कोदद्विक्रोशसीमानमन्योन्‍्यारक्ष निबेशयेत । 


२ बही, २, १! 





सष्टू १७५ 
१९ 


बेदखऊ मे करेगा और पीढो दर पोढ़ी उस पर किसान का हो अधिकार रहेगा ।' 
इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने जनपद को स्थापना तथा उस की रक्षा के 
सम्बन्ध में बहुत सूक्ष्म सृष्टि से प्रकाश डाला है। उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त इस 
विषय पर आचार्य ने और भी बहुत कुछ लिखा है जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत 
महत्त्थपूर्ण है । 
महाभारत में मी राष्ट्र को रक्षा तथा वृद्धि के उपायो के सम्बन्ध में वर्णन 
करते हुए भीष्म ने जनपद के अन्तर्गत ग्रामो के विविध समूहों तथा उन की व्यवस्था 
पर पूर्ण प्रकाश डाला है। भीष्म का कथन है कि एक ग्राम का, दस ग्रामो का, बीस 
ग्रामो का, सौ ग्रामो का तथा हजार ग्रामों का पृथक-पथक एक-एक अधिपति बनाना 
चाहिए। ग्राम के स्वामी का यह॒कर्त॑व्य है कि वह ग्रामवासियों के विषयों का तथा 
ग्राम में जो-जो अपराध होते हो, उन सब का वही रहकर पता लगावे और उन का पूर्ण 
विवरण दस ग्रामो के अधिपति के पास भेजे । इसी प्रकार दस ग्रामो वाला बीस 
ग्रामों बाले के पास और बीस ग्रामो बाला मधिपति अपने अधीनस्थ जनपद के लोगों 
का सम्पूर्ण विवरण सो ग्रामो के अधिकारी को भेजे । फिर सौ ग्रामो का अधिकारी 
हज्ञार ग्रामों के अधिपति को अपने अधिकृत क्षेत्रों को सूचना भेजे । इस के पश्चात्‌ 
हज़ार ग्रामो का अधिपति स्वय राजा के पास जाकर अपने यहाँ आये हुए सभी विव- 
रणो का उस के सम्मुख प्रस्तुत करे । 
ग्रामो में जो आय अथवा उपज हो वह सब ग्राम का अधिपति अपने पास ही 
रखे तथा उस में से नियत अश का वेतन के रूप में उपभोग करे | उसो में से नियत 
वेतन देकर उसे दस ग्रामो के अधिषति का भी भरण-पोषण करना चाहिए | इसी 
प्रकार दस ग्रामो के अधिपति का भी बोस ग्रामों के अधिकारी का भरण-पोषण करना 
चाहिए। जो सत्कार प्राप्त व्यक्ति सौ ग्रामो का अध्यक्ष हो, वह एक ग्राम की आय 
को उपभोग में ला सकता है । भरनश्रेष्ठ वह ग्राम बहुत विशाल बस्ती वाला, मनुष्यो 
से परिपूर्ण और घनघ्ान्य से सम्पन्न हो । उस का प्रबन्ध राजा के अधीनस्थ अनेक 
अधिपतियों के अधिकार में रहना चाहिए । हज़ार ग्राम का श्रेष्ठ अधिपति एक शाखा- 
नगर ( कस्बे ) की आय पाने का अधिकारी है। उस कस्बे में जो अन्न ओर सुवर्ण को 
आय हो, उस के द्वारा वह इच्छानुसार उपभोग कर सकता है। उसे राष्ट्रवासियों के 
साथ भिलकर रहता चाहिए । 
हि _ क्री० अर्थ ० २, शृ | ड़ 
तैषामस्त्राणि बागुरिकशनरपुलिन्दचाण्डालारण्यवरा रक्षेयु । ऋत्विगाचार्म पुराहितश्रो तिणे+यो अहा- 
देयान्यदण्डकारण्माभिरूपकानि प्रयच्छेतु । अध्यक्षमरूयायकादिभ्यो गोपस्थानीकानीकस्थचि कित्स: 
काश्वदमकजंघालकेम्यशच्र॒ बिक्रयाधानवजम्‌ करदेभ्य कृतक्षेत्राण्यैकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत । अकृतानि 
कतु भ्यां नादेयात । 


२ महा० श्ान्ति० ५७, ३-५ । 
३ बही 5७, ६-८ | 


१४६ नीतिवाक्यासृत में रामनीति 


या 


इन अधिपतियों के अधिकार में जो युद्ध-सम्बन्धी तथा ग्रामो के प्रबन्ध सम्बन्धी 
कार्य सौपे गये हो, उन को देखभाल कोई आलल्यरहित धर्मज्ञ मन्त्रो करे। अथवा प्रत्येक 
तगर में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिन्तन और निरीक्षण 
कर सके । जैसे कोई भयकर ग्रह आकाश में नक्षत्रों के ऊपर स्थित होकर परिभ्रमण 
करता है, उसो प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित होकर उन सभी 
सभासद आदि के तिकट परिभ्रमण करे ओर उन के कार्यों की परीक्षा करे । उस 
निरीक्षक का कोई गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और समासद: आदि के कार्य एव मनो- 
भाव को जानकर उन के पास समस्त समाचार पहुँचाता रहे | रक्षा के कार्य में नियुक्त 
हुए अधिकारी लोग प्रायः हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं । दूसरो की बुराई चाहने 
लगते हैं और शठतापूर्वक पराये घत का अपहरण कर छैते हैं। ऐसे लोगों से वह 
सर्वार्थचिन्तक अधिकारी इस सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा करे ।) 


इस प्रकार महाभारत में बहुत सुसगठित शासन प्रणाली एव राष्ट्र को रक्षा 
के उपायो पर बहुत सुन्दर रूप से प्रकाश डाला गया है । इस रीति से कोई भी सर- 
कारी कर्मचारी स्वच्छन्द आचरण न कर सकेगा तथा वह जन-कल्याण में निरत 
रहेगा । राजा भी इस अधिकारो वर्ग पर पूर्ण नियन्द्र० रख सकेगा और राष्ट्र-रक्षा के 
अपने पुनीत कर्तव्य का पालन करने में सर्वधा सफल होगा । 


मनु ने भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ। वे लिखते हैं कि राजा 
राज्य की रक्षा के लिए दो-दो, तीन-तीन या पाँच-पाँच ग्रामो के समूह का एक-एक 
रक्षक नियुक्त करे । राजा एक-एक, दस-दस, सौ-सो तथा हज़ार-हज़ार ग्रामो का 
एक-एक रक्षक नियुक्त करे । 

“ उपर्यक्त दो, तीन या पाँच ग्रामो के रक्षक को नियुक्ति वर्तमान थाने का, सौ 
ग्रामो के प्रधान रक्षक को नियुक्ति तहसील या ज़िला का स्वरूप है और हज़ार ग्रामो के 
रक्षक को नियुक्ति कमिहनरी का होतक है । 

मनु ने इस विषय पर भी प्रकाश डाला है कि राजा अपनी राजधानी किस 
स्थान पर बनाये । इस सम्बन्ध में वे लिखते हे कि राजा जागल ( जहाँ अधिक पानो 
न बरसता हो और बाढ़ आदि न भाती हो, खुली हवा हो, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता 
हो तथा धानन्‍्य बादि अधिक मात्रा में उत्पन्त होता हो ), धान्य और अधिक घ्मात्माओं 
से युक्त, आकुलतारहित, फल-फुलता वृक्षादि से रमणीय, जहाँ आस-पास के निवासो 
नम्न हो ऐसे, अपनी आजीविका सुलभव्यापार, क्रषि आदि वाले देश में निवास करे । 





१ महा० शान्ति० ८७, ६-१३ । 

२ मनु० ७, ११५-१६ | 

8 बहा, ७५, ६६ । 
जाहल सस्यस पन्‍नमार्यप्रायमनाविलम्‌ । 
रमभ्यमानतसामस्त स्वाजीवब्य देशमावसेत ॥ 


शघ्टू १४७ 


उक्त गुणों से युक्त देश में यदि राजा निवास करेगा तो उसे समस्त विभूतियाँ 
प्राप्त होंगी और वह निष्कण्टक रहेगा । यदि उस पर कोई बाह्य या आन्तरिक सकट 
आता है तो वह उस का सामना करने में सर्वया समर्थ होगा । 

कामन्दक ने भो इस विषय में कुछ प्रकाश डाला है। उन का कथन है कि 
राष्ट्र की समृद्धि उस की भूमि के गृणों पर आधारित है। राष्ट्र की समृद्धि में ही 
राजा की समृद्धि निहित है, अत राजा को अपनी समृद्धि के लिए उत्तम गुणों से युक्त 
भूमि का चयन करना चाहिए । वह भूमि विविध फसलो एवं खनिज पदार्थों से विभूषित 
होनी चाहिए । जहाँ व्यापारिक वस्तुओं को बहुलता हो, खानें हो, द्रव्य हो, जो स्थान 
चरागाहो के लिए उपयुक्त हों, जहाँ पानी की अधिकता हो, जहाँ आदर्श चरित्र वाले 
व्यक्ति निवास करते हो, जो स्थान आकर्षक हों, जहाँ सुन्दर वन हों, हाथी हो, जरू-पलू 
के आवागमन के साधनों की सुविधा हो ओर जो वर्षा के जल पर निर्भर न हो । 

जो भूमि ककरीलो एवं पथरीलो हो, जगलो से युक्त तथा चोरों से भरपूर हो, 
जहाँ जल का अभाव हो, जो स्थान काँटेदार झाडियो तथा सर्पों से युक्त हो वहू स्थान 
राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है । 


जनपद के गुण 


आचार्य सोमदेवसूरि ने जनपद के गृणो का विस्तुत विवेचन किया है जो बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि वही जनपद उत्तम है जो परस्पर रक्षा करने वाला 
हो अर्थात्‌ जहाँ राजा देश की तथा देश राजा की रक्षा करता हो । जो स्वर्ण, रजत, 
ताम्र, लौह आदि धातुओ एवं गन्धक, नमक आदि खनिज द्रण्यो की खानो से तथा 
जो द्रव्य एवं हाथियों से युक्त हो, जिस के ग्रामो की जनसख्या न बहुत अधिक हो 
और न बहुत कम, जहाँ पर बहुत से उत्तम पदार्थ, विविध भाँति के अन्त, स्वर्ण और 
व्यापारियों के क्रय-विक्रय योग्य बस्तुएँ प्राप्त होती हो, जो मेघनल की अपेक्षा से रहित 
हो तथा जो मनुष्य एव पशुओं को सुख देनेवाला हा (१९, ८) । 

जिस जनपद में व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओ की पूर्ठदि आावानों से हो 
सके, जहाँ लोगो का जीवन और सम्पत्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो वही जनता निवास 
करती है । किन्तु जिस जनपद में उपर्युक्त गुण नही होते वह राजा ओर प्रजा दोनों के 
लिए कष्टदायक ह'ता है । जिस देश में जनता के जोवकोपाज न के ध्तरल साधने उपलब्ध 
नही होते उस देश को त्यागकर जनता अन्यत्र चलो जातो है। आचार्य सोमदव का 
कथन है कि वह देश निनन्‍्ध है जहाँ पर मनुष्य के लिए जीवन-निर्वाह के साधन (कृषि 
तथा व्यापार आदि) नहीं हैं, अत विवेकी पृरुष को जोविका योग्य देश में निवास 
करना चाहिए (२७, ८) । 


१ कामन्दक ४, (० ४६। 


१४८ नोतिवाक्यासत में राजनीति 


सोमदेब द्वारा वर्णित गुणों से विभूषित जनपद हो प्रगति कर सकता हैं और 
यहाँ पर जनता को समस्त सुखों को उपछब्धि हो सकती है । 

आचार्य कोटिल्य ने मी उत्तम जनपद के गुणों का विशद विवेचन अर्थशास्त्र में 
किया है। वे रिखते हैं कि जनपद के मध्य मे अथवा किनारे पर दुर्ग हो और स्वदेश- 
वासियों तथा विदेश से आये हुए लोगो के खान-पान के लिए जहाँ अस्नादि का भरपूर 
भण्डार हो । जनपद ऐसे स्थाव पर होना चाहिए जहाँ कोई विपतति आने पर पर्जत, 
वन या दुग में जाकर बचा जा सके । जहाँ थोडे हो परिश्रम से अन्न आदि उत्पन्न 
होने के कारण जीविका सुलभ हो। जहाँ अपने राजा के शत्रुओं के द्ेष को बचाने के 
लिए योग्य पुरुष रहते हो। जहाँ सामन्‍्तो का दमत करने के साधन उपलब्ध हो जहाँ 
पक (दलूदल), पाषाण, ऊंसर, विषम स्थान, चोर आदि कण्टक, राजा के विरोधियों 
का समुदाय, व्याप्र आदि हिंसक जन्तु एवं वन्यप्रदेश न हो। जहाँ नदी, तडाग आदि के 
कारण भरपूर सौन्दर्य हो, जहाँ गाय, भेस आदि पशुओं के चरने की सुविधा हो । जो 
मानव जाति के लिए हितकर स्थान हो। जहाँ चोर डाकुओ को अपना काम करने 
की सुविधा न हो । जहाँ गायो-मैसो आदि की अधिकता हो । जहाँ अन्नोत्पादन के 
लिए केवल वर्षा का सहारा न होकर नदी, बाँध आदि का प्रबन्ध हो । जहाँ जल-पथष 
और स्थल-पथ दोनो की सुविधा हो । जहाँ बहुत॒ प्रकार के मूल्यवान्‌ और विविध 
व्यापारिक सामान मिलते हो । जो स्थान राजदण्ड (जुर्माना) तथा राजकर सहन कर 
सकता हो । जहाँ के कृषक कर्मठ हो, जहाँ के स्वामी मूर्ख न हों । जहाँ निम्न वर्ग के 
लोग अधिक सख्या में निवास करते हो । कौटिल्य ने जनपद के इन गुणों को जनपद 
सम्पदा के नाम से सम्बोधित किया है। 


देश के दोष 


भाचार्य सोमदेव ने जनपद के गुणों के साथ हो देश के दोषो का भी वर्णन 
किया है | उन के अनुसार देश के दोष इस प्रकार हैं--जिस के घास-जल रोगजनक 
होने से विष के समान हानिकारक हो, जहाँ को भूमि ऊसर हो, जहाँ को भूमि 
विशेष प्थरीली, अधिक कटकाकीर्ण तथा बहुत पर्वत, गर्त एवं गुफाओं से युक्त हों, 
जहाँ पर अधिक जलवुष्टि पर जनता का जीवन आधारित हो, जहाँ पर बहुरूता से 
सर्प, भील और म्छेघ्छो का निवास हो, जिस में थोडो सी घान्य उत्पन्त होती हो, जहाँ 
के लोग धान्‍्य की उपज कम होने के कारण वृक्षों के फछ खा कर अपना जीवन निर्वाह 
करते हो (१५, ९) | जिस देश में मेघो के जल द्वारा धान्य उत्पन्न होता हैं और कृषि 
कर्षण-क्रिया के बिना होती है अर्थात्‌ जहाँ कछवारी की पथरीली भूमि में बिना हल 
चलाये ही बीज बिखेर दिये जाते हैं वहाँ सर्वत्र अकाल रहता है क्योकि मेघो द्वारा जल- 
वृष्टि का यथासमय व उचित परिमाण में होना अनिश्चित हो रहता है (१९, १७) । 


१ कौ० अर्थ ० ६, १। ५ 


राष्ट्र १४९ 





कर्षणक्रिया को अपेक्षा शून्य पथरीली भूमि भी ऊसर भूमि के समान उपज-शून्य अथवा 
बहुत कम उपजाऊ होती है । अत, ऐसे देश में सर्वदा दुर्भिक्ष निदिचित रूप से रहता है |] 
केश की जनसंख्या के विषय मे विचार 

देश की जनसख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। मतभेद वर्णों के सम्बन्ध 
में है। मनु का कथन है कि राजधानों में अधिकाश जनसख्या आयों को होनी चाहिए ।' 
अन्य स्थान पर मनु लिखते हैं कि जिस राज्य में शूद्रों एवं नास्तिको की सख्या अधिक 
होगी तथा ब्राह्मणों की कम । वह राष्ट्र दुर्भिक्ष एव व्याधियों से पीडित होकर नष्ट हो 
जायेगा । इस के विपरीत विष्णुधमंसूत्र में लिखा है कि राष्ट्र मे अधिक जनसश्या 
वैद्य एवं छाद्रों की होनी चाहिए ।* आचार्य कौटिल्य ने जनपद के सगठन के विधय में 
विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि राजा नये ग्रामो को इस ढंग से बसाये कि उन में 
अधिकाश जनसख्या छाट्रो की ही हो ४ 
जनपद का संगठन 

जनपद के बसाने के विषय में भी आचार्य सोमदेव ने क्पने प्रसिद्ध ग्रन्थ नोति- 
वाक्यामृत में कुछ उल्लेख किया है । आचार्य लिखते हे कि राजा का यह कर्तव्य है कि 
परदेद्ा में चले जाने वाले अपने देशवासियों को, जिन से कर ग्रहण किया हो उन्हे दान- 
सम्मान द्वारा वश मे कर के और उन्हें अपने देश के प्रति अनुयायी बनाकर उन्हें वहाँ 
से बुलाकर अपने देश मे बसाये (१९, ३)। साराश यह है कि अपने देशवासी शिष्ट 
व उद्योगशील व्यक्तियो को परदेश से लाकर अपने देश मे बसाने से राष्ट्र को जनसख्या 
में वृद्धि होती है तथा व्यापारिक उन्नति, राजकोश की वृद्धि होती है एवं गुप्त रहस्य 
सरक्षण आदि अनेक लाभ होते है । जिस के परिणामस्वरूप रा की अभिवुद्धि 
होती है । 
ग्राम संगठन 


प्रत्येक राष्ट्र में ग्राम हो शासन को सब से छोटी इकाई होता हैं। अत प्रामो 
के बसाने में भी बडी कुशछूता से समस्त जातियो के अनुपात को दृष्टि में रखकर 
आवास व्यवस्था करनी चाहिए । जो राष्ट्र इस सन्तु लून को खो देते है तथा एक जाति 
को प्रधालता वाले ग्रामो को बसाते है, वहाँ सर्वदा आपसी मतभेद बना रहता है और 
उपद्रव होते रहते है । यह बात अनुभवसिद्ध है कि जिस ग्राम में क्षत्रिय शूरवीर 
अधिक सख्या में निवास करते हैं वहाँ वे छोग थोड़े से कष्टों ( आपसी तिरस्कार आदि 
से होने वाले कष्टो ) के होने पर आपस में ही लड मरते है (१९ ११)। 








१ मतु० ७, ६६। 
२ वही, ८, २२। 

३. वि० धर्मसूत्र ३, ६ । 
४ कौ० अर्थ० २, १। 


३० नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


राष्ट्र को सभी जातियों से घन का आदान करना होता है ॥ घन को देने के 
विषय में सभो जातियों में कुछ स्वभावगत विशेद होता है। ब्राह्मण जाति के 
स्वभाव की विदेषता का परिचय देते हुए सोमदेव ने लिखा है कि ब्राह्मण छोग अधिक 
कृपण होने के कारण राजा के लिए देने योग्य कर आदि का धन प्राण जाने पर भी 
बिना दण्ड के शान्ति से नही देते (१९, १२)॥ 

आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि राजा को ऐसे ग्राम किसी को भी 
नहो देने चाहिए जिन में घान्य की उपज बहुत होती हो । ऐसे ग्राम राजा की चतुर- 
गिणी सेना का पोषण करते हैं (१४, २२)। यदि राजा अन्न की उपज वाले ग्राम किसी 
को दान आदि में दे देगा तो उस को सेना को रसद न मिल सकेगो और रसद के 
अभाव में राजा एक विशाल स्थायी सेना न रख सकेगा । सेना के अभाव में बह अपने 
राष्ट्र को रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ होगा । राज्य की आयिक-समृद्धि की आधार- 
शिला के सम्बन्ध में भो सोमदेव ने प्रकाश डाला है। उन का कथन है कि बहुत सा 
ग मण्डल, स्वर्ण और शुल्क एवं भूमिकर आदि राज्य को आशिक सुदृढ़ता की आधार- 
शिला है (१९, ३) । 

आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि राजा को ब्राह्मणों एवं विद्वानों को 
अधिक भूमि दान में नहीं देती चाहिए। थोड़ो भूमि दान में देने से दाता तथा भूदान 
प्राप्त करने वाला दोनो हो सुखी रहते हैं (१९, २४) । इस का कारण यह है कि थोड़ो 
भूमि दान में देने से दाता मी दरिद्र नही होने पाता तथा दान लेने वाले को भी यह 
भय नहीं रहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी मेरी भूमि पर अधिकार कर छेगा। 
इस के अतिरिक्त थोडो भूमि में अधिक परिश्रम भी नहीं करना पडता । 


रशष्ट् १७५१ 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भारत में ऐसा समय कम ही रहा है जब कि सम्पूर्ण देश का शासन एक हो 
शाजा के अधीन दोर्घधकाल तक रहा हो । यद्यपि अशोक, कनिष्क तथा समुद्रगुप्त जेसे 
महान्‌ पराक्रमो शासक हुए, परन्तु उन का साम्राज्य स्थायी रूप घारण नही कर सका । 
इस का कारण प्रधानत यातायात की अधुविधाएँ हो थी । उन असुविधाओ के कारण 
सुदूर प्रान्तो पर वे यथोचित नियन्त्रण नही रख सकते थे । अत ज्यों ही केन्द्रीय शक्ति 
का हांस होता था, वे सुदू रवर्ती प्रान्त केन्द्रीय नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो जाते थे और 
एक स्वतन्त्र राज्य का रूप घारण कर लेते थे । केन्द्रीय सत्ता की शिधिलता का दूसरा 
कारण विजेताओं की परम्परागत नीति भी थी । 

प्राचीन काल से ही शक्तिशाली एव महत्त्वाकाक्षी राजाओं का आदर्श चक्रवर्ती 
राजा बनने का रहा है । चक्रवर्तो अथवा सार्वभौम शासक वह होता है नो समस्त देश 
पर शासन करता है। आचाय कोटिल्य ने चक्रवर्ती राजा को परिभाषा देते हुए लिखा 
है कि चक्रवर्ती वह है जिस की सोमा का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर 
समुद्र पर्यन्‍्त हों। इस आदर्श का परिणाम यह होता था कि देश में निरन्तर युद्ध 
होता रहता था, क्योकि प्रत्येक शासक इस आदर्श ( चक्रवर्ती बनने ) तक पहुँचने का 
प्रयास करता रहता था । 

सोमदेव ने तीन प्रकार के विजेताओं का वर्णन किया है--१ घर्म विजयी 
२ लोभ विजयी, ३ असुर विजयी । उन के अनुसार धर्म विजयी शासक वह है जो 
किसी राजा पर विजय प्राप्त कर के उस के अस्तित्व को नष्ट नही करता है । अपितु 
अपने आधिपत्य में उस की स्वायत सत्ता स्थापित रहने देता हैं। और उस पर नियत 
किये हुए करे से ही सन्तुष्ट रहता है (३०, ७०) । लोभ विजयी वह होता है जिस को 
धन भौर भूमि का लोभ होता है। उस को प्राप्त करने के उपरान्त वह उस को परा- 
घीन नही बनाता अपितु उसे अपने आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है (१०, ७१)। भसुर विजयी शासक वह होता है जो केवल घन ओर पृथ्वी से ही 
सन्तुष्ट नही होता, अपितु वह विजित शासक का बध कर देता है और उस को स्त्री 
तथा शिशुओ का भी अपहरण कर लेता है (३०, ७२ ) । प्रथम दो प्रकार की विजयों 


९१ कौ० अथ० ६, १। 


१७२ भीतिवाबयसत में राजनीति 


कक 


में बिजित राज्य की संस्थाएँ एवं शासन ज्यो का त्यों बना रहता है किन्तु तृतीय भ्रकार 
की विजय में उन का अस्तिर्व ही समाप्त हो जाता है और विजयी शासक के राज्य 
के थे अग बन जाते है। भारतीय परम्परा के अनुप्तार अन्तिम् प्रकार की विजय 
निरृष्ट समझो जाती थी भीर प्रथम प्रकार की सर्वोत्तम । अत जिन राजाओ को परा- 
जित कर के उन के द्वारा पराघ्तीनता स्वीकार कर लेने पर उन्हें स्वतन्त्र छोड दिया 
जाता था बहुषा वे केन्द्रीय शक्ति के शिथिल होते ही अवसर पाकर स्वतन्त्र हो जाते 
थे और स्वयं अपने राज्य का विस्तार करने लगते थे। 


विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार विनियमित होते थे इस 
सस्यन्ध से भारतीय विचारको ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। नीतिवाक्यामृत में 
भी हम को इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होतो है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का 
विषय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१, शान्ति-काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध । 

२ युद्ध-काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध । 


सर्व-प्रथम हम शान्ति-काल में स्वतस्त्र राज्यों के मध्य सम्बन्धो पर विचार 
करेंगे । 

स्वतन्त्र राज्यों के बीच सम्बन्धो के संचालन में राजनय महत्त्वपूर्ण साधन 
था। परन्तु वर्तमान काल में राजनय का जो हम अर्थ समझते हैं वह प्राचीन काल 
में नही था। राज्यो में स्थायी रूप से राजनैतिक प्रतिनिधियों अथवा राजदूतों को 
नियुक्ति करने की पद्धति अत्यन्त आधुनिक है। मध्य युग में युरंप मे भी राजदूतो 
की स्थायी रूप से राजधानियो में नियुक्त करने की प्रणाली नही थी । इसी प्रकार 
भारत में भो दूत स्थायी रूप से नियुक्त नहों किये जाते थे । दूत शब्द का संस्कृत 
में अर्थ सन्देश वाहक हैँ । इस से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष कार्य के सम्पादन के 
लिए ही दूत भेजे जाते थे । परन्तु उन के कार्य बही थे जो आधुनिक काल के राज- 
दूतो के होते हैं। कौटिल्य अर्थक्षासत्र के अधिकरण १, अष्याय १६ से स्पष्ट है कि 
विभिन्न राज्यों के मध्य दूतो का नियमित रूप से आवागमन था। नीतिवाक्यामृत के 
दुद समुद्देश में हमें सभो दूतो का उल्लेख मिलता हैं जिन का वर्णन अथशास्‍्त्र में हुआ 
है ( दूत समुद्देश, पृ० १७०-१७१ )। 


बूत को परिभाषा 


आचार्य सोमदेव ने दूत की परिभाषा इस प्रकार को है, “ज़ो अधिकारी दूर- 
वर्ती राजकीय कार्यो--सम्धि-विग्रह आदि का साधक होता है उसे दूत कहते हैं 
(१३, १) । 


खम्तईडट्रीय सम्यल्व १४७ है, 


२० 


दूत के गुण 
आचार्य सोमदेव ने दूत के गुणो का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है-- 
स्वामी मक्त, झुतक्रीडा, मद्यपान- आदि व्यसनों से अनासक्त, चतुर, पवित्र, नि्लोभो, 
विद्वानू, उदार, बुद्धिमान्‌, सहिष्णु, शत्रु का ज्ञाता तथा कुलीन होना चाहिए (१३,२) । 
जो राजा इन गुणों से युक्त दूतों को अन्य राज्यों मे नियुक्त करते थे उन के 
समस्त कार्य सिद्ध होते थे । 


दूतो के भेद 

आचार्य सोमदेवसूरि ने तोन प्रकार के दूतो का उल्लेख किया है-- 
१ नि सृष्टार्थ दृत, २ परिमिता्थ दूत, ३े शासनहर दूत (१३, ३) । 

१ निःसृष्टाथे दृत--वह दूत था जिस के द्वारा निश्चित किये हुए सन्धि- 
विग्रह को उस का स्वामी प्रमाण मानता था जिस को अपने राज्य के कार्य-सिद्धि 
के हित में बातचीत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था (१३, ४) । 

२ परिमिताथ दूत--राजा द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर दूसरे राजा से 
वार्तालाप करने का इसे अधिकार होता था। इस दूत को राजा द्वारा भेजे हुए सन्देश 
को ही शत्रु राजा के सामने कहने का अधिकार था । 

३, शासनहर दूत--यह दूत अपने राजा के शासन ( लेख ) को दूसरे 
राजा के पास ले जाने का अधिकार रखता था । इस के अधिकार इस कार्य तक हो 
सीमित थे । 


दूत के काये 

आचार्य सोमदेव ने दूत के कार्यो पर भी प्रकाश डाला है। उन के अनुसार 
दूत के निम्नलिखित काय हैं-- 

१ नैतिक उपाय द्वारा छषत्रु के सैनिक सगठन को नष्ट करना । 

२. राजनीतिक उपायो द्वारा शत्रु को दुबंड बनाता तथा शत्रु विरोधी पुरुषों 
को साम-दामादि उपायो द्वारा वण में करना । 

३, दश्रु के पुत्र, कुटुम्बी व कारागार में बन्दी मनुष्यों मे द्रव्य-दान द्वारा भेद 
उत्पन्त करना । 

४ क्षत्रु द्वारा अपने देश में भेजे हुए गुप्त पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करना । 

५ सीमाधिपति, आटबिक, कोश, देश, सैन्य और मित्रो को परीक्षा करना । 

६ शत्रु राजा के यहाँ विद्यमान कन्या रत्न तथा हाथी, घोड़े आदि वाहनों को 
अपने स्वामी को प्राप्त कराना । 

७. शत्रु के मन्‍्त्री तथा सेताध्यक्ष आदि में गुप्तचरों के प्रयोग द्वारा क्षोम 
उत्पन्त करना ये दूत के कार्य हैं (१३, ८) | 


१७४ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


इस के अतिरिक्त दूत का यह भी कर्तव्य था कि वह शत्रु के मन्त्री, पुरोहित 
और सैनापति के समीपवर्ती पुरुषों को घन आदि देकर अपने पक्ष मे कर के उन से 
शत्र हुदय की गुप्त बात ( थुद्धांदि ) एवं उस के कोश, सैन्य के प्रमाण का निशु्रय कर 
के उस की सूचना अपने स्वामी को दे (१३, ९)। 

वर्तमान काल की माँति प्राचीन काल में भी दूतो का बध करना वजित था। 
सोमदेव ने लिखा है कि दूत द्वारा महान्‌ अपराध किये जाने पर भी उस का बच नहों 
करना चाहिए (१३, १७) । यदि चाण्डाल भी दूत बनकर आया हो तो भो राजा को 
अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उस का बध नहीं करना चाहिए ( १३, २०-२१ ) । 
दूत सत्य, असत्य, प्रिय, अप्रिय सभी प्रकार के वचन बोलता है । अत राजा को 
उस के कठोर वचन सुनने चाहिए | कोई भी बुद्धिमान्‌ राज़ा दूत के वचनों से क्रोधित 
अथवा उत्तेजित नही होता अपितु उस का कर्तव्य है कि वह ईर्ष्या का त्याग कर के 
उस के द्वारा कहे हुए प्रिय अथवा अप्रिय सभी प्रकार के वचनों को सुने । जब दूत 
शत्रु के मुख से अपने स्वामी की निन्‍्दा सुने तो उसे शान्त नहीं रहना चाहिए अपितु 
उस का यथायोग्य प्रतिकार करना चाहिए ( १३, ११ ) | 

सैनिको द्वारा शस्त्र सचालित किये जाने-पर भी दूत को अपना कार्य सम्पादित 
करना चाहिए ओर हात्रु राजा को अपना सन्देश सुना देना चाहिए। आचार्य सोमदेव 
का कथन है कि सभी राजा अपने दूत के मुख से बोलते है ( १३, १८ )। अतः उसे 
भयकर युद्ध के समय भी दूत का बध नहीं करना चाहिए (१३, १९) । क्योकि उन के 
द्वारा ही वे अपनो कार्य-सिद्धि ( सन्धि-विग्नहादि ) सम्पन्न कराते हैं । 


चर 

पडोसी राज्यों में समय-समय पर दुतो का आदान-प्रदान होन पर भी चर सदैव 
कार्य करते रहते थे और उपर्युक्त सूचता को प्राप्त कर के राजा के पास भेजते रहते 
थे। नोतिवाक्यामृत में एक पुथक्‌ समुद्देश ( चार समुहेंश ) चरो के सम्बन्ध में है । 
इस में चरो के प्रकार तथा कर्तठ॑व्यो का उल्लेख है । 


चरो की नियुक्ति 

किसी भी राजा के लिए चरो को नियुक्ति तथा प्रयोग आवश्यक था । सोमदेव 
ने कहा कि जिस राजा के यहाँ गुप्तचर नही होते उस पर आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओ 
द्वारा आक्रमण किया जाता हैं ( १४, ६ )। इसलिए विजिगीषु का अपने देश में तथा 
पडोसी देशों में गुप्ततर भेजने चाहिए। वास्तव में गुप्ततर अपने देश व परदेश के 
सम्बन्ध में ज्ञान कराने के लिए राजाओ के नेत्र होते हैं ( १४, १ )। अपने देश और 





१ महा० सभा०८५, २६। 
३ नीतिवाक्यामृत १३, १७ । 


भम्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १५७५ 


पड़ोसी राज्यो को गति-विधियों का ज्ञान गुप्तचरों द्वारा हो होता है। अतः राजाओं 
की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए उन का उपयोग आवश्यक माना जाता था। गुप्तचरों 
के गुणो के सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि सन्‍्तोष, आलस्य का न होना, 
उत्साह, निरोगता, सत्यमाषण और विचारशक्ति का होता ये गुप्तचरो के गुण हैं 
( १४, २)। विश्रिन्न प्रकार के गुप्तचरों से पृथक्‌ पुथक प्रकार का कार्य लिया 
जाता था। 
चरो के भेद 

आचार्य सोमदेव ने निम्न प्रकार के गुप्तदरो का वर्णत किया है--कापाटिक, 
उदास्थित, गृहपति, वैदेहिक, वापस, किरात, यमपट्टिक, अहितुण्डिक, शोण्डिक, शौचिक, 
पाटच्चर, विट, विदूषक, पीठमर्दक, भिषग्‌, ऐन्द्रजालिक, वैभित्तक, सूद, आरालिक, 
जवाहक, ती&ण, क्रर, रसद, जद, मृक, बधिर, अन्ध ( १४, ८ )। इस प्रकार राज्य 
में विभिन्न प्रकार के चरो का जाल-सा बिछा रहता था। इन घरो में कुछ ऐप होते थे 
जो शत्रु राजा के निकट से निकट पहुँचने का प्रयास करते थे। वहाँ पर किसी प्रकार 
की नौकरी पर नियुक्त हो जाते थे जिस से कि शासन के आस्तरिक क्षेत्र मे जो कुछ 
भी हो रहा हो उस को सूचना वे अपने राजा के पास भेज सकें । 


सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध 


प्राच्चीन काल में भारत में अनेक सामन्त राजा थे। दिग्विजय को नीति के 
कारण एक विजेता विजित राजा के राज्य को अपने राज्य में नही मिलाता था, अपितु 
उस के द्वारा अघीनता स्वीकार कर लेने पर उसे उस के राज्य में आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर देता था | वह पृव॑ंबत्‌ दिग्विजयी शासक के अन्तर्गत अपने प्रदेश पर शासन 
करता रहता था। इस प्रकार उस काल में अनेक सामन्त शासक थे । इन सामन्त 
शासको के अधीन भी अन्य सामन्‍्त शासक होते थे। सावभौम शासक को अपने 
सामनन्‍्त शासकों के साथ सम्बन्ध उच की शक्ति तथा स्थिति के अनुसार भिन्न प्रकार का 
होता था । परन्तु सम्भवत सम्राट के आदेशों का पालन करना, वाधिक कर देना, 
युद्ध काल में सैन्य सहायता प्रदान करना, राज दरबार में औपचारिक अवसरो पर ही 
नही, अपितु समय-समय पर उपस्थित होना उन के लिए आवश्यक समझा जाता था । 
अपने दान-पत्नो और शासलों में सम्राट्‌ का नाम सर्वत्र रखना उन के लिए आवध्यक॑ 
था | सामन्‍्तो के दरबार मे मम्राद के हितो की रक्षा के लिए तथा सामन्तो के निम- 
न्त्रण के लिए सम्राद्‌ की ओर से प्रतिनिधि भी रहा करते थे । ये प्रतिनिधि गुप्तचरों 
के द्वारा सम्राद्‌ को उन की गतिविधियों के सम्बन्धों मे सूचना देते रहते थे। नीति- 
वाक्यामृत में सामन्‍्तों के विषय में कोई विस्तृत वर्णन तो नहो मिलता किन्तु सामन्‍्तो 
के होने का प्रमाण अवश्य मिलता है। उस में विजिगोषु राजा का वर्णन आया हे 


१५६ नीतिवाक्यांस्त में राजनीति 


(२९, २०) । विजिगोयु वहो होता था जिस को अधोनता में अनेक माण्डरिक अथवा 
सामन्‍्त राजा होते थे । 


युद्धकाल से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ' 


सभी भारतीय विचारक इस बात पर सहुमत हैं कि अन्य उपाय विफल हो 
जाने पर हो किसी राजा से युद्ध प्रारम्भ करता चाहिए । अन्य उपाय हैं--साम, दाम 
और भेद । इन उपायो के प्रयोग द्वारा यदि कोई उत्तम परिणाम नही निकछता है तो 
राजा को दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। मनु ने कहा है कि प्रथम तीन उँपायो द्वारा 
यदि दात्रु नही रोका जा सकता है तो फिर उसे दण्ड द्वारा ही परास्त करना चाहिए । 
रूगभग सभी विचारको ने महत्त्वाकाक्षी राजाओ को बथासम्भव युद्ध से दूर रहने 
और शान्तिमय उपायो (सामादि से ) से ही अभीष्ट सिद्ध करने के प्रयास का 
उपदेश दिया है । सोमदेव ने भी इस बात को पुष्टि की है। उन्होंने कहा हैं कि जब 
विजिगीषु बुद्धियुद्ध ( साम आदि उपायो ) के प्रयोग द्वारा दात्रु पर विजयश्रो प्राप्त 
करने मे असमर्थ हो जाये तभी उसे शस्त्र-युद्ध करना चाहिए (३०, ४ )। अन्यत्र 
उन्होने कहा है कि बुद्धिमान्‌ सचिव का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी को पहले 
सन्धि के लिए प्रेरित करे । उस में असफल होने पर हो बह युद्ध के लिए उसे प्रेरित 
करे । उत का कथन है कि वह मन्त्री एवं मित्र दोनो निम्ध शत्रु के समान हैं जो शत्रु 
द्वारा आक्रमण किये जाने पर अपने स्वामी को भविष्य में कल्याणकारक अल्य सन्धि 
आदि उपाय न बताकर पहले ही युद्ध करने में प्रयत्नशील होने का या भूमि परित्याग 
कर दूसरे स्थान पर भाग जाने का परामर्श देकर उस को महा अनर्थमैं डाल देने हैं 
( ३०, १ )। युद्ध के परिणामों को ध्यान में रखकर इस उपाय का प्रयोग भम्तिम 
रूप से ही करने का आदेश था। 


परन्तु भारतीय विचारक यह भी जानते थे कि सदैव के लिए युद्ध को नहीं 
रोका जा सकता हैं। अत उस की सम्भावना को यथासम्भव कम करने के लिए 
उन्होने विविध राज्यों के मण्डल बताकर उन में शक्ति-सन्तुलन बनाये रखने की 
व्यवस्था की थी । विविध राज्यो को अउने चारो ओर स्थित राज्यो से इस प्रकार 
मित्रता तथा सन्धि कर के शक्ति-पच्तुडन स्थापित करता चाहिर कि उन की शान्ति 
ओर सुरक्षा बनी रहे ओर किपो भो शक्ततिशाडी राज्य का उस पर आक्रमण करने का 
साहस न हो सके । 


प्राचोन भारतोय राजनीतिक साहित्य मे मण्डल धिद्धान्त पर अत्यन्त बंछ 
दिया गया है । लगभग सभी राजनोतिप्रधान ग्रन्थों में इप त्रिषय को विस्तुत ब्यासरुप 
को गयी है। सनु, कामन्दक, तथा कोटिल्य आदि विचारकों ने इस विषय को बहुत 
महत्त्वपूर्ण माना है और राजा के छिए यह विर्देश दिया हैं कि उप को अपनो लोति का 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पे पथ 


संचारून इस प्रकार करना चाहिए कि राजमण्डल में, जिस से वह घिरा हुआ है, शक्ति- 
सन्तुलन बना रहे 
मण्डरू सिद्धान्त 

आचार्य सोमदेव ने भी नीतिवाक्यामृत के षाड्गुण्य समुद्देश मे इस सिद्धान्त की 
किशद विवेचना की है। इस सिद्धान्त का उल्लेख विजिगीषु राजा के सम्बन्ध मे किया 
गथा है । इस मण्डल में सामान्यत १२ राजा होते थे । प्रथम विजिगोषु होता है जिस 

का तात्पय है एक महत्त्वाकाक्षी तथा विजेता शासक हमारे सभी ग्रन्थ राजा के समक्ष 
दिग्विजय तथा साम्राज्य विस्तार का आदर्श उपस्थित करते हैं। अत उन राजाओ को 
अपनी शासन-नीति मण्डल सिद्धान्त के अनुसार सचालित करनी चाहिए । 

फौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा सोमदेवसूरि के नीतिवाक्यामृत मे मण्डल के 
राजाओ की गणना में कुछ अन्तर है । परन्तु सिद्धान्त मूलत एक ही है । सोमदेवसूरि 
ने मण्डल का निर्माण निम्नलिखित तत्त्वों (राज्यों) से बताया है--- 

१ उदासीन--आचार्य सोमदेव ने उदासीन राज्य की व्याख्या इस प्रकार 
फी है । जो राजा विजियीषु, उस के शत्रु तथा मध्यम के आगे-पीछे या पादर्व भाग में 
स्थित हो ओर जो युद्ध करने वालो को विग्रह करने मे और उन्हें युद्ध से रोकने में 
सामर्थ्यवान्‌ होने पर भी किसी कारण से दूसरे विजिगीषु राजा के विपय में जो उपेक्षा 
करता है, उस से युद्ध नही करता, उसे उदासीन कहते है (२९, २१) । आचार्य कौटिल्य 
से भी उदासीन राजा का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में किया है और उस की परिभाषा 
इस प्रकार दी है--विजयाभिलापी और मध्यम राजाओ से परे अपनी बलिष्ठ सद्त 
प्रकृतियों से सम्पन्न बलवान्‌ राजा दात्रु, विजयाभिलाषी ओर मध्यम राजाओो को 
प्रुथकू-पृथक्‌ अथवा सब को एक साथ सहायता देने अथवा उन का विग्रह करने में समर्थ 
हो ऐसा राजा उदासीन राजा कहलाता है । 

२ मध्यस्थ--जो प्रबल सैन्य से शक्तिशांली होने पर भी किसी कारणबश 
विजय कामना करने वाले दोनो राजाओ के विषय में मध्यस्थ बना रहता है। उन से 
युद्ध नही करता वह मध्यस्थ कहा गया है (२९, २२)। इस मध्यस्थ राजा की एक 
विद्येषता यह भी होती है कि विजयाभिलाषी राज्य और उस के शत्रु राज्य दोनो के 
राज्यों की सीमा पर यह स्थित होता है (२९, २२)।  _-_ 

३ विजिगीषु--जो राज्याभिषेक से अभिषिक्त हो चुका हो और भाग्यशाली, 
कोदा, अमात्य आदि प्रकृति युक्त हो एव राजनीति मे निपुण शूरवीर हो उसे विजिगीषु 
कहते है । आचार्य कौटिल्य ने भी विजिगीषु की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है-- 
(आत्मगुण सम्पन्त अमास्यादि पच्द्र्य प्रकृति गुणसम्पन्न एवं सन्धि-विग्नह आदि के 
अरछी-मभाँति प्रयोग जनित नय के आश्रय में रहने वाले राजा को विजिगीषु कहते हैं ।* 


१ मनु ० ७, ६४५४-४६, कामच्दक सर्ग ६, कौटिल्य ६, २१ - 
२ बही, ६, २। 





१७५८ - नीतिवाक्यासृत में राजनीति 


इस का अभिप्राय यहो है कि ऐसा होने पर ही राजा वास्तविक रीति से साम, दाम आदि 
चारो तोतियों का प्रयोग कर के शत्रु को पराजित करसे के लिए सम्यक इच्छुक होने 
के योग्य होता है । 

४. झन्नु--जो अपने निकट सम्बन्धियों का अपराध करता हुआ कभी भी 
दृष्टता करने से बाज नहीं आता उसे शत्रु अथबा अरि कहते हैं (२९, २४) | क्षत्रु राजा 
का लक्षण बताते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि दूरवर्तो (स्रोमाषिपति आदि) शत्रु 
व निकटवर्ती मित्र होता है यह शत्रु-भित्र का सर्वथा लक्षण नहीं माना जा सकता 
क्योंकि शंत्रुता और मित्रता के अन्य ही कारण हुआ करते हैं। दूरव्तों अथवा निकट- 
वर्ती नही, क्योकि दूरवर्तों सोमाधिपति भी कार्यवश निकटवर्ती के समात छात्रु व सित्र 
हो सकता है (२९, ३५)। * 

सोमदेव ने तीन भ्रकार के वात्रु राजाओं का उल्लेख किया है-? सहज झत्र, २ 
कृत्रिम शत्रु तथा ३ अन्तर शत्रु ( सीमा पर स्थित राज्य का स्व्रामी )। आचार्य ने इन 
शत्रु राजाओं की व्याख्या भी की है। वे लिखते है कि अपने ही कुछ का व्यक्ति राजा 
सहज शत्रु होता है (२९, ३३) । क्योकि वह ईर्ष्याबश उस को समृद्धि सहन नही करता 
और सर्वदा उस के विनाश का चिन्तन करता है। जिस के साथ पूर्व में विजिगीषु द्वारा 
बैर-विरोध उत्पन्त किया गया है तथा जो स्वय आकर उस से वैर-विरोध करता है, 
ये दोनो उस के क्षत्रिम छात्र है (२९, ३४) । जो राजा विजिगीषु की सोमा पर शासन 
करता है वह अन्तर शत्रु है (२१९, ३५) । आचार्य कौटिल्य ने भी तोन प्रकार के शत्रु 
राजाओं का उल्लेख किया है । वे सीमावर्ती राज्य को प्रकृति, अरिराज्य तथा उस के 
राजा को प्रकृति शत्रु कहते है पर हि | 

५ सिन्र--आचार्य सोम्देव ने मित्र का लक्षण बताते हुए लिखा है कि जो 
पुरुष सम्पत्तिकाल की तरह विपत्ति में भो स्नेह करता है, उसे मित्र कहते हैं (२३,१) 
शत्रु राज्य की दूसरी ओर उस की सीमा से सम्बद्ध सीमा वाले राज्य को मनु एवं 
कोटिल्य मित्र राज्य कहते हैं। आचार्य सोमदेव ने मित्र के भी तोन भेद बताये हैँ जो 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) नित्य सिन्न--वरे दोनो व्यक्ति तित्य मित्र हो सकते है जो शत्रकृत पीडा 
आदि आपत्तिकाल में परस्पर एक-दूसरे के द्वारा बचाये जाते हैं (२३, २) । 

(२) सहजसिन्न--वश् परम्परा के सम्बन्ध से युक्त भाई आदि सहज मित्र 
होते है (२३, ३) । 

(३) कृत्रिम मित्र--जो व्यक्ति अपना उदर पू्ति ओर प्राण रक्षा के लिए 
अपने स्वामी से वेतनादि लेकर स्नेह करता है वह कृत्रिम मित्र है (२३, ४) । आचार्य 


१ कौ० अर्थ ० ६, २। 
२ मनु० ७, १५८, कौटिल्य २, २७। 





अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पृजद्‌ 


कौटिल्य से भी मित्र के यही भेद बतछाये हैं। हु 

६ परार्षिणप्राह--विजिगोषु के शत्रु के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर 
वाद में जो क्रद्ध होकर उस के देश को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है उसे सोमदेव ने पाष्णि- 
ग्रह कहा है (२९, २६) । 

७. आकर नद--जो पार णग्नाह से बिल्वुल विपरीत आचरण करता है अर्थात्‌ 
विजिगीषु की विजय यात्रा में जो हर प्रकार से सहायता पहुँचाता है उसे आक्रन्द कहते 
हैं (१९, २७) । 

८, आसार--जो पारष्णिग्राह का विरोधी और आक्ररुद से मित्रता रखता है 
वह आसार है (१९, २८)। कौटित्य ने इसे आक्र्दासार कहा हैं। 

९. अन्तर्धि--झत्रु राजा तथा विजिगीपु राजा इन दोनों के देश मे जिस की 
जीविका है तथा जो पर्वत एवं अटवी में रहता है उसे सोमदेव ने अन्तधि बताया है 
(२९, २९) । दात्रु राज्य, मध्यम राज्य एवं उदासोन राज्य को राज्य मण्डल का 
घटक कहा जाता है । 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आचार्य सोमदेव ने ९ राज्यो का मण्डल बताया 
है । कौटिल्य के मण्डल में १२ राज्यो का उत्हेख मिलता है--१ बिजिभोपु, २ अरि, 
३ मित्र, ४ अरिमित्र, ५ मित्र-मित्र, ६ अरिमित्र-मिन्र, ७ पाष्णिग्राह, ८ आक्रन्द, 
९ पाष्णिग्राह सार, १० आक्रन्दासार, ११ मध्यम तथा १२ उदासीन । मनु के 
अनुसार विजिगीषु शत्रु, मध्यम, अरि, उदासीन, ये मण्डल सिद्धान्त के मूल अथवा 
जाधार है ।* 

यद्यपि सोमदेव ने मण्डल के ९ राज्यो के नामो का ही उल्लेख किया है जो 
कि कौटिल्य के द्वारा वर्णित मण्डल के राज्यों से साम्य रखते है। किन्तु जिस प्रकार 
कोटिल्य ने अरि-मिन्र, मिश्र-मित्र, एवं अरि मित्र-मित्र को इस राज्य मण्डल मे 
सम्मिलित कर लिया है। उसी प्रकार सोमदेव द्वारा प्रतिपादित मण्डल के ९ राज्यों में 
इन तोन राज्यो को सम्मिल्ति कर लेने पर उन के राज्य मण्डल मे भी १२ राज्य हो 
जाते है । आचार्य सोमदेव इन वा पृथक्‌ नामोल्लेख करता उचित नही समझा । इसी 
कारण उन्होने राज्य मण्डल मे प्रमुख ९ राज्यो का ही वष्न फिया है । 

कुछ विद्वानो ने मण्डक के तत्वों के साथ राज्य की प्रकृति के विभिन्‍न स्वरूपो 
का भी उल्लेख किया है। जिस के आधार पर मण्डल में १२, २६, ५४, ७२, १०८ 
प्रकृतियो का उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में कामन्दक का कथन सर्वथा उचित ह्ठी 
है कि मण्डल के तत्त्वों के धम्बन्ध मे विभिन्न मत है क्न्‍्तु १२ राज्यो का मण्डल 





१० कौ० अर्थ ७ २, २७-२८। 
३ बही, ६, २। 

३ बही । 

४० मनु० ७, १३१६-६६ । 


१३० नीतिवाक्प्राझत में राजनीति 


स्पष्ट एव सर्वधिदित है। मण्डल का मुख्य उद्देश्य यहो है कि विजिगोषु उन सिन्र 
तथा दात्रु राज्यों के बीच जिन से कि वह परिवेष्ित है, शक्ति-सम्तुऊन बनाये रखे। 
उसे अपली नीति धथा साधनो में हस प्रकार व्यवस्था करनो चाहिए जिस से उदासीन 
तथा शत्रु राजा उस को हानि न पहुँचा सके। और न उस से अधिक शक्तिशाली 
हो सके । 


तीन शक्तियों का सिद्धान्त 


प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा पर नियन्त्रण रखने के लिए, देश को स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने राज्य के प्रसार के लिए तीन शक्तियों से पुक्त 
होना आवश्यक है। ये शक्तियाँ हैं--उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति एवं मन्त्रशक्ति | 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इन तीन शक्तियो का उल्लेख मिलता है। कामन्दक ने 
भी इन शक्तियों का वर्णन नीतिसार में किया है ।* नीतिवाक्यामृत मे भी यह वर्णन 
मिलता है कि विजिगोपु मन्त्रशक्ति, प्रभुशक्ति एवं उत्साहशक्ति से सम्पन्न होकर शात्रु 
पर विजय प्राप्त कर सकता है, इन के अभाव में नहीं। सोमदेव ने इन शक्तियों की 
व्याख्या भी को है। जिस विजिगीषु के पास विद्ञाल कोश एवं चतुरणिणी सेना है वह 
उस की प्रभुशक्ति है (२९, २८) । ;विजिगीषु के पराक्रम तथा रण-कौशल को उत्साह 
दक्ति कहते हैं (२९, ४०) । उस के ज्ञान बल को मन्त्रशक्ति कहते हैं (२९, ३६) । 
कौटिल्य ने भी इन शक्तियों की व्याख्या इसो प्रकार की है। उन का कथन है कि-- 
उत्साहशक्ति से प्रभुशक्ति श्रेष्ठ है, और प्रभुशक्‍ति से मन्त्रशक्ति । * आचार्य 
सोमदेव का भी यही विचार हैं। सोमदेव का कथन है कि जो राजा शत्रु को अपेक्षा 
उक्त तीन प्रकार की शक्तियों से युक्त होता है उस को विजय होतो हैं और जो इन 
शक्तियों से शून्य है, जम्नन्य है (२९, ४१) । 


चार उपाय 


उपयुक्त शक्तियों से सुसज्जित राजा को सर्वप्रथम युद्ध का आश्रय नही लेना 
चाहिए, जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युद्ध तो अन्तिम 
साधन बताया गया हू । राजशास्त्र प्रणेताओं ने इस सम्बन्ध में अन्य तीन उपायो का 
वर्णन किया है, जिस का प्रयोग युद्ध से पहले अवश्य करना चाहिए । नीतिवाब्यामृत मे 
भी चार उपायो का वर्णन मिलता है (२९, ७०) | 


१ कामन्दक-८, २०-४१३॥ 
२ वही, १५, ३२। 

३ कौ० अर्थ ० ६, २। 

४ कामन्द्क--१६५, ३२। 
4५ कौ० अर्थ ० है, २। 

है यही, ६, २। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पद पृ 
२१ 


शत्रु राजा व प्रतिकूल व्यक्ति को वक्ष में करते के चार उपाय साभ, दाम, मेंद 
ब दण्ड हैं। इन के प्रयोग से शत्रु व प्रतिकूल व्यक्ति को वश में किया जा सकता है । 
आचार्य सोमदेव ने इन चार उपायों की व्यास्या भी की है जो इस प्रकार है--- 


सामनीति 


यह प्रथम उपाय बताया गया है । यदि किसो राज्य मे कोई भयानक शजत्रता 
न होकर किसी साधारण बात पर आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो गया हो तो उसे समझा- 
बुझाकर आपसी वैमनस्थ दूर कर लेता चाहिए। यह नहीं कि उस प्र सीधा आक्रमण 
ही कर दिया जाये । आचार्य सोमदेव ने सामनीति के पाँच भेद बतलाये हैं--- 

१. गुण सकीतेन--प्रतिकूल व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए उस के 
गुणों की उस के सामने प्रशसा करना । 

२, सम्बन्धोपारूयान--जिस उपाय से प्रतिकूल व्यक्तित की मित्रता दृढ़ होतो 
है उसे उस के प्रति कहना । 

3, परोपकार दशन--विरुद्ध व्यांक्त की भलाई करना । 

४. आयति प्रदर्शन--हम लोगो की मैत्री का परिणाम भविष्य के जीवन 
को सुखी बनाना है, इस प्रकार की बात को प्रतिकूल व्यक्ति से प्रकट करना । 

५ आत्मोपसन्धान--मेरा धन आप अपने कार्य में प्रयोग कर सकते हैं । 
इस प्रकार दूसरे को अपने अनुकूल बनाने के लिए व्यक्त करना (२९, ७०) । व्यास 
का कथन है कि जिस प्रकार वचनो द्वारा सज्जनो के चित्त विकृत नहीं होते उसी 
प्रकार सामनीति से प्रयोजनार्थों का कार्य विकृत न होकर सिद्ध ही होता है और जिस 
प्रकार शक्कर द्वारा शान्त होने वाले पित्त में पटोल ( ओषधि-विशेष ) का प्रयोग 
व्यर्थ है उसो प्रकार सामनीति से सिद्ध होने वाले कार्य मे दण्डनीत का प्रयोग भी 
व्यर्थ है ।' 
दामनीति 


जहाँ पर विजिगीषु शत्रु से अपनी प्रचुर सम्पत्ति के सरक्षणार्थ उसे थोडा-सा 
धन देकर प्रसन्न कर लेता है उसे दामनोति कहते है ( २९,७३ )। शुक्र ने भो 
शत्रु से प्रचुर घन के रक्षार्थ उसे थोडा धन वेकर प्रसन्न करने को उपप्रदान ( दाम ) 
कहा है। इस नीति का प्रयोग ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए, जब प्रथम नीति से 
काम न बने और यह निश्चय हो कि युद्ध से दोनो राज्यों को ही हानि होगी तथा 
दूसरा राज्य अपने से अधिक शवितिशालो हैं जिस को आक्रमण कर के नहीं दबाया जा 
सकता । ऐसी स्थिति में शत्रु राज्य को थोडा धन आदि भट स्वरूप देकर उसे अपने 
पक्ष कर लेना ही हितकारक है । 


१ व्यास--नी तिबा० पृ० ३३२ । 








१६२ नीतिपाक्यासत में राजनीति 


मेदनीति 

तीसरा उपाय भेद है। सोमदेव ने इस की परिभाषा' करते हुए लिखा है कि 
विजिगीषु अपने सेनानायक, तोद्ण व झन्‍्य गुप्तचर तथा दोनों ओर से वेतन पाने 
वाले गुप्तचरो द्वारा शत्रु की सेना में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सन्देह था तिरस्कार 
उत्पन्न करा के भेद डालने को भेदनीति कहते हैं ( २९, ७४ ) | 


दण्डनीति 


शत्रु का बंध करना, उसे पीड़ित करना, उस के घन का अपहरण करना आदि 
दण्डनोति के अन्तर्गत आता है (२९, ७५ )। विजिग्रीषु को अपने मनोरथ को 
सिद्धि के लिए अन्य चारो उपायो का प्रयोग यथा-अवसर कुरता चाहिए । जिस समय 
जेसी नीति की आवश्यकता हो वैधी ही नीति का प्रयोग करना चाहिए । इन नीतियो 
के उचित प्रयोग से विजय निश्चित हो जाती है । 

किस शत्रु से युद्ध किया जाये इस सम्बन्ध में भी आचार्य सोमदेव ने उपयोगी 
विचार ब्यक्त किये है--जो इस प्रकार है-- जो जार से उत्पन्न हो अथवा जिस को 
देश का कोई भी ज्ञान हो न हो, लोभी, दुष्ट-हृदय, भुक्त, जिस से प्रजा ऊब गग्मी हो, 
अन्यायी, कुमार्गगामी, चूत एव मदिरापान आदि व्यसनों में फंसा हुआ मित्र, अमात्य, 
सामन्‍्त व सैनापति आदि रोजकीय कर्मचारी जिस के विरुद्ध हा” इस प्रकार के शत्रु 
भूत राजा पर विजिगीषु को आक्रमण करता चाहिए ( २९, ३० )। ऐ 

विजिगीषु को आश्रयहोन व दुर्बल आश्रय वाले शत्रु से युद्ध कर के उसे नष्ट 
कर देना चाहिए। यदि कारणवश श्र से सन्धि हो जाये तो भी विजिगीषु मविष्य के 
लिए अपना मार्ग निष्कण्टक बनाने के लिए उस का समस्त घन छीन ले या उसे इस 
प्रकार दलित व दुर्बल बना दे जिस से वह भविष्य मे उस का विरोध करने का साहस 
ही न कर सके (२९, ३१-३२)। जिस के साथ पहले घनी विजिगीषु द्वारा वेर-विरोध 
उत्पन्न किया गया है तथा जो स्वय जाकर विजिग्रीषु से बैर-विरोध करता हैं। ये दोनो 
उस के कृत्रिम शत्रु हैं। यदि वे शक्तिहीन है तो इन के साथ विजिगीषु को युद्ध करना 
चाहिए अन्यथा शक्तिशाली होने की स्थिति में उन्हे सामनीति से ही अपने अनुकूछ 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ( २९, ३४ )। 


घाड़गुण्य मन्त्र 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को विनियमित करने वाला यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
है। मण्डल के अन्तर्गत विजिगीषु को अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इन छह 
गुणों अथवा नीतियो का प्रयोग करना चाहिए। इन के प्रयोग से राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध निश्चित होते है। सोमदेव के अनुसार ये छह गुण इस प्रकार हैं--१. सन्धि, 
२. विग्रह, ३ यान, ४. आसन, ५ सश्नय तथा ६ द्धोमाव ( २९, ४३ )। कौटिल्य 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १६३ 


तथा अन्य प्राचीन आचार्यों ने भी पाड्गुण्य मन्त्र के यहो छह गुण अतलाये हैं।' सोमदेव 

ने इन छह गुणो का विस्तृत विवेचन नीतिवाक्यामृत मे किया है । आधार्य ने इस के : 
लिए एक पृथक समुद्देश ( षाड्गुण्य समुदेश ) की रचना को हैं। सोमदेव के अनुसार 
इस छहु गुणों का विवेचत निम्नलिखित है--- 

१. सन्धि--जब विजिगोषु अपनी दुर्बलता के कारण शक्तिशाली राज्य से 
धनादि देकर उस से मैत्री करता है, उस्ते सन्धि कहते है (२९, ४४) | आचार्य कोटिल्य 
ने सन्धि को परिभाषा करते हुए लिखा है कि दो राजाओ के बं'च भूमि, कोश तथा 
दण्ड (सेना आदि) प्रदान करने की छर्त पर किये गये प्रणबन्बन को सन्धि कहते हैं । 

आचार्य सामदेव ने उन परिस्थितियों का भो उल्लेख किया है जिन में सन्धि 
गुण का आश्रय लेना चाहिए। जब विजिगीषु शक्तिशाली हो तो उसे शत्रु राजा से 
आधधथिक दण्ड देकर सन्धि कर लेती चाहिए (२९, ५१)। यदि विजिगीषु शत्रु द्वारा 
भविष्य में अपनी कुशलता का निश्चय करे कि न वह विजिगोषु को नष्ट करेगा और ने 
विजिगीषु शत्रु को, तब उस के साथ विग्रह न कर मित्रता ही करनी चाहिए (२९,५३)। 
जब कोई सीमाधिपति शक्तिशाली हो और वहू विजिगीषु की भूमि पर अधिकार करना 
चाहता हो तो उसे भूमि से उत्पन्न होने वाली घान्य देकर सन्धि कर लेनी चाहिए । 
उसे भूमि कदापि मही देनी चाहिए (२९,६५)। इस का कारण यह है कि भूमि से उत्पन्न 
होने वाली घान्य विनश्वर होने के कारण शत्रु के पुत्र-पौत्ादि द्वारा भोगी नही जा सकती, 
किन्तु भूमि एक बार हाथ से निकल जाने पर पुन प्रास नही होती (२९,६६) । इस के 
अतिरिक्त विजिग्नीषु द्वारा दी गयी भूमि को प्राप्त करने वाला सीमाधिपति शक्तिशाली 
होकर फिर उसे नहीं छोडता । शक्तिशाली सीमाविपति को दुर्घल राजा पहले ही धन 
आदि देकर अपना मित्र बता ले, अन्यथा उस के द्वारा विजिवीषु का सम्पूर्ण घन नष्ट 
कर दिया जाता हैं और उस के राष्ट्र का वित्ताश हा जाता है। जब विजिगीषु स्वय 
दुर्बंड हो और शत्रु विदोष पराक्रमी एवं महान्‌ शक्तिशालो हो तो उस से सन्धि कर 
लेनी चाहिए । प्रबल सैनिकों वाले दात्रु के साथ युद्ध न कर सन्धि हो करना उचित है । 
स॑मान दाकि वाले राष्ट्रो को भी आपस मे कभी युद्ध नही करना चाहिए। यदि दा 
समान शक्ति वाले राज्यो में युद्ध छिड जाता हूँ तो वे दोनो ही नष्ट हो जाते है । इसी 
प्रकार हीन शक्ति वाला विजिगीषु भी प्रबल शक्ति वाले शत्रु से युद्ध कर के विनाश को 
प्राप्त होता है. (३०, ६८-६९)। कोटिल्य का भी यहो विचार है कि उपयुक्त परि- 
स्थितियों में सन्धि के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं । कोटिल्य ने अनेक प्रकार 
को सन्धियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है । 





१ कौ० अर्थ ०७, १। 
३ बहा, ७, ११ 
सत्र पणबन्धसन्धि । । 
३ बही, ७, १ । 
४ वही, ७, ३। 


१६४ नोविवाक्यार्ूत में राजनीति 


आर 


२. विग्रह--युद्ध करने को विश्नह कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार शरत्र के प्रति, 
किये गये द्रोह तथा अपकार को विग्रह कहा जाता है । ) उस के अनुसार इस गुण का 
प्रयोग तभी करना चाहिए जब विनिगोषु शक्तिशाली हो। सौमदेव ने उन परिस्थितियों 
का भी वर्णन किया है जिन में विग्रहगण विजिगोयु के लिए हितकांरक हो सकता है । 
यदि उन परिष्थितियों के विरद्ध इस गुण का प्रयोग किया जाता है तो विजिगीषु का 
विनाश सिशचय रूप से होता है । इन परिस्थितियों का वर्णन सौमदेव ने इस प्रकार 
किया है--पदि विजिगोषु शत्रु राजा से सैनिक व कोश शक्ति में अधिक है और उस 
को सेसा में क्षोम नहीं है तब उसे शत्रु राजा से युद्ध छेड देना चाहिए (२९,५२) | 
विजिगीषु यदि सर्वगुण सम्पन्त ( प्रचुर सैन्य व कोश युक्त ) है और उस का राज्य 
निष्कण्टक है, तो उसे शत्रु के साथ,युद्ध करना चाहिए (२९,५४) । इस का अरभिप्राय 
यही कि विजिगीषु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध करने से उस के राज्य 
में तो किसी प्रकार की हानि नही होगी । शक्तिक्षाक्ी को हीन शक्ति वाले के साथ युद्ध 
करना चाहिए। सोमदेव का यह भी कथन है कि एक बार जिस शत्रु को पूर्ण रूप से 
परास्त कर दिया जाये उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा पीडित किया 
गया शत्रु अपने विनाश की शका से पुन पराक्रम शक्ति का प्रयोग करता है (३०,९६६) । 
शत्रु के मधुर वचनो पर कभी ध्यान नही देना चाहिए, क्योंकि बह कपटपूर्ण व्यवहार 
द्वारा विजिगीषु से मुक्षित प्राप्त कर के फिर अवसर पाकर उसे नष्ट कर देता है 
(१०, १४१) । 

३. यान--सोमदेव के अनुसार विजिगीषु द्वारा शत्रु पर आक्रमण किये जाने 
को यान कहते हैँ । अथवा शत्रु को अपने से अधिक शक्तिशाली समझकर अन्यत्र प्रस्थान 
को भी यान कहते हैं (१९, ४६) । जब विजयाभिलछाषी राजा ऐसा समझ लेता है कि 
शत्रु के कार्यों का विध्वंश उस पर आक्रमण कर के ही सम्भव है और उस ने स्वय 
अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में उस राजा को 
यानगुण का आश्रय लेता होगा। सोमदेव ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि 
विजिगीषु को शत्रु देश पर अभियान तभी करना चाहिए जब कि अपना देश पूर्णरूपेण 
सुरक्षित हो । यदि अपने देश में सुरक्षा एव व्यवस्था का अभाव है तो उसे शत्रु पर 
कदापि आक्रमण करने के लिए प्रस्थान नही करना चाहिए । अन्यथा उस के गमन करते 
ही उस के देश में अव्यवस्था फैल जायेगी, अथवा उस के राज्य पर अन्य कोई छात्र 
आक्रमण कर देगा । जिस का सामना करना बहुत कठिन हो जायेगा । 

छ. आसन--सोमदेव ने आसन गुण का अर्थ इस प्रकार किया है--“स़बरलू 
शत्रु को आक्रमण करने के लिए तत्पर देखकर उस की उपेक्षा करना ( उस स्थान 


१ कौ० अर्थ० ७, १। न्‍ 
अपकारो बिग्रह । 
२ बही, ७, ३ । 


अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १३५ 


को छोड़कर अस्यत्र चले जाना ) आसन है (४ कौटिल्य के अनुसार सम्धि आदि गुणों 
की उपेक्षा का नाम आसन हैं ।' 

५ संश्रय--बलिष्ठ छात्रु द्वारा आक्रमण किये जाने पर किसी दुसरे शक्ति- 
झांकी राजा के यहाँ बाश्रय प्राप्त करने को संशय कहते हैं (२९, ४८) । कौटिल्य के 
अनुसार किसी अन्य शक्तिशाली राजा के पास स्वय को, अपनी स्त्री तथा पृत्र एवं धन- 
घान्य आदि के समर्पण कर देने को सअय कहते है । शुक्र ने इस को आश्रय कहा है। 
इस का अभिप्राय यह है कि जब राजा अपती हीत दशा देखे और शत्रु शक्तिशाली हो 
तथा पराजय की अधिक सम्भावना हो तो उस स्थिति में राजा को अन्य शक्तिशाली 
राजा का आश्रय प्राप्त कर अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । शुक्र के अनुसार जिन 
राजाओ का आश्रय प्राप्त कर के दुर्बल राजा भी शक्तिशाली बन जायें, उन का प्रश्नय 
प्रात करना आशय कहुछाता है । 

निर्बल राजा को कौन से राजा का आश्ृच प्राप्त करना चाहिए इस सम्बन्ध से 
आधार्य सोमदेव लिखते हैं कि शक्तिहीन विजिगोषु शक्ततिशालो का ही जाध्य प्राप्त 
करे। दुर्बल का तही, क्योकि जो विजिगीषु शक्तिशालो शत्रु के आक्रमण के भय से 
हीन राजा का आश्रय प्राप्त करता है उस की हानि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार 
कि हाथी द्वारा होने वाले उपद्रव के भय से अरण्ड पर चढ़ने वाले व्यक्षित को तत्काऊ 
हानि होती है (२९,५७) । 

६. दधीभाव--सोमदेव के अनुसार बलिष्ठ राजा के साथ सन्धि तथा दुर्बल 
के साथ युद्ध को देघीमाव कहते है (२९, ४९)। जब विजिगोषु को यह ज्ञात हो 
जाये कि आक्रान्ता शत्रु उस के साथ युद्ध करने को तत्पर है तो उसे इंधीभाव का 
आश्रय लेना चाहिए । सोमदेव ने बुद्धि-आश्रित द्वैधीभाव का भी उल्लेख किया है जो इस 
प्रकार है--जब विजिगीषु अपने से बलिष्ठ शत्रु के साथ पहले मंत्री कर छेता है और 
फिर कुछ समय उपरान्त शत्रु का पराभव हो जाने पर उसी से युद्ध छेड देता है तो उसे 
बुद्धि जोश्वित देघीभाव कहते हैं ( २९,५० ३२। क्योकि इस से विजिगीषु को त्रिजय 
निश्चित होती है । 

कुछ ग्रन्थों में द्वेघीभाव का अर्थ अन्य प्रकार से हो व्यक्त किया गया है । 
विष्णुपुराण में सेना को दो भागों में विभाजित करने को द्वेघीमाव कहा गया है। 
शुक्र के अनुसार अपनी सेना को पृथक्‌-पृथक्‌ गुल्मों मे विभाजित करना द्वैधीभाव है । * 





१ कौ० अर्थ० ७, १। 
उपेक्षणमासनम्‌ । 
२ बही, ७, १। 
३ शुक्र० ४, १०६६ । 
४ विष्णु० २, १५०, ३-५ | 
£ शुक्र० ४, १०७० । 
दैधीभाब स्वसैन्यानां स्थापम ग्रुल्मगुल्मत । 


१६६ नीतिवाक्यारृत ग्रें राजनीति 


इस प्रकार साम-दामादि चार उपाय एवं सम्धि-विग्रह्ददि षाड्गुण्य राजशास्त्र के 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं। इत के समुचित प्रयोग से राज्य की स्थिति सुदृढ़ बनी रह 
सकती हैं। जिस प्रकार प्रजा में सम्तोष के लिए एवं राण्य में सुख और समृद्धि के 
लिए सुशासन मावश्यक है, उसो प्रकार वैदेशिक सम्बन्धों को अनुकूल बनाने के लिए, 
अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन नोतियों का प्रयोग बहुत आवश्यक समझा गया 
है । इस में भूल होने का परिणाम राज्य के लिए घातक होता है। अत इस सम्बन्ध 
में पूर्णछ्पेण सतर्क रहने का आदेश धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों में हो दिया 
गया है । 


युद्ध के 
आचार्य सोमदेवसूरि का मत है कि जहाँतक सम्भव हो बुद्धि से दान्तिपूर्ण 
उपायो द्वारा राजा को अपने पारस्परिक झगडो का निबटारा करना चाहिए (३०,२) | 
बुद्धिबल सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कार्य शस्त्रवल से सिद्ध नहों होते वे बुद्धिब से 
सिद्ध हो जाते है ( ३०, ५-६ ) । साम, दाम, भेद आदि उपायो में बुद्धि का ही प्रयोग 
होता है । अत जहाँ तक सम्भव हो इन उपायों द्वारा राजा को अपने उद्देश्य की पूर्ति 
करनी चाहिए। परन्तु जब वह इन उपायो द्वारा असफल हो जाये तभी शस्त्र-युद्ध 
करने का विचार करता चाहिए ( ३०, ४ )। 

कभी-कभी युद्ध अनिवार्य भी हो जाता है। अत ऐसे अवसर पर पूर्ण तैयारी 
के साथ युद्ध करना तथा दुष्टो का दलन करना राजा का परम धर्म है। उच्च के लिए 
रणक्षेत्र में मृत्यु प्राप्त करना प्राचोन आचार्यों की दृष्टि मे परम आदर्श है। मनु का 
निर्देश है कि प्रजा की रक्षा करते हुए राजा को युद्ध-क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए और 
जो इस पुनोत कार्य को करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हे स्वर्ग मिलता है। 
महाभारत में भीष्म कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए घर में मृत्यु प्राप्त करना पाप है । 
उस के लिए तो प्राचीन परम्परा यही है कि युद्ध करते-करते युद्ध क्षेत्र में उस की 
मृत्यु होनी चाहिए ।* आचार्य सोमदेव ने भी इन्ही भावों को नोतिवाक्यामृत में व्यक्त 
किया है | उन का कथन है कि शत्रु के आक्रमण से भयभोत् होकर*अपनी मातृभूमि को 
छोडकर विजिगीषु को कही भागना नहीं चाहिए, अपितु राष्ट्र की रक्षा करते हुए 
अपने प्राणो का बलिदान कर देना चाहिए (३०, १२ ) । 


युद्ध के सम्बन्ध मे विजिगोषु के लिए कुछ निर्देश 


आचार्य सोमदेव का कथन है कि युद्ध का निर्णय बहुत सोच-विचार कर करना 
चाहिए । क्रोध के आवेश में लहो । कभी-कर्मी वह क्रोध के आवेश में आकर ब्रछिष्ठ 





१ मनु० ७, ५७-८६। 
२ महा० भीष्म० १७, १११ 


अम्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १६७ 


आज से भो युद्ध को तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस का विनाञ्ष अवध्यम्भावी हो 
जाता है (३०, ११)। अपने विनाश के निदिचत हो जाने पर भी राजा को युद्ध-क्षेत्र 
से भागना नही चाहि?, अपितु युद्ध से संछग्त रहता चाहिए। क्योंकि भागने वारे को 
मृत्यु निदिजत ही रहती है ( ३०, १२ )। परल्तु युद्ध में यह बात निदचय पूर्वक नहीं 
कही जा सकती कि युद्ध करने वाले की अवष्य ही मृत्य हो जायेगो । यदि वह दीर्च 
आयु है तो उस की सफलता अवदय हो होती है। विजय और पराजय तथा जीवन 
और मृत्यु विधि के अधीन है ( ३०, १५ )। सोमदेव का मत है कि यदि शत्रु अपने 
से अधिक शब्तिशालो हो तो उस से युद्ध कभी नही करना चाहिए, अपितु सन्धि ही कर 
लेनी चाहिए । जिस प्रकार पदाति सैनिक हस्ति आरूढ़ सैनिक से युद्ध करते पर नष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार हीन शक्ति वाला राजा भी मपने से अधिक शक्तिशाली राजा 
के साथ युद्ध करने से नष्ट हो जाता है ( ३०, ६९ )। युद्ध के समय विपक्ष से आये 
हुए किसी भी अपरीक्षित व्यक्तित को अपने पक्ष में नही मिलाना चाहिए । यदि उसे 
अपने पक्ष में मिलाना आवश्यक हो तो भलो-भाँति परीक्षा करने के उपरान्त हो उसे 
अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। उसे यहाँ ठहरने नहीं देना चाहिए ( ३०, ५० )। 
शत्र के कुटुम्बी, जो कि उस से अप्रसन्न होकर वहाँ से चछे आये हो उन्हें परीक्षो- 
परान्त अपने पक्ष में मिलाना चाहिए, क्योकि शत्रु सेना को नष्ट करने का प्रमुख मन्त्र 
यही है ( ३०, ५० तथा ५१ )॥ 

इस के साथ ही विजिगीषु जिस शत्रु पर आक्रमण करे उस के कुटुम्बियो को 
साम, दाम आदि उपायों द्वारा अपने पक्ष में सिलाकर उत्हे शत्रु से युद्ध करते के लिए 
प्रेरित करना चाहिए ( ३०, ५४-५६ ) । विजिगोपु का कतंव्य है कि शत्रु ने उस की 
जितनी हानि की है उस की उस से अधिक हानि कर के उस के साथ सन्धि कर लेनो 
चाहिए । दोनो शत्रु कुपित होने पर ही सन्धि के सूत्र मे बंध सकते है, उस से पूर्व नहीं 
( ३०, ५७ )। समान शक्ति वालो का परस्पर युद्ध होने से दोनो का मरण निश्चित 
होता है और विजय प्राप्ति सन्दिग्ध रहती है । जिस प्रकार कच्चे घडे परस्पर एक दुसरे 
से ताड़ित किये जायें तो दोनो नष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार समान शक्ति वाछि 
शञ्ञुओ का युद्ध होने से दोनो ही नष्ट हो जाते हैं ( ३०, ६८ ) 
सेन्‍्य-संगठन 

किसी भी राजा को विजय सुशिक्षित सेला पर ही निर्भर है। अत राजा का 
यह कर्तव्य है कि वह एक सुशिक्षित तथा शक्तिशाली सेना का सगठन करे। आचार्य 
सोमदेव का कथन है कि शक्तिहीन तथा कर्तथ्य विमुख अधिक सेना की भपेक्षा शक्ति- 
शाली एवं कर्तव्यपरायण अल्प सेवा उत्तम है ( ३०, १६ ) | जब शत्र द्वारा उपद्रव 
किये जाने पर विजिगीषु की सारहोन सेना वष्ट हो जाती है, तो उस की शक्तिशाली 
सेना भी अधीर हो जाती है (३०, १७ )। अत विजिगीपु को दुर्बछ सेना कभी 


१६८ नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


नहीं रखनी चाहिए । सैस्यदाकित ही विजिगीषु का घल है। राजा का यह कर्तव्य है 
कि वह उस को सक्षम तथा सशक्त बनाये रखे । इस की शक्ति को क्षीण न होने दे । 
सेवा की शवित क्षीण होने से राजा को शक्ति भी क्षीण हो जातो है। सोमदेव ने ऐसे 
राजा की उपमा जगल से मिकलछे हुए उस शेर से दी है जो गौदड के समान शक्तिहीन 
हो जाता है ( ३०, ३६ ) । 


युद्ध के भेद 


प्राय सभी आचार्यों ने युद्ध के दो भेद बतलाये हैं--( $) पर्मयुद्ध तथा 
(२ ) कूटयुद्ध । आचार्य कौटिल्य ने तीन प्रकार के युद्धो का उल्लेख किया है, जो 
इस प्रकार है(-( १ ) प्रकाशयूद्ध, कूट्युद और (३ ) तृष्णौयुद्ध । * आचार्य सोमदेव- 
सूरि ने केवल दो प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है ( ३०, ९१) । उन्होंने कूटयुद्ध की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक शत्रु पर आक्रमण प्रकट कर के वहाँ से अपनो सेना 
लौटाकर युद्ध द्वारा जा अन्य शत्र्‌ का घात किया जाता है उस्ते कूट्युद्ध कहते हैं 
(३०, ९०) | तृष्णीयुद्ध वह युद्ध है जिस में विष देने वारा घातक पुरुषों को भेजा 
जाता है अथवा एकान्त में चुपचाप स्वय शत्रु के पास जाकर एवं भेदनीति के उपायों 
द्वारा शत्रु का घात किया जाता हूँ (३०, ९१) । 


धर्मजुद्ध 

प्राचीन काल में धर्ममुद्ध को बहुत महत्त्व दिया जाता था । इस युद्ध के निर्ा- 
रित नियम थे और इन्ही के अनुसार युद्ध किया जाता था। धर्मयुद्ध के नियम मालवो- 
चित दयादि गुण से युक्त होते थे | इस का उद्देश्य शत्रु का विनाश नहों होता, अपितु 
उस को पराजित कर के अपनी अधीनता स्वीकार कराना ही इस का उद्देश्य था। इस 
में विषेले आणो आदि का प्रयोग तथा अग्निबाणो का प्रयोग वजित था। इस के साथ 
ही यह युद्ध समान शक्ति वालो के साथ होता था, जिस में पैंदक सेना पैदल से तथा 
हस्ति सेना हस्ति सेना से ओर रथारूढ़ रथारुढ़ो से युद्ध करते थे। यदि युद्ध में किसी 
का रथ टूट जाता था अथवा कोई घायल हो जाता था तो उस पर आक्रमण करता 
धर्मयुद्ध के नियमो के विरुद्ध माना जाता था। घर्मपुद्ध का उद्देश्य तो धर्म को स्थापना 
करना एवं अधर्म का नाता करना था । परन्तु सार्वभोम बनने की उत्कृष्ट अभिलाषा के 
कारण अश्यमेधादि यज्ञो द्वारा पराक्रम प्रकट करने के लिए भो युद्ध किया जाता था। 
जब शत्रु पर धर्मयद्ध द्वारा विजय प्राप्त करना असम्भव दिखाई देता था तो ऐसो स्थिति 
में कूटयुद्ध का भी प्रश्षय लिया जाता या । 





श कौ० अर्थ ०४७, ् ते ; 
बिक्रमस्य प्रकाशयुद्ध कूरयुद्ध तुष्णीमुद्धमिति सन्धिविक्रमों 


अम्सर्राष्ट्रीय सर्प म्य हि १६५९ 
२२ 


युद्ध के छिए प्रस्थान 


जब विजिगोषु शत्रुयुद्ध करने के लिए प्रस्थान करे तो उस के सेनाध्यक्ष का 
यह कर्तव्य है कि वह आधी सेना को शस्त्रादि से सुसज्जित कर के रक्षित रखे, तदु- 
परान्त बिजिगीधु को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए । जब वह 
ध॒त्रु सैन्य की ओर प्रस्थान करने में प्रयत्नशील हो, तब उस के समोप चारो ओर सेना 
का पहरा रहना चाहिए तथा उस के पीछे शिविर में भी सेना विद्यमान रहनी चाहिए 
(३०, ९६) । इस का कारण यह है कि विजिगीषु कितना ही शक्तिशाली क्‍यी न हो, 
परन्तु वह यान के समय व्याकुल हो जाता है और शूरबीर लोग उस पर प्रह्मार कर 
देते हैं। जब विजिगीषु दूरवर्ती हो और शत्रु की सेना उस की ओर आ रही हो तो ऐसे 
अवसर पर वन में रहने वाले उस के गृप्तबरो को चाहिए कि वे धुआओँ करने, आग 
जलाने, धूछ उडाने अथवा भेसे का सीग फूंकने का शब्द करने का बहाना कर के उसे 
धात्रु की सेना के आने का समाचार दे, ताकि उन का स्वामी सावधान हो जाये 
(३०, ९६) । विजियीषु शत्रु के देश में पहुँचकर अपनो सेना का पडाव ऐसे स्थान पर 
स्थापित करे ओ मनुष्य की ऊँचाई के बराबर ऊँचा हो, जिस में थोड़े व्यक्तियों का 
प्रवेश, भ्रमण तथा निकास हो, जिस के आगे विशाल सभा मण्डल के लिए पर्याप्त 
स्थान हो, उस करे मध्य में स्वयं ठहर कर उस में अपनी सेना को ठहरावे । सर्व-साधा- 
रण के आने-जाने योग्य स्थान में सैन्य का पडाव डालने एवं स्वय ठहरने से विजिगीषु 
अपनो प्राण रक्षा नही कर सकता है (३०, ९८-९९) । बिजिगीषु पैदल, पालकी अथवा 
घोडे पर चढ़ा हुआ शत्रु भूमि मे प्रविष्ट न होवे, क्योकि ऐसा करने से अचानक छात्रु 
द्वारा उपद्रव किये जाने पर वह उन से अपनो रक्षा नहीं कर सकेगा ( ३०, १०० ) | 
जब विजिगीषु हाथो अथवा धाहन विशेष एर आहरूढ हुआ शर्र-भूमि में प्रविष्ट होता 
है तो उसे झत्रु के उपद्रवों का भय नही रहता (३०, १०१) । । 

सगर का घेरा किस अवसर पर डालना उचित होगा, इस सम्बन्ध में आचार्य 
सोमदेव लिखते है कि जब शत्रु मद्यपान आदि व्यसनों व आलस्य में ग्रसित हो तथा 
तिजिगोषु को उत्तम सैन्य उस के नगर में भेजकर शत्रु-तगर का घेरा डालना चाहिए 
(३०, ८९) । 


व्यूह ओर उस का महत्त्व 


युद्धक्षेत्र मे सम्राम करने के लिए सेना की जो व्यवस्था की जाती है उसे ब्यूह 
कहते हैं । व्यूह-रचना भी युद्ध को दृष्टि से महान्‌ कौशल है। कभी-कभी इसी ब्यूह- 
रचना-कौशल के कारण अल्पसंख्यक सेना बहुसस्यक सेना पर विजय प्राप्त कर छेती 
है । कुरुक्षेत्र में पाण्डवों की व्यूह-रचना इस का प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ। पाण्डव नित्य नये 
ढग का व्यूह बनाया करते थे, इसी कारण उन की अपेक्षाकृत अल्प सेना कौरवों की 
विज्ञाल सेता पर विजयी हुई । व्यूह-रचना दो प्रकार से को जातो है, एक तो वह 


१७० नीतिंधास्यासत में राजनीति 


ते 
कक 


जिस समय सेना युद्ध में प्रविष्ट होती है ओर दूसरों वह जब प्रमुख तेना शत्रु की दृष्टि 
से परे रखी जाती है मौर छोटी-सो सेना सजाकर उस के समक्ष उपस्थित कर दी 
जाती है । 

ध॒क़् तथा कौटिल्य ने व्यूह-रचना के सम्बन्ध में बडे विस्तार के साथ विवेषन 
किया है।' कौटिल्य के अनुसार मकर व्यूह, शकटव्यूह, वजब्यूह, भटल्‍व्यूह, शूचि- 
व्यूह, दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, सहतव्यूह आदि व्यूहो के प्रकार हैं । आचार्य 
सोमदेव का कथन है कि अच्छी प्रकार से रचा हुआ सैन्य-व्यूह उस समय तक ठोक वे 
स्थिर रहता है, जबतक कि उस के द्वारा छत्र सैन्य दृष्टियोचर नही होता (३०, ८७) | 
इस का अभिप्राय यह है कि शत्रु सेना दिखाई पडने पर विजिगीषु के बोर सैनिक अपना 
ग्यूहू छोडकर शात्र सैन्य में प्रविष्ट होकर उस से भयकर युद्ध करने छगते हैं। इस 
प्रकार रचा हुआ व्यूह भस्थिर हो जाता है । आचार्य सोमदेव का यह भी निर्देश है कि 
विजिगीषु के वीर ॒ सैनिकों को युद्धकला की छिक्षानुसार युद्ध करना चाहिए, अपितु 
उन्हें शत्रु द्वारा किये जाने वाले प्रहारों को ध्यान में रखकर ही युद्ध करना चाहिए । 
(३०, ८८) । 
युद्ध के नियम 

प्राचीन काल में युद्ध के भो कतिपय नियम थे। इन्हों नियमों के अनुसार युद्ध 
किया जाता था और उन का अतिक्रमण करना बहुत बुरा समझा जाता था | शुक्रनीति 
की भाँति नोतिवाक्यामृत में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं हुआ है किन्तु 
फिर भी उस में कतिपय नियमों का उल्छेख मिलता है। सम्भवत सोमदेव भी युद्ध के 
परम्परागत नियमों को ही मानते थे । इसी कारण उन्होंने इस विषय का विशद विवेचन 
अपने ग्रन्थ मे नही किया है । वे लिखते है कि सम्राम-भूमि में पैरो पर पडे हुए भयभीत, 
शस्त्रह्दीन शत्र की हत्या करने में ब्रह्महत्या का पाप लगता है (३०, ७५)। युद्ध मे जो 
शत्रु बन्दी बना लिये गये हो उन्हें वस्त्रादि देकर मुक्त कर देना चाहिए (३०, ७६) । 


विजय के उपरान्त विजिगीषु का कतंव्य 


विजेता का विजित देश के शन्रु के प्रति क्‍या कर्तव्य होना चाहिए, आचार्य 
सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है। परन्तु रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण, कोटिलीय-अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों मे इस विषय की चर्चा की गयी हैं। 
सम्भवत सोमदेव भी इस से सहमत थे । याज्वल्क्य स्मृति में कहा गया है कि विजेता 
का यह कर्तव्य है कि वह अपने देवा की माँति ही विजित प्रदेश को भी रक्षा करे और 
बहाँ की प्रथाओ, परम्पराओ एवं पद्धतियों को मान्यता प्रदान करे | इसी प्रकार 


ह शुक्० ४, ११०४ तथा कौ० अर्थ ० १०, ४ । 
२ कौ० अर्थ० १०, २। 
३, याज्ष० १, १४२-४३। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध १७३ 


जच्कक- 


कौटिल्य ने भी कहा हैं कि विजेता को विजित राजा की मूर्ति, धन, पुत्र तथा पत्नी 
आदि पर अधिकार नही करना चाहिए। अन्यथा उस से मण्डरू के राजा अप्रस्र हो 
जायेंगे और मृतक राजा के पुत्र या उस के वशज को राजधिहासन पर आसोन कर 
देंगे ।! राजनीतिप्रकाश का कथन है कि विजित राजा भछे हो दोषी हो किन्तु विजेता 
को उस के दोष के कारण उस के देश को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस ने 
कभी जमता से परामर्श छेकर तो दोषपूर्ण व्यवहार प्रारम्म नहीं किया था।  छुक्र के 
मत में इस सम्बन्ध में थोडा अन्तर है । बे लिखते है कि शत्रुओं को जीतकर राजा को 
उन से कर ग्रहण करना चाहिए अथवा राज्य का अ्रश अथवा समस्त राज्य को हस्तगत 
कर लेना चाहिए और प्रजा को आनन्दित करना चाहिए । मृतराजा के योग्य पुत्र अथवा 
बशज को उस के राजसिहासन पर आसोन कर देता चाहिए ठथा उस के विजित 
प्रदेश का बत्तीसवाँ भाग उस के निर्वाह के लिए देने की व्यवस्था कर देनी चाहिए ँ 

भारतीय इतिहास के अवलोकन से विदित होता है कि प्राचीन सम्राट तथा 
विजेता प्राय इन नियमो के अनुसार ही व्यवहार करते थे । 


युद्ध में सारे गये सैनिको की सम्तति के प्रति राजा का कतेव्य 


आचार्य सोमदेव ने युद्ध में मारे गये सैनिको की सन्‍्तति का पालन-पोषण करना 
राजा का पुनीत कर्तव्य बताया है। यदि वह ऐसा नही करता हैं तो वह सदैव उन का 
कऋाणी रहता हैं! आचार्य ने इसे अनर्थ कहा है और इस का परिणाम राजा के लिए 
हानिकारक बतछाया है (३०, ९३)। वास्तव में युद्धस्थल में मृत्यु को प्राप्त हुए सैनिको 
की सनन्‍्तति का उचित ढग से पालन-पोषण करने का उत्तरदायित्व विजिगीषु का होना 
सर्वथा उचित ही है । 


१ कौ० अर्थ ० ७, १६। 
कर्मणि मृतस्य पुत्र राज्ये स्थापयेत । एवमस्य दण्डोपनता पृत्रपौषाननुवर्त न्‍्ते । 
सस्तूपनतान्ह॒त्वा बध्या वा श्ूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत तस्योद्विग्न॑ मण्डलमभावायो पत्तिष्ठते । 
२ राजती तिप्रकादा-पृष्ठ 2११॥ 


३ झुक्र० ४, ११६१-११६३ तथा १२१७-१२१८ । 


१७२ नोतिबाक्याश्तत में राजनोति 


न्याय-व्यवस्था 


ग 
निष्पक्ष न्याय करना तथा दुष्टों का दमत करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। 
सह न्याय का स्रोत था । कर मनु का कथन है कि जो राजा अदण्डनीय को दण्ड देता है 
और दण्डनीय को दण्ड नही देता बहू नरकगामो होता है । 3 आचार्य शुक्र ने राजा के 
भाठ कर्ठंव्यों मे दुष्टनिग्रह को भी प्रधान कर्तव्य माना हैँ। ४ महाभारत के अनुसार 
न्याय व्यवस्था का यदि उचित प्रबन्ध न हो तो राजा को स्वर्ग तथा यश की प्राप्ति सहीं 
हो सकती । याजवल्क्य का कथन है कि न्याय के निष्पक्ष प्रशासन से राजा को वहो फल 
प्राप्त होता है जो यज्ञ आदि के करने से प्राप्त होता हैं। अत निष्पक्ष न्याय राजा को 
यश एव स्वर्ग को प्रदान करने वाला तथा प्रजा को सुख एवं शान्ति प्रदान करने वाला 
होता है । आचार्य सोमदेव भी इसी प्राचीन परम्परा के अनुयायी थे । उन का कथन हैं 
कि जब राजा यम के समान कठोर होकर अपराधियों को दण्ड देता है तो प्रजा अपनी 
मर्यादा में स्थिर रहती है तथा राजा को धर्म, अर्थ ओर काम आदि पुरुषार्थों की प्राप्ति 
होतो है (५, ६०)। अन्यत्र आचार्य ने लिखा है कि जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा का 
पालन करता है तब सम्पूर्ण दिशाएँ प्रजा को अभिलषित फल प्रदान करने वालो होती 
हे (१७, ४५) | 
प्रदासन में न्याय के महत्त्व का वर्णन करने के साथ ही आचार्य सोमदेव का 
यह भी कथन है कि जो राजा «न्‍्यायपूर्वक शासत्र नहीं करता वह प्रजापीड़न तथा 
असन्तोष का दोषी होता है और इस के परिणामस्वरूप वह नष्ट हो जाता है (८, २०)। 
बत न्याय-व्यवस्था शासन के स्थायित्व का मूलाघार है । 
न्यायालय ६ 
राज्य में शान्ति और व्यवस्था को स्थापना के लिए न्याय-व्यवस्था आवश्यक 
है । निष्पक्ष न्‍्यायाऊय नागरिकों से राजभक्ति एवं विश्वास उत्पन्न करते हैं और उन 


१ शुक्र० १, १४ तथा नारद० प्रकीर्णक २३। 
२ कौ० अर्थ० १, १६१ 
३ मनु० ८, १४८॥ 
४ शुक्र० १, १२३॥ 
दुष्टनिग्रहणं दान प्रजाया परिपालनम्‌ । 
यजन राजसूयादे कोद्ानां न्‍्यायतोईर्जनम्‌ ॥ 
४ महा० शान्ति० ६६, ३२॥ ) 
$ याज्ष० १, ३२५६-६० । 


स्थाश्र-ध्यवस्था है. 


के अधिकारो को रक्षा करते हैं। यद्यपि सोमदेव ने निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता एव 
महत्त्व पर बहुत बल दिया है, किन्तु न्यायालयों के संगठन एवं न्यायाधीशो की योग्यता 
आदि के सम्बन्ध में नीतिवाब्यामृत में अधिक सामग्री उपलब्ध नही होती । इस के 
अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि नगरो तथा पग्रासीण क्षेत्रों में न्यायालयों की उचित 
व्यवस्था थी (२८, २२) | प्रत्येक न्यायारूय में कितने न्यायाधीश होते थे तथा उन का 
क्या क्षेत्राधिकार था इस सम्बन्ध में उन के ग्रन्थ मे कोई वर्णन नहीं मिलता | अर्थशास्त्र 
में दिवानो तथा फौजदारी के न्यायालयों का स्पष्ट उल्लेख है | किन्तु नीतिवाक्यामृत 
में ऐसा कोई उल्लेख नही । 


न्याय-प्रणाली के शिखर पर राजा का न्यायालय था जो राजधानी में स्थापित 
था (२८, २७) । इस न्‍्यायाऊुय को सोमदेव ने सभा तथा इस के सदस्यों को समय 
कहा हैं (२८, ३ तथा ७)। इस सभा का सभापति स्वय राजा होता था जो इन 
समभयो की सहायता से न्याय करता था (२८, ५)। सभा में कितने सभासद होते थे 
डूस विषय मे आचार्य ने कुछ नही लिखा है। प्राचीन नीतिशास्त्र के ग्रन्थों मे भी 
न्यायालय के लिए सभा तथा उस के सदस्यों फे लिए सभ्य दाब्द का प्रयोग किया गया 
है। और सोमदेव ने भी इन्ही शब्दों को अपनाया है । इस प्रकार आचार्य सोमदेव 
प्राचीन न्याय-व्यवस्था के हो समर्थक प्रतीत होते हैं । 


नीतियाक्यामृत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त न्यायारूय के दो प्रकार 
के क्षेत्राधिकार थे । प्रथम, तो राजधानी को सीमा में होने वाले समस्त विवादों का 
निर्णय करने का मौलिक अधिकार इसे प्राप्त था और द्वितीय, अन्य नगरो एव ग्रामीण 
क्षेत्रों में होने वाले निर्णयो की अपील सुनने का अधिकार भी इसे प्राप्त था (२८, २२) । 
निम्नस्तर के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने को उचित व्यवस्था था । 
यह अपील राजा के न्यायालय में की जाती थी। राजा का न्यायाल्‍हूय सर्वोच्च न्याया- 
ल्‍लूय था और उस के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही हो सकती थी। इस का निर्णय 
अन्तिम था । सोमदेव लिखते है कि राजा द्वारा दिया गया निर्णय निर्दोष होता है । 
अत जो वादी अथवा प्रतिवादी राजकीय आज्ञा अथवा मर्यादा का उल्लंघन करे उसे 
मृत्यु दण्ड दिया जाये (२८, २३)। भाचाय ने राजकीय भाज्ञा को बहुत महत्त्व दिया 
है। उन का कथन है कि राजकीय आज्ञा किसी के द्वारा भी उल्लघन नहो को जा 
सकती ( १७, २५ ) । आगे वे लिखते हैं कि जिस को आज्ञा प्रजाजनों हारा उल्लघन 
की जाती है, उस में और चित्र के राजा में कया अन्तर है ( १७, २४ )। 
ह कौ० अ4० ३, १ तथा ३, ६ एवं ७, १। 
२ मनु०, ८, १२। 


धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते । 
दाव्य चास्य न कृन्तल्ति विद्धास्तश्र सभासद ॥ 


१७७ लीतिवाक्यासत में साजनोति 


सम्यों को योग्यता एवं नियुक्ति 

सीतिवाक्यामृत में सभा के सदस्यों ( सम्मो ) की भोग्यता के सम्बन्ध में कुछ , 
प्रकाश डाला गया है । सभा के सदस्य सूर्य के समान प्रकाश करनें वाली प्रतिभा से युक्त 
होने चाहिए (२८, ३)। जिस प्रकार सुर्य अन्धकार को दुर कर के प्रकाश का संचार 
करता है, उसो प्रकार सम्पो को निष्पक्ष भाव से अपराधों के दोषो पर विचार कर के 
उसे राजा के समक्ष प्रकाशित करना चाहिए । इस के अतिरिक्त सम्यो को धर्मश (कानून 
का ज्ञाता ), शास्त्रश्, व्यवहार का ज्ञाता तथा अपने उत्तरदायित्वयों का पालन करने 
वाला होना चाहिए । आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जिन सम्यों ने स्मृति प्रतिपादित 
व्यवहार का न तो अध्ययन द्वारा ज्ञान हो प्राप्त किया है और न पर्मज्ञ ( कानून के 
ज्ञाता ) पुरुषों के सत्सग से उन व्यवहारों का श्रवण हो किया है और जो राजा से 
ईष्या एवं वाद-विवाद करते हैं वे राजा के शत्रु हैं, सम्य नहीं ( २८, ४)। आगे 
आचार्य यह भो लिखते हैं कि जिम राजा की सभा में लोभ और पक्षपातर के कारण 
अयथार्थ कहने वाले रुभासद ( सम्य ) होंगे, वे निश्चय ही समापति ( राजा ) की 
तत्काल मान व अर्थ की हानि करेंगे (२८, ५) । अत, सम्यों को कानून का पूर्ण ज्ञाता, 
निष्पक्ष एवं निर्लोम होना चाहिए । आचार्य का कथन है कि ऐसो सभा में विवाद को 
प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जहाँ स्वय सभापति प्रतिबादी हो । सभ्य और सभापति के 
असामजस्य से विजय नही हो सकतो । जिस प्रकार बलिष्ठ कुत्ता भी अनेक बकरो द्वारा 
परास्त कर दिया जाता है उसी प्रकार प्रभावशाली वादी विरोधी राजादि द्वारा 
परास्त कर दिया जाता है (२८, ६) । 

न्‍्यायकार्य अत्यन्त उत्त रदायित्वपूर्ण होता है। बत. राजा हस कार्य को 
सथा अन्य प्रजा कार्यों को स्वय ही देखे, उन्हें किसी मन्‍्त्री अथवा अमात्य पर 
ते छोडे । 

प्रजाकाय स्थमेव पश्येत्‌ । 
-+जीतिवा० १७, ३६ 


इस के अतिरिक्त आचार्य का यह भी कथन हैं कि राजा को अपनी प्रजा के. 
साथ निष्पक्ष रूप से तथा समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। उस के गुण-दोषों का 
निर्णय तुला को भाँति तौलकर ही करना चाहिए (२८, १) | 


अपराध को परीक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेध 

न्यायालय द्वारा उचित परीक्षा के बिना किसी भो व्यक्ति को दण्ड नहीं देना 
चाहिए । न्याय के हिल में यह आवश्यक है कि पहले अभियुकत्र का अपराध सिद्ध हो, 
तब उसे दण्डित किया जाये । अपने क्रोध को शान्त करने अथवा बदला छेने की 
भावना से किसो भी व्यक्ति को दण्ड देना राजा के लिए सर्ववा अनुवित हैं (९, ४)। 


ल्याय-धब्यवस्था पृछछ 


कारय-विधि--कोटिल्य अथ॑शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा अन्य नीतिशास्‍्त्र के ग्रन्थों 
में कानून के चार प्रमुख आधार बतायें गये हैं--१. धर्म, २, व्यवहार, ३. चरित्र 
तथा ४. राजशासन । इन्ही आधारो के अनुध्तार न्याय किग्रा जाता था। 
शराजसस्या के और अधिक विकसित हो जाने पर न्याय ( न्यायाधीशों के विचार ) और 
भओीसांसा (कानूनों की व्याख्या) को भो कानून का आधार माना जाने छगा। इसी लिए 
याज्षवस्‍्वय ते ध्रति, स्मृति, शिष्टाचरण, व्यवहार, न्याय, मीसासा और राजकीय 
आशज्ाओ को कानून का आधार माना है। याज्नवल्क्य स्मृति भारतीय राज्य सस्थाओ 
के उस स्वरूप को प्रकट करतो है जबकि कानून का रूप भली-भाँति विकसित हो चुका 
था । छुक्र ने देश, जाति, जतपद, कुल व श्रेणी के कानूनों के अनुसार स्याय करने का 
आदेश दिया है।इस के विरुद्ध भाचरण करने से प्रजा में क्षोम उत्पन्न हो जाता है । 
सनु तथा अन्य घर्मशास्त्रों के रचयिताओ ने इस सिद्धान्त को आवदयक बतलाया है कि 
वियादो का निर्णण जनपद, जाति, श्रेणी तथा कुल के परम्परागत धर्मों के अनुसार 
होना चाहिए। * प्ोमदेव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहो लिखा है। सम्भवत वे प्राचोन 
परम्परा को ही मानते थे, इसी कारण उन्होने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
क्रना आवश्यक नही समझा । इसी प्रकार न्यायालयों की कार्य-विधि के सम्बन्ध में 
भी उन के ग्रन्थ में कोई स्पष्ट निर्देश तही मिलता । इस का कारण यही है कि न्‍्याया- 
रूयो की कार्य-प्रणाली इतनी सरलू व सुनिश्चित थी कि प्रत्येक व्यक्षि इस से भलो- 
आँति परिचित था ) अत' उन्त साधारण बातो का वर्णन करना सोमदेव ने आवध्यक 
नही समझा । 

न्यायारूय में वादों ( मुकदमो ) पर विचार खुले रूपसे किया जाताथा। 
कोई भी व्यवित वहाँ की कार्यवाही को देख-सुन सकता था। भारत मे गुप्त रूप से 
न्याय करने की प्रणाली को दोषयुक्‍त समझा जाता था। यद्यपि नीतिवाक्यामृत में 
न्यायालयों की कार्यविधि के सम्बन्ध में कोई विद्येष वर्णन नही मिलता, किन्तु फिर भी 
उस में जो न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है उस के आधार पर हम 
यह कह सकते हैं कि भारत में उस समय भी वही प्रणाली प्रचलित थो जिस का 
उल्लेख धर्मशास्त्रो तथा नीतिशास्त्रों में हुआ है । 


बाद के चरण--किसी भी वाद के चार चरण होते थे। १ प्रशिज्ञा, २. 
उत्तर, ३ क्रिया और ४ निर्णय । 





१ कौ० अर्थ ० ३, १। 

२ याज्ष० २, २। 

३ शुक्र ० ४, ४४६२ । 

४ मनु०८ ४१। 
जातिजान्यमदास्धर्मास्श्रेणी पमश्च धर्मवित । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रततिपादमेत्‌ । 


पक्दे नीतिवाक्यासत में राजनीति 


$ 


प्रतिज्ञा--त्याय प्रक्रिया में प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण प्रतिज्ञा होती हैं। इस में 
अभियुक्त अथवा वादी अपने अभियोग को न्यायालय के समक्ष या तो स्वय अथवा 
किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत करता था । तत्पदचात्‌ प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष 
बुलाया जाता था | प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि न्यायारूय द्वारा बुलाये जाने पर 
वह उपस्थित् हो और वादों की प्रतिज्ञा का उत्तर दे । तत्पश्चात्‌ृ वादी को एक बार 
और प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलता था। यदि अभियोग 
सरल होता था तो उसी समय उस का निर्णय सुना दिया जाता था और यदि उस में 
तथ्य अथवा कानून की कोई जटिलता होती थी तो दोनो को अपने-अपने वादों में तैयारी 
करने का समय दे दिया जाता था। यदि प्रतिवादी ने वादों के दावे अथवा उस पर 
लगाये गये अभियोग को अस्वीकार कर दिया तो वादी को, उस दावे अथवा अपराध 
को सिद्ध करना पडता था ।* 

प्रमाण--स्तो मदेव ने लिखा है कि यथार्थ अनुभव, सच्चे साक्षियों एव सच्चे 
लेख इन प्रमाणो से विवाद में सत्य का निर्णय होता है (२८, ९)। किसो भो बाद 
( मुकदमे ) की सत्यता का तिर्णय करने के लिए प्रमाणो की आवश्यकता होती है । 
साक्षी अथवा साक्ष्य वचनो और लेख मे सोमदेव लेख को ही अधिक प्रामाणिकता प्रदान 
करते है (२७, ६३) | सोमदेव के अनुसार प्रत्येक लिखित प्रमाण को उस समय तक 
स्वोकार करना उचित नही हे जबतक कि वह साक्ष्य मथवा अन्य प्रकार से सत्य 
प्रमाणित न हो जायें। लेख पर भी विश्वास उसी समय किया जाता था जब अन्य 
प्रमाणो से भो वह सच्चा सिद्ध हो जाता था। बाचार्य ने अप्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष 
प्रमाण को अधिक महत्त्व दिया है । वे साक्षी के उस साक्ष्य ( गवाही ) को प्रमाण नहीं 
मानते जो राजकोय दाक्त के प्रभाव से साक्ष्य देने के लिए बुलाये गये हो (२७, ६४) । 
इसी के साथ वे वेश्याओ एवं जुआरियो की साक्ष्य को तभी ठीक मानते हैं जब कि 
वह अनुभव व अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो गयी हो (२८, १२) । 

आधार्य सोमदेव यह भी अतुभव करते थे कि कभी-कभी वादों झूठे दावे दायर 
कर देते है, अत उन्होने सम्यो को ऐसे व्यक्तियों तथा उन के प्रमाणों से सतर्क रहने 
का आदेश दिया है और विचारपूर्वक निर्णय देने का निर्देश दिया है (२८, २०) । 

शपथ--साक्षिया को न्यायालय के समक्ष सत्य बोलने की शपथ भी लेनी 
पड़ती थी । यदि वे असत्य बोलते थे तो उन को दण्डित किया जाता था । सोमदेव ने 
सत्य का पता लगाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य उपायों की भोर 
भो संकेत किया है। इस के लिए उन्होने शपथ और दिव्य का उल्लेख किया है 
(२८, १४ तथा १६)। आचार्य का विचार है कि साक्ष्य द्वारा विवाद सम्बन्धी सत्यता 
का निर्णय हो जाने के उपरान्त शपथ क्रिया निरर्थक हो जाती है अर्थात्‌ उस के पश्चात्‌ 
शपथ क्रिया की आवश्यकता नही रहती है । 


१ बृहस्पति स्मृति-व्यवहारकाण्ड ३, ३४ ॥ 


स्थाय-ब्यवस्था १७७ 
र३ 


विभिन्‍न वर्णों से मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की शपथ का विधान--घर्म- 
दास्त्रों एव अर्थशास्त्रों में सभी वर्णों के व्यक्तियों से एकन्सा व्यवहार, समान दण्ड 
तथा समान शपथ क्रिया का निषेध किया है। आचार्य सोमदेव भी विभिन्‍न वर्णों के 
व्यक्षिययों से पृथक-पृथक्‌ दापथ लेने का विधान निश्चित करते हैं। उन का कथन है कि 
विवाद के निर्णयार्थ ब्राह्मणों से स्वर्ण व यज्ञोपवीत स्पर्श करने को, क्षत्रियों से शस्त्र, 
रत्न, पृथ्वी, हाथो, घोडे आदि वाहत और पालको का स्पर्श करने को, वैश्यो से कर्ण, 
शिशु, कौडो, रुपया तथा स्वर्ण स्पर्श करने की, शूदों से दूध, बीज, सर्प को बमई स्पर्श 
करने को तथा धोबो एवं चर्मकार आदि से उन के जीवनोपयोगी उपकरणों के स्पर्श 
करने की शपथ करानी चाहिए। इसी प्रकार ब्रती एवं अन्य पुरुषों को शुद्धि उन के 
दृष्ट देवता के चरणस्पर्श से तथा प्रदक्षिणा करने से होती है। व्याध से धनुष लाँघने 
की तथा चर्मकार व चाण्डाल आदि से गीले चमडे पर चलने को शपथ लेनो चाहिए 
( २८, ३०-३७ ) | 

जीविकोपयोगी उपकरणो को शपथ को प्रक्रिया आचार्य सोमदेव की बुद्धिमता 
एव मनोवैज्ञानिकता का प्रमाण हैं ( २८, २४ )। यह स्पष्ट है कि जोविकोपयोगी 
उपकरणों की शपथ सामान्यत झूठी नहीं हो सकतो, क्योंकि लोगो को अपनी जीविका 
से बहुत स्नेह होता है । कुछ व्यक्तियो के सम्बन्ध में सोमदेव ने शपय क्रिया की व्यर्थ 
बतलाया है। उन का कथन है कि सन्‍्यासी के बेष में रहने वाले नास्तिक, चरिश्रभ्नष्ट 
तथा जाति से बहिष्कृत व्यक्ति शपथ के अयोग्य हैं (२८, १८) । 


सत्य का पता लगाव के लिए सोमदेव ने दूसरा उपाय दिव्य बतलाया है । 
दिव्य का अर्थ उन साधनों से है जिन के द्वारा विवाद का निणय शोध्र हो जाता है और 
जो निणय अन्य मानवों साथनो द्वारा सम्मव नहीं हैं। अग्नि, जरू, विष, कोश आदि 
को कठिन परीक्षाओं को दिव्य कहते ह । आचार्य सामदेव का कथन हैं कि यदि साक्षी 
का अभाव हो और शपथ क्रिया निरर्थक हो गयी हो तो दिव्य क्रिया का प्रयोग करना 
चाहिए (२८, १६) । 

क्रिया--वाद का तीसरा पाद वादी-प्रतिवादी द्वारा तर्क उपस्थित करना था। 
यदि वादों अथवा प्रतिवादी अपनी बात प्रस्तुत करने में असमर्थ होते थे तो वे अन्य कानून 
के ज्ञाताओं के द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करा सकते थे । जब न्यायाधोश दोनो पक्षों 
द्वारा उपस्थित तर्को को सुन रहा हो तो यथार्थ निर्णय पर पहुँचने के लिए पाँच हेतु 
बतलाये गये है--(१) दृष्टटोष, जिस के अपराध को देख लिया गया हो । ऐसी स्थिति 
में न्यायाधीश के लिए उस व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करना कठिन नहीं होगा। 
(२) स्वय वाद, जो व्यक्ति स्वय अपने अपराध को स्वीकार कर छेता है। ऐसी दशा 
में भी न्यायाधीश के लिए किसो व्यक्ति को अपराधो घोषित कर देना कठिन नही होता । 


१ दिवग्यतत्त्व-पृ० ५७४ । 


१७८ नीतिवाक्यासरूत में राजनीति 


(३) सरलशापूर्वक न्यायोचित तर्क उपस्थित करना, (४) कारणों को उपस्थित कर 
देना तथा (५) शपथ । 

उपर्युक्त पाँच हेतु अपराधी के अपराध का निर्णय करने के लिए आवश्यक 
साधन बतलाये गये हैं। यदि इन पाँच हेतुओ द्वारा निर्णय सम्भव न हों सके तो 
गुप्तचरो का प्रयोग करना चाहिए और उत्तर को सहायता से अपराधों के अपराध का 
पता लगाना चाहिए पा 

निर्णय--बहस अथवा क्रिया के पदचात्‌ निर्णय दिया जाता था। निर्णय 
निष्पक्ष तथा अभियोग से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों पर विचार कर के दिया जाता 
था। न्यायालय द्वारा परीक्षण किये बिना किसी को भी दण्ड देना अनुचित समझा जाता 
था। आचार्य सोमदेव भी हसी विचार के पोषक हैं । समृद्धि प्रत्थों के अनुसार निर्णय 
लिखित रूप में दिया जाता था | जिस लेख में यह निर्णय लिखा जाता था उसे जयपत्र 
कहते थे। उस की एक प्रति बिजेता पक्ष को दी जाती थी ७ नीतिवाक्यामृत में इस 
का कोई उल्लेख नही मिलता । 

दण्ड विधान--न्यायालय द्वारा दण्ड की वया व्यवस्था थी इस सम्बन्ध में 
नोतिवाक्यामृत में अल्प सामग्री ही उपलब्ध होतो है । परन्तु उस के अध्ययन से यह 
स्पष्ट है कि दण्ड अपराधानुकूल ही दिया जाता था । अन्यायपूर्ण दण्ड से प्रजा में क्षोभ 
उत्पन्न हो जाता है । 

सम्पत्ति विषयक वादों में अर्थदण्ड की व्यवस्था थो, और सम्पत्ति उस के उचित 
अधिकारी को ही प्राप्त होती थी । अनुबन्धो को रह करने का अधिकार न्यायारूयों को 
था अथवा नही, इस का कोई उल्लेख नीतिवाक्यामृत में नही मिलता । हाँ, फौजदारी 
के मुकदमो में अर्थंदण्ड, काराबास का दण्ड तथा मृत्युदण्ड का विधान उस में अवद्य है 
(१६, ३२२, २८, १७) | उस भें फ्लेशद०्ड एवं निष्कासनदण्ड का वर्णन नहीं मिलता । 
अथश्यास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियो को पुरुषों की अपेक्षा उसी अपराध 
के लिए आधा दण्ड दिया जाता था।  सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं 
दिया है । उन का सामान्य सिद्धान्त यह था कि अपराध के अनुकूल ही दण्ड देना 
चाहिए । जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उस को उसी के अनुकूल दण्ड देना 
दण्डनोति है-- 

यथादोष दण्डप्रणयन दण्ढनीति 
--नीतिया० ९, रे 


ह कौ० अर्थ ० ३, १। 
२ बृहस्पति स्सृति-व्यबहारकाण्ड ६, २६-२८ । 
३ कौ० अर्थ० ४. ८। 

स्त्रियास्त्यर्धकर्म बाक्यानुयोगो वा । 


स्याय-ऋयवयस्था १७९ 


आचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि यदि राजपुत्र ने भी अपराध किया हो तो 
उसे भो अपराधानुकूल दण्ड मिलना चाहिए-- 
अपराधानुरुपो दण्ड: पुश्रे5पि प्रणेतब्य । 
-चोतिवा० २६, ४९ 


दण्ड का प्रयोजन 


स्मृतियों में दण्ड के चार उद्देश्यो अथवा सिद्धान्तो का वर्णन मिलता हैं । दण्ड 
का प्रथम सिद्धान्त अथवा उद्देश्य प्रतिशोघात्मक भावना से दण्ड देता था । जिस व्यक्ति 
को हानि पहुँचती है उस के मन में स्वभावत बदले को भावना जागृत होती है । वह 
भी अपराधी को उसो प्रकार को हानि अथवा चोट पहुँचाने को चेष्टा करता है। जिस 
प्रकार की हानि उसे पहुँचायी गयी है उसी प्रकार की हानि वहू भी उसे पहुँचाने का 
प्रयत्व करता है । किन्तु सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार 
नही दिया जा सकता । इस से समाज को शाल्ति भग होने की आद्का होतो है । अत. 
राजा का यह पुनीत कतंव्य हैं कि वह अपराधी को उचित दण्ड देकर जिस की हानि 
हुई है, उस की प्रतिशोष की भावना को शान्त करे | 

भय अथवा आतंक स्थापित करने का सिद्धान्त--दण्ड का द्वितीय 
उद्देश्य अपराधी के हृदय में भय उत्पन्न करना है। अपराधी को ऐसा दण्ड दिया जाये 
जो दूसरो के लिए उदाहरणस्वरूप हो, जिस से कि वह अपराधों तथा समाज के अन्य 
व्यक्ति फिर अपराध करने का साहस न कर सके । कठोर दण्ड के भय से व्यक्ति अप- 
राघ करने का साहस नही कर सकते । क्लेश दण्ड, अग-भग का दण्ड, मृत्यु दण्ड आदि 
का उद्देश्य यही होता हैं। इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रयोजन समाज को दुष्टो से 
सुरक्षित रखना और उस को सुख एवं समृद्ध बनाना हो है । 

निरोधक सिद्धान्त--दण्ड का तृतोय सिद्धान्त अथवा उद्देश्य अपराधी को 
अपराध करने से रोकना है। उदाहरणार्थ यदि अपराधी को किसी अपराध के कारण 
कारागार में बन्द कर दिया जाये तो उस को कुछ समय के लिए अपराध करने से 
रोक दिया जाता है अथवा उस अपराध की पुनरावृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है । 
यदि वह निष्कासित कर दिया जाता है या उस को मृत्यु दण्ड दे दिया जाता है तो वह 
सदेव के लिए अपराध करने से रोक दिया जाता है । 

सुधारबादी सिद्धान्त--दण्ड का चतुर्थ सिद्धान्त अपराधी में सुधार करना 
है। दण्ड एक प्रकार का प्रायश्चित्त समझा जाता है जो कि अभियुक्त को विशुद्ध कर 
के उस के चरित्र में सुधार करता हैँ। इस प्रकार सुधार हो जाने पर वह फिर कमी 
अपराध करने को ओर भग्रसर नही होता । 

तीतिवाब्यामृत में उपयुक्त सिद्धान्तो का कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, 
किन्तु उस की विकीर्ण सामग्री के आधार पर यह बात निश्चित रूप से कहो जा सकता 


१८० नांतिवाक्यास्तव में राजनीति 


है कि सोमदेव दण्ड के उपर्युक्त सिद्धान्तों में विश्वास रखते थे। इन्ही घिद्धान्तों के 
आधार पर उन्होंने नीतिवाक्यामृत में दण्ड का विधान किया है। थे लिखते हैं कि 
अपराधी दुष्टो को वश में करने के लछिए दण्डनीति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाम है 
ही नही, जिस प्रकार टेढ़ा बाँस अग्नि पर सेकने से ही सीघा होता है उसी प्रकार दुष्ट 
लोग दण्ड से ही सीधे होते हैं -- 

न हि दण्ढादन्यास्सि विनियोगापायो संयोग एवं वक्र काष्ठ सरछयति । 

-नीतिवा० २८, २५ 

इस प्रकार सोमदेव दण्ड के प्रथम सिद्धान्त के समर्थक प्रतीत होते हैं । अन्यत्र 
ये लिखते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा को रक्षा करने के लिए अपराधियो को दण्ड दिया 
जाता है, धन प्राप्ति के लिए नहीं (९, ३)। इस का अभिप्राय यही है कि राजा घन 
प्राप्ति के लोभ से व्यक्तियों को दण्ड न दे, अपितु अपराधों का उन्मूलन करने की मावता 
से दण्ड का प्रयोग करे । दण्ड को उचित व्यवस्था से ही राष्ट्र सुरक्षित रहता है । यही 
दण्ड का निरोधक सिद्धान्त है जिस का उद्देश्य अपराधी को अपराध करने से रोकना 
है । सोमदेव ने राज्याज्ञा का उल्लंघन भीषण अपराध बताया है। इस सम्बन्ध से वे 
लिखते हैं कि राजा आज्ञा भग करने वाले पुत्र को भी क्षमा न करे-- 

आज्ञाभगकारिणं सुतमपि न सहेत ।--नीतिवा० १७, २३ 

राजाज्ञा का उललघन करने वाछो के लिए उन्होने मृत्यु दण्ड का विधान किया 
है (२८, २३) । ऐसे कठोर दण्ड का विधान आचार्य ने इस कारण किया है जिस से 
कि थ्यक्ति राजाज्ञा का उल्लघन न कर सकें । प्रजा दण्ड के सय से ही अपने-अपने 
क्॒त॑ग्यो में प्रवृत्त रहती है तथा अक्ृत्यो को नहीं करती (२८, २५)। इस प्रकार 
आचार्य ने भयावह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 

आचार्य सोमदेव दण्ड के सुधारबादो सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं । दण्ड 
का प्रधान हेतु बतलाते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार चिकित्सा से व्यक्ति रोग- 
मुक्त हो जाता है उसी प्रकार अपराधियों को दण्ड देने से उन के समस्त अपराध 
विशुद्ध हां जाते हैं । 

चिक्त्सागमस इव दोषविश्यवुद्िहेतु दण्ड ।--नीतिवा० ९, १ 

यहाँ पर जाचार्य स्पष्ट रूप से दण्ड के बदला लेने तथा सुधारवादी दृष्टिकोण 
में भेद बतलाते हैं। प्रायश्चित्त तथा दण्ड दोनो हो अपराधो को विशुद्ध करने के उपाय 
बताये गये हैं। अत, अपराधों को विशुद्ध करने के उद्देश्य से दण्ड दिया जाता है । 
ऐसा करने से अपराधी का नैतिक स्तर उच्च होता है तथा वह अपराध से विमुख हो 
जाता हैं । 
उचित दण्ड पर बल 

आचार्य सोमदेव ने जहाँ राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के लिए मृत्यु दण्ड 
की व्यवस्था की है, वहाँ उन्होंने राजा के न्याय कर्तव्य पर भो विशेष बल दिया 


न्याय-व्यवस्था १643 


है। पुनरुक्ति के दोष को उपेक्षा कर के अनेक स्थलों पर उन्होने राजा को अनुचित 
दण्ड देने से सावधान किया है। दण्ड देने से जो हानि होती है उस की ओर भी आचार्य 
ने संकेत किया है । वे लिखते हैं कि जो राजा अज्ञानता के कारण तथा क्रोध के वश्ो- 
भूत होकर दण्डनीति की मर्यादा का उल्लघन कर के अनुचित ढंग से दंड देता है. उस 
से समस्त प्रजा के लोग द्वेष करने ऊगते हैं--- 
दुष्प्रणीतो दि दुण्ड' कामक्रोधास्थामज्ञानाद्ा सबंविद्वेष करोति । 
--नीसिबाब ९, ६ 
इस लिए विवेकी राजा को काम, क्रोध झौर अज्ञान के वशीभत होकर कभी 
दण्ड तही देना चाहिए। राजा के लिए दण्ड का त्याग भी उचित नहों ह । यदि 
अपराधियों को दण्ड न दिया जायेगा तो समाज में अभ्यवस्था फैल जायेगी । अत 
न्यायी राजा को अपराध के अनुकूल दण्ड देकर प्रजा की श्रीवृद्धि करती चाहिए। गुरु 
का कथन है कि जो राजा पापयुक्त दण्ड देता है, परस्तु दण्डतीय दुष्टो को दण्ड नहीं 
देता उस के राज्य की प्रजा में मात्स्यन्याय का प्रचार हो जाता है । इस से सर्वत्र अराज- 
कता का सृजन होता है । अत इस अराजकता को रोकने तथा समाज में दान्ति एब 
व्यवस्था की स्थापना क॑ लिए राजा के लिए उचित दण्ड का प्रयोग परम आवश्यक है । 


पुनविचार तथा पुनरावेदन 


घर्मशास्त्रो मे पुनविचार का भी उल्लेख मिलता है। यदि वादी को किसी 
न्यायालय के तिर्णय से सन्‍्तोष नहीं होता था अथवा वह यह समझता था कि उस का 
निर्णय उचित रूप से नही हुआ है अथवा उचित अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है 
तो बह आर्थ दण्ड देकर न्यायालय द्वारा उस निर्णय पर पृनविचार कराने का अधिकारी 
था । नोतिवाक्यामृत में इस प्रकार की ब्यवस्था का कोई उल्लेख नही मिलता । किन्तु 
उस में यह वर्णन अवश्य प्राप्त होता है कि प्राम अथवा नगर के न्यायालयों के निर्णयों 
के विर्द्ध राजा के न्यायालय में अपील हो सकती थी ( २८, ३२ ) । इस प्रकार 
नोतिवाक्यामृत मे पुनरावेदन अथवा अपील की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है । इस के 
साथ ही उस में यह बात भी स्पष्ट रूप से लिखी है कि राजा का निर्णय अन्तिम होता 
था और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही हो सकती थी, बयोकि राजा का 
न्यायालय सर्वोच्च न्यायारय था। उस निर्णय के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार 
का असतोष प्रकट करता था अथवा उस की अवज्ञा करने का साहस करता था तो 
उसके लिए मृत्युदण्ड का विधान था ( २८, २३ )। 


न 





१ ग्रुरु० नोतिया०, पृ० १०६ 
दण्डूम दण्डयति नी थ पापदण्डसमन्बित । 
तस्य राष्ट्र न सदेहो मात्स्यो स्याम प्रकीतित ॥ 


१८१२ नीतिधाक्यासत में राजनीति 


निष्कर्ष 


आचार्य सोमदेवसूरि का प्रादुर्भाव ऐसे कार में हुआ जब हिन्दू राज्य का 
सुर्य अस्तोन्मुख था । हर्षवर्धन के अनन्तर कोई भो ऐसा हिन्दू राजा नही हुआ जो 
समस्त देश अथवा उस के अधिकाश भाग को एक केन्द्रीय सत्ता के अन्तर्गत कर सके । 
इसी कारण हर्ष को भारत का अन्तिम साम्राज्य निमाता कहा जाता है। उस के 
परचात्‌ भारत के राजनीतिक गगन मण्डल पर एक बार पुन अन्धकार छा गया। हर्ष 
के बाद हिन्दू राज्य की सत्ता तो रही, किन्तु सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति का नितान्त अभाव 
हो गया । देश सैकडो छोटे-छोटे राज्यों मे विभक्त हो गया । वे भारतीय नरेश सीमा- 
विस्तार के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयांग करने लगे । इस राजनीतिक अव्यवस्था से 
लाभ उठाकर यवतो ने भारत को पावन भूमि पर अधिकार कर लिया । 

इसी राजनोतिक अव्यवस्था के युग में सोमदेवसूरि का आविर्भाव हुआ। उस 
काल में भारतीय नरेशों का पथप्रदर्शन करने वाला कोई राजनीति का उद्भट विद्वान्‌ 
नही था। इस अभाव को पूर्ति आचार्य सोमदेव ने की । उन्होने विश्रान्त भारतोय 
नरेशो के पयप्रदर्शनार्थ राजशास्त्र के अमर ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत की रचना को । 
आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रवाहित राजदर्शन को पुनीत धारा कामन्दक के पदचात्‌ अवरुद्ध 
हो गयी थी । आचार्य सोमदेव ने राजदर्शन की इस अवरुद्ध धारा को पुन प्रवाहित 
किया । उन्होने समस्त नोतिशास्त्रो एवं अर्थशास्त्रो का गहन अध्ययन कर के अपनी 
विलक्षण प्रतिभा से उस नोतिसागर का मथन कर अनर्ध्य तत्त्व र॒त्नो के सहित नोति- 
वचनामृत को उपलब्ध किया । यह अमृत को पावन धारा तीतिवाक्यामृत के रूप में 
प्रवाहित हुईै। इस घारा में अवगाहन कर तत्कालीन राजाओ ने अपने कर्तव्यों एव 
आदर्शों का ज्ञान प्राप्त किया तथा राष्ट्रोत्थान का पुनीत सकलप ग्रहण किया । 

आचार्य सोमदेव ने प्राचीत शास्त्रोक्त राजनोतिक सिद्धान्तो को एक नवीन 
स्वरूप प्रदान किया। उन्होने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया 
तथा राज्य ओर समाज दोनो को उद्नति में सहायक सिद्धान्तो का निरूपण किया । 
आचार्य ने क्रम और विक्रम को राज्य का मूल बताया है तथा इन में भो विक्रम पर 
अधिक बल दिया है (५, २७ )। उन का कथन हैं कि क्रमागत राज्य भी विक्रव 
( शौर्य ) के अभाव में नष्ठ हो जाता है। अत राजा को पराक्रमी होना चाहिए । 
उन की स्पष्ट घोषणा है कि भूमि पर कुलागत अधिकार किसो का नहीं है, किन्तु 


निष्कष १८६ 


वसुन्धरा वीरों की है ( २९, ६८ ) अर्थात्‌ पृथ्वो पर वीर पुरुषों का ही अधिकार 
होता है । वीरता के साथ राजा को विविध शारत्रों तथा राजदर्शन का ज्ञाता होना भी 
परम आवश्यक है ( ५, ३१ )। इस प्रकार सोमदेव ते राजनीति के व्यावहारिक 
सिद्धान्तो पर विशेष बल दिया है। 

राजतन्त्र के प्रबल पोषक होते हुए भी आचार्य ने राजा को तिरकुश नही बनाया 
है। उन के राजतन्त्र में प्रजातन्‍्त्र की आत्मा पूर्णरूपेण परिलक्षित होती है । उन का 
आदेश है कि राजा प्रत्येक कार्य मन्त्रियो के परामर्श से ही करे और कभी दुराग्रह न 
करे (१०, ५८) | वे राजा को सुयोग्य मन्त्रियो, सेनापति, पुरोहित एवं अन्य राजकर्म- 
चारियो को नियुक्त करने का परामर्श देते हैं। आचार्य सोमदेव स्वदेशवासियों को ही 
उच्चपदो पर नियुक्त करने के पक्ष में हैं (१०, ६)। मन्त्रियो के परामर्श से राजकार्य 
करने से लाभ तथा उन की अवहेलला करने से होने वालो हानियो को ओर भी उन्होने 
सकेत किया है । उन का विचार है कि सुयोग्य मन्त्रियो के सम्पर्क से गुणरहित राजा 
भी सफलता प्राप्त कर सकता है ( १०, २-२ )। आचार्य ने मन्‍्त्री और पुरोहित को 
राजा के माता-पिता के समान बतलाया हैं ( ११, २ )। जिस प्रकार माता“पिता 
अपने पुत्र के हितचिन्तन में सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार मन्त्री और पुरोहित 
भी राजा का सर्वदा हितचिन्तन करने में तत्पर रहते हैं। इसी कारण सोमदेव ने उन्हें 
राजा के माता-पिता के समान बतलाया है । इस प्रकार सोमदेव वैधानिक राजतन्त्र के 
समर्थक हैं । 

आचार्य ने छोकहितकारी राज्य के सिद्धान्त का पर्णरूप से समर्थन किया है । 
उन्होंने राज्य को घर्म, अर्थ, काम रूप श्रिवर्ग फल का दाता बतलाया है ( पृ० ७ )॥ 
आचार्य की दृष्टि में प्रजा का सर्वाज्ीण विकास करना राजा का परम कर्तव्य है । 
इस के साथ ही वे राजा को मर्यादा का पालन करने का भी आदेश देते हैं । मर्यादा 
का अतिक्रमण करने से फलदायक भूमि भी भअरण्य के समान हो जाती हैँ ( १९, 
१९ ) तथा मर्यादा का पालन करने से प्रजा को अभिलषित फलो की प्राप्ति होती 
है ( १७, ४५ )। वे कहते हैं कि राजा को प्रजा के समक्ष उच्च आदर्दा उपस्थित 
करने चाहिए, क्योकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है। राजा के अधाभिक हो 
जाने पर प्रजा भी अधामिक हो जातो है ( १७, २९ )। 

राजा को अपनी प्रजा का पालन पुत्रवतु करना चाहिए। न्याय के पथ का 
अनुसरण करने का भी आचार्य ने आदेश दिया है। उन का कथन है कि राजा को प्रजा 
के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए और उस के अपराधानुकूल हो दण्ड देना 
चाहिए ( ९, २ )। अपराध के अनुकूल दण्ड अप ने पुत्र को भी देना चाहिए ऐसा 
आचार्य का विचार है (२६, ४१ )। वे राजा के देवत्व के सिद्धान्त में भी विदवास 
रखते हैं (२९, १६-१९ )। इस के साथ हो सोमदेव प्रजा को रक्षा न करने वाके 
राजा को तिकृष्ट बतलाते हैं तथा उसे नरक का अधिकारी समझते हैं ( ७, २१ तथा 


१८४ नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


६, “४२ )। पापियों का निवारण करने में राजा पाप का भागी नही होता, अपितु से 
राष्ट्र संकटों के विनाश से महान्‌ धर्म को प्राप्ति होतो है ( ६, ४९ ) । आचार्य ने 
राजपर्म की दिशा में राजा के लिए बहुत उच्च आवर्श निर्धारित किये हैं । राजधर्म 
में धर्मपद से सोमदेवसूरि का यह स्पष्ट अभिप्राय है कि राजा के जिस जाचरण से 
भ्रम्युदय और मोक्ष की सिद्धि होती है वह घर्म है ( १, १ )। आचार्य के सामने मोक्ष 
साधना का सर्वाधिक महत्व है। उन्होंने इस धर्म साधना के लिए शक्ति के अनुसार 
तप और त्याग के श्ाचरण को धर्म के अधिगमन का उपाय बतलाया है ( १, ३ )। 
सोमदेव ने समस्त प्राणियों में समता ( निर्वेरता ) के आचरण को परम आचरण 
बतलाया है ( १, ४ )। वे भतद्रोह को सर्वोपरि दोष मानते है ( १, ५ )। आचार्य 
के मत में प्रतिदिन कुछ न कुछ तप और दान का आचरण करते रहना चाहिए, क्योकि 
: दाम और तप करने वाले पुरुष को उत्तम लोको की प्रासि होती है ( १, २७ ) । 


इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने जीवन में अधर्म का त्याग कर धर्म की साधना 
से शभगति प्राप्त कर लेना राजधर्म मे राजा के लिए निर्धारित किया है । परन्तु ये 
राजा को एकागी मुमुक्षु भो नही बना देते । जिस धर्मसाधना में काम और अर्थ का 
परित्याग हो ऐसी सन्यास भ्रधान घर्मसाधना को वे त्याज्य मानते हैं ( ३, ४ ) । 
इस प्रकार उन्होंने राज धर्म को मोक्ष का भी अमोष साधन बना दिया है। जिस 
प्रकार गीता का कर्मयोग केवल कर्म न रहकर लोक्ष साधक योग बन जाता है, वहाँ 
क्षत्रिय का युद्धाचरण भी जिस प्रकार नि श्रेयस साधक है, उसी प्रकार आचार्य सोमदेव 
ने भो राजधर्म को मोक्ष साधक मान कर उस का निरूपण किया है । 


आचार्य सोमदेव द्वारा वर्णित रॉज्य की परिभाषा में मी उच्च आदक्शों का 
समावेश है । राजा के पृथ्वी पाछनोचित कर्म को वे राज्य कहते हैं (५, ४ ) | वह 
पृथ्वी वर्णाश्षम से युक्त तथा धान्य, स्वर्णादि से विभूषित होनी चाहिए तभी बह राज्य 
कही जा सकती है (५, ५ )। यदि उस में यह विशेषताएँ नहों हैं तो वह राज्य का 
अग नही बत सकती । इस प्रकार राज्य की यह परिभाषा राजशास्त्र के क्षेत्र में अद्वि- 
तीय है । इस में प्राचीन एवं आधुनिक विद्वातों द्वारा बताये गये राज्य के तत्त्वों का 
पूर्ण समावेश हैं । सोमदेव से पूर्व किसो भी राजशास्त्र प्रणेता ने राज्य को इस प्रकार 
वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं किया। अत यह परिभाषा राज्य शास्त्र के क्षेत्र में 
सर्वोच्च स्थान रखती है“और इसे आचार्य सोमदेव को महान्‌ देव कद्दी जा सकती है । 


आचार्य सोमदेव ने धर्म और राजनीति का अपूर्व समन्वय किया है । सम्पूर्ण 
तोतिवाक्यामुत में चर्म साधता एवं नैतिक तस्‍्त्वों को प्रमुखता देकर राजनीति को 
धर्मनीति से पृथर्‌ नहीं किया है। नोतिवाक्यामृत राजनीति का आदर्दा प्रन्थ है । 
आचार्य सोमदेव प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक वृष्टिकोण आवश्यक समझते हैं। राजा के 
लिए भी अध्यात्म विद्या के ज्ञान का आदेश देते हैं ( ६, २ )। राजनीति जैसे ऐहिफ 


निष्कष हट 
श्४ 


करुणित विषय को सौस्य एवं सात्विक रूप देकर आदाय॑ सोमदेव ते राजदर्शन के 
क्षीज्ष में अपूर्व योपदान दिया है । 

सोमदेव ने युद्ध क्षेत्र में भी धामिक नियमों की उपेक्षा नहीं की है । थे कूट« 
युद्ध को अपेक्षा धर्मयुद्ध को हो श्रेष्ठ बचलाते है और बर्मविजयो राज़ा की प्रशंता 
करते हैं (३०, ७०) । उन्होने षाड्गुण्य नीति तथा साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों 
का भी सारगभित वर्णन किया है ( षाड्गुण्य समु० )। वे युद्ध को तमी आवश्यक 
धमझते हैं जब अन्य उपायों से कोई परिणाम न निकले (३०, ४ तथा २५)। आधार्य 
शक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध न कर सन्षि करने का ही आदेश देते हैं. और दुर्बल का शक्ति- 
शालो के साथ युद्ध करना मनुष्य का पर्वत से टकराने के समान बतलाते हैं (३०,२४)। 
युद्ध में मारे गये सैनिको के परियार का हर प्रकार से पालन-पोषण करना राजा का 
धर्म बतलाते हैं (३०, ९३) । युद्ध एवं बन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के विषय में आचार्य सोम- 
देव के विचार बहुत ही उपयोगी एवं राजनीतिक दृष्टि से बढ़े महत्त्वपूर्ण हैं । 

आचार्य सोमदेव ने एक समृद्ध राष्ट्र को कल्पता को अपनी दृष्टि का आदर्श 
बनाया है। 'राष्ट्र' शब्द की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैँ कि जो पशु, धान्य, 
दिरिण्य सम्पत्ति से सुशोभित हो वह राष्ट्र है ( १९, १)। राष्ट्र की सम्पन्नता के 
विविध उपायो एवं साधनों पर उन्होंने पूर्ण प्रकाश डाला है। वार्ता की उच्चति में 
ही राजा की समस्त उन्नति निहित है ऐसा उन का विचार है (८, २)। 
वार्ता के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं व्यापार तथा वाणिज्य आते हैं। इन क्षेत्रों 
में किस प्रकार विकास हो सकता है इस विषय पर उन्होने उपयोगी विचार 
व्यक्ष किये है ( ८, ११-१५, १७, २० )। जैनाचार्य होते हुए भी उन्होने आर्य 
के महत्व को अपनी दृष्टि से ओझल नहो होने दिया है। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम 
तीनों पुरुषार्थों का हो समरूप से सेवन करने का आदेश दिया है (३, ३)। आचार्य 
तीनों पुरुषायों में अर्थ को सब से अधिक महत्त्व देते हैं, क्योकि यहो अन्य पुरुषार्थों का 
आधार है (३, १६) । उन्होने काम पुरुषार्थ को भो धर्म से कम- महत्त्व नही दिया है । 
इस प्रकार के विचार व्यक्त कर के सोमदेव ने महान्‌ दूरदर्शिता एवं व्यावहारिक राज- 
नीतिज्ञता का परिचय दिया है। उन के द्वारा बणित अर्भ्र को परिभाषा बडो महत्त्वपूर्ण 
एवं सारगभित है । वे लिखते हैं कि जिस से सब प्रयोजनो की सिद्धि हो सके वह अर्थ 
है ( २, १)। वास्तव में उन का कथन सत्य हो है, क्योकि विष्व में ऐसा कोई भो 
कार्य नही है जो घन से पूर्ण न हो सके । अर्थ व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण 
करने में समर्थ है। सोमदेव का कथन है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति एवं राजा का यह कर्तव्य 
है कि वह अप्राप्त घन की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा तथा रक्षित की वृद्धि करे (२, ३) । 
उस की अपनी आय के अनुकूल ही व्यय करना चाहिए (२६, ४४) । जो इस नियम 
का पालन नहीं करता वह धन कुबेर मो दरिद्व हो जाता है (१६, १८)। आशार्य 
कोश को ही राज्य का ग्राण कहते हैं (२१, ७)। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने भो कहा है । 


पृ८4 -..नीतिवाक्यासत में राजनीति 


आचार्य ने कोश वृद्धि के विविध उपायो का भी वर्णन किया है और श्रेष्ठ कोश के गुणों 
की भी व्याल्या को है ( कोक्ष समु० )। ] 

यदहापि सोमदेव कोश को बहुत भहत्त्व देते हैं, किन्तु उस की वृद्धि में वे 
श्यायोधित साधनों का ही प्रयोग करने का आादेश देते हैं। उन का स्पष्ट विचार है 
कि जो राजा अथवा वैद्य अर्थ के लोभ से प्रजावर्ग में दोष खोजता है वह कुत्सित है 
(९, ४) । अन्यत्र वे लिखते है कि अन्याय से त्रणशलाका का ग्रहण करना भी प्रजा 
को भेदित करता है (१६, २५) | प्रजा फी पीड़ा से कोश पीडित होता है, क्योंकि 
पीडित प्रजा राजा के देश का त्याग कर के अन्यन्न बस जाती है। इस के परिणाम- 
स्वरूप राजकोश में अर्थ का प्रवेश नहीं होता (१९, १७)। अत राजा को देश और 
काल के अनुरूप ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए (२६, ४२) । आचार्य सोमदेव 
मे अर्थशुचिता पर विशेष बल दिया है । 

सोमदेव ने राजनीति और लोकनीति का भी समस्वय किया है । वे समाज की 
उन्नति में हो राष्ट्र को उन्नति मानते हैं जो कि वास्तव में सत्य है। मानव-जीवन को 
सफल एवं समुन्नत बनाते के लिए जिन बातो की अपेक्षा द्वोती है वे सभी इस लघु 
प्रन्थ में उपलब्ध होतो हैं । यह ग्रन्थ केवल राजनीति को दृष्टि से ही उपयोगी नहों है, 
अपितु कोक-व्यवह्वार की दृष्टि से भी इस का विशेष महत््व है। इस' राजनीति प्रधान 
ग्रन्थ में सोमदेव ने समाजव्यवस्था के अंगो पर भी प्रकाश डाला है। आचार्य कौटिल्य 
की भाँति वे भो वर्णाश्रम व्यवस्था मे पूर्ण भास्था रखते हैं, किन्तु इस क्षेत्र में प्राचीन 
आचार्यों की अपेक्षा थे उदार एव प्रगतिशील हैं। उन्होंने इस व्यवस्था के उपयोगी 
अंगों को हो स्वोकार किया है ओर रूढिवादिता का सर्वत्र सण्डत किया है। सोमदेव 
शूद्र को भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं तथा ज्ञान का मार्ग सूर्य-दर्शन 
के समान सब के लिए खुला रखने का आदेश देते हैं (७, १४) । 

नोतिवाक्यामृत में लोकोपयोगी व्यवहार पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है । 
ससार के लौकिक व्यवद्वार में भ्रान्त, आर्त प्राणियों के लिए इस ग्रन्थ में सत्परामर्श 
प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के लोकोपयोगी सूत्र मानव के लिए उत्तम पथ-प्रदर्शन करने 
वाले हैं। आचाये सोमदेव ले छोकजीवन में सहायक होमे वाले महोपयोगी सूत्रों की 
रखता की हैं । उन के कुछ सूत्र उदाहरणस्वरूप यहाँ उद्घुत किये जा रहे हैं-- 

१ सब्वदा याचता करने वाले से कौत नही घबराता (१, १९) । 

२. समय से संचय किया गया परमाणु भी सुमेरु बन जाता है (१, २८) । 

३ उद्यमहीन के मनोरथ स्वप्न में प्राप्त हुए राज्य के समान होते है (१, ३२) । 

४. अग्नि के समान दुर्जन अपने आश्रय को ही सष्ट कर देता है (१, ४०) | 

५ जिस को स्त्रियों में अधिक आसक्ति है उस को धन, धर्म और शरीर कुछ 

भी नहीं (३, १२) । 
६, जिस ने शास्त्र न पढ़े वह व्यक्ति नेत्रो के होते हुए भी अन्धा हैं (५, ३५) । 


विध्कर्ष १८७ 


शरदूट 


बज 


७. जो उत्पन्त हुआ वह को पवित्र करता है वह पुत्र है (५, ११)। 
८ श्रपराधियों के प्रति क्षमा धारण करना साधुओं का भूषण हैं, राजाओं का 
का नहीं (६, ९७) । 
४ सुगम्धिरहित भी धागा क्‍या सुमनो के सयोग से देवता के शीश पर भहीं 
घढ़ता (१०, २) । 

१०, भहापुरुषो से प्रतिष्ठित पत्थर भो देवता बन जाता है, फिर मलुष्य का 
तो कहना हो कया (१०, ३) । रु 

११. विष भक्षण के समान दुराचरण समस्त गुणों को नष्ट कर देता है (१०, ७)। 

१२, वह महान्‌ है जो विपत्ति में धैर्य घारण करता है (१०, १३३) । 

१३. किसी भी अपने अनुकूल को प्रतिकूल न बनाये (१०, १४६) | 

१४ वाणी की कटुता शस्त्रपात से भो बढ़ कर है (१६,२७) । 

१५ बिना विचारे कोई भी कार्य नही करना चाहिए (१५, १)। 

१६ कौन घनहीन लघु नही हो जाता (१७, ५५) । 

१७ शत्रु के भी घर आने पर आदर करना चाहिए, महापुरुष के आने पर 
तो कहता ही क्या (२७, २६)। 

१८ वही तीर्थ हैं जिन मे अधर्म का आचरण नही होता है ( २७, ५२ )। 

१९, उस पुरुष को घिककार है जिस में आत्मशक्ति के अनुसार कोप भर 
प्रसन्‍तता नहीं (६, रे८) । 

२० खल की मैत्री अन्त में विपत्तिदायक होती है (६, ४४) । 

२१, अप्रिय औषधि भी पो छी जाती है (८, २५)। 

२२ सर्प से काटी हुई अपनी अगुलो भी काट दी जाती हैं (८, २६) । 

२३ वह पुत्र क्‍या कुलीन है जो माता-पिता पर श्रता प्रकट करता है 
(११, २१) । 

२४ पिता के समान गुरु की सेवा करनो चाहिए (११, २४) । 

२५ मनुष्यों का वैभव वह है जो दूसरों का उपभोग्य होता है (११, ५२) । 

२६ ,उपकार कर के प्रकट करना वर करने के समान है (११, ४७)। 

२७ वह मनुष्य विचारज्ञ है जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध को भी अच्छी तरह परीक्षा 
कर के अनुष्ठान करता है (१५, ६) । 

२८. कुशल बुद्धिवाले पुरुषों को प्राणो के कठंगत आ जाने पर भी अशुभ कर्म 
नहीं करता चाहिए (१८, ३७) । 

२९ माता-पिता का मन से भी अपमान करने से अभिमुख लक्ष्मी भी विभुख 
हो जातो है (२४, ७६) । 

३० बल के अतिक्रम से व्यायाम किस आपत्ति को उत्पन्त नहीं करता 
(२५, १८)॥ 


सीतियाक्यास्त में राजनीति 


३१, अब्यायामशीलों में अग्निदीपन, उत्साह और शोरौर गठन कहाँ से आ 
सकता है (२५, १९)। 

३२ बिता भूख के खाया हुआ अमृत भी विष हो जाता है (२५, ३०) । 

३३, आर्त सभी धर्म बुद्धि वाले हो जाते हैं (२६, ५) । 

३४ वहु मनुष्य वोरोग हैं जो स्वय धर्म के लिए चेष्टा करता है (२६, ६) । 

३५ भय स्थासों पर विषाद करना उचित नहीं अपितु घैर्य का अवलम्बन 
अपेक्षित है (२६, १०) । 

३६ उस को कद्मी अभिमुखो नही होती जो प्राप्त हुए घन से सन्तुष्ट हो जाता 
है (२६, १५) । 

३७ वह सर्वदा दु खी रहता है जो मूलधन की वृद्धि न कर के व्यय फरता है 
(२६, २०) । हि 

३८ सर्वत्र सन्देह करने वाले को कार्य सिद्धि नही होती (२६, ५१) । 

३९ वह जाति से अन्धा है जो परलोक की चिन्ता नहीं करता (२६, ५६) । 

४० स्वयं गुणरहित वस्तु पक्षपात से गुण वालो नही हो जाती (२८, ४७) । 

४१ तायकहीन अथवा बहुत नायकों वाली सभा में कभी प्रवेश ले करे 
(२९, ९०) । 

४२ विश्वासघात से बढकर कोई पाप नहीं है (३०, ८३) | 

४३ गृहणी को घर कहते हे, दीवार और चटाइयो के समूह को नहीं 
(३९, ३१) । 

४४ तृण से भी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है, फिर मनुष्य का तो कहना 
ही क्या (३२, २८) । 

४५ अतिपरिचय किसी की अवज्ञा नही करता (३२, ४३) । 

४६ अप्राप्त अर्थ में सभी त्यागी हो जाते हैं (१२, ७१)। 

४७ पृण्यशील पुरुष को कहो भी आपत्ति नहीं (३२, ३८) । 

४८ देव के अनुकूल होने पर भी उद्यमरहित व्यक्ति फा भद्र नही (२९,९)॥ 

४९ वही तोर्थयात्रा है जिस में अकृत्य से निवृत्ति हो (२७, ५३) । 

५० दरिद्रता से बढकर मनुष्य के लिए कोई अन्य लाछव नही है जिस के 
साथ समस्त गुण निष्फल हो जाते हैं (२७, ४५) । 

५१ वह बुरा देश है जहाँ अपनी बुत्ति नही (२७, ८)। 

५२ बहू कुत्सित बन्धु है जो सकट में सहायता नहों करता (२७, ९)। 

५३ तोन पाप तत्कारू फल देते हँ--स्वामों द्रोह, स्त्रीवधः और बालवध 
(२७, ६५) । 

५४, अपात्रों में घन का व्यय राख में हवन के समान है (१, ११) । 


जद 


“ ५६ चित्य धन के व्यय से सुमेद भी क्षीण हो जाता है (८, ५) । 
५६. अवियेक से बढकर प्राणियों का अन्य जत्रु बहो (१०, ४५) । 
५७. यह विद्या दिद्वातों के छिए कामघेनु के समान है जिस से सम्पूर्ण जगत्‌ 
की स्थिति का शात द्वोता है (१७, ५९) । 

५८, घातुओं का सम रहता विष को भो पथ्य बचा देता है (२५, ५१)। 

५९, आत्म-रक्षा में कभी भी प्रमाद न करे (२५, ७२) । 

६०. आशा किस पुरुष को क्लेश् में नही डालती (२६, ६१)। 

इस प्रकार के झतेक उपयोगी सूत्रों से नीतिवाक्यामत का प्रत्येक समुहेश 
परिपूर्ण है। उस के ये उपयोगी सूत्र मानव जीवन को सफल एवं समुल्त बनाने के 
लिए बहुत उपयोगी हैं । 

तोतिवाक्यामृत में केवल राजनीति का ही वर्णन नही मिलता, अपितु, समाज- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, घर्मशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनद्यास्त्र का भी उपयोगो बर्णव इस में 
उपलब्ध होता है। एक ही प्रन्थ में विविध शास्त्रों के उपयोगी अशोको व्यास्या 
आजार्य सोमदेव की महान्‌ विद्धत्ता एव व्यावहारिक राजनोतिज्ञता की द्योतक है । आज 
के यूग में राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में भो इस प्रत्थ से बडी सहायता मिल सकती है । 
ससार में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक जड़वाद की प्रधानता है। अत अर्थ- 
लोलुप भोगप्रधान समाज को रचना इस वैज्ञानिक युग का अभिशाप है। समाज को 
इस भौतिक जड़वाद से मुक्ति दिलाने के लिए आध्यात्मिक वृष्टिकोण को विकसित 
करना आज के युग की प्रमुख आवश्यकता है । सोमदेव का नीतिवाक्यामृत वर्तमान 
युग की इस आवद्यकता को पूर्वि के लिए अपूर्व ग्रन्य है। व्यक्ति और समाज में 
भ्ष्यात्मिक दृष्टिकोण का उन्मेष कर के हो देश मे स्थायी शान्ति स्थापित को जा 
सकती है। हमारे राष्ट्र के प्रथत्व हमारी भोतिक समृद्धि के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि पर 
रहें, किन्तु हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य विलुप्त नही होना चाहिए। आध्यामिकता हो 
भारतीय सस्क्ृति का प्राण है। समाज के आध्यात्मिक पक्ष को ग्रहण कर लोक साधना 
प्रतिपादक ग्रन्थ अमर साहित्य में समादृत होते हैं। नोतिवाक्यामृत भी राजनीति के 
क्षेत्र में भाष्यात्मिक लक्ष्य की जागृति के कारण भारतीय राजनीति प्रधान साहित्य की 
अमर कृति है । 


३९०७ नोतिवाक्यामत में राजबीलि 


आचार्य सोमदेव सूरि कृत 
नीतिवाक्यासझत का मूल ब्त्न-पाठ 


१ धर्मेससुद्देशः ह 


मंगलाचरण म्‌ 


सोम सोमसमाकार सोमाभ सोम(ंभवस्र । 
सोमदेव मुनि नत्वा नोतिवाक्यामृत ब्रुबे ॥१॥ 


घर्माथकामफर्छाय राज्याय नम । 


यतोः्भ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म ॥शा। 

अधर्म पुनरेतद्विपरीतफलः ॥र॥ ह 

आत्मवत्‌ परत्र कुशलवृत्तिचिन्तन छ्षक्तितस्त्यागतपसी च धर्माधिममोपाया ॥ रे॥ 
सर्वसत्वेषु हि समता सर्वाचरणाना परम चरणस्‌ ॥४॥ 

न खलु भूतद्गुहा कापि क्रिया प्रसूते श्रेयासि ॥५॥ 

परत्राजिघासुमनसा क्वतरिक्तमपि चित्त स्वर्गाय जायते ॥६॥ 

स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ कुते भवत्यात्मनो दोःस्थित्यम्‌ ॥७॥ 

स खल्वर्थी परिपन्थी य परस्य दो.स्थित्य जानन्नप्यभिकषत्यर्थम ॥८॥ 
तद्ब़्तमाचरितव्य यत्र न सशयतुलामारोहत. शरीरमनसी ॥०॥ 
ऐहिकामुन्रिकफलाथंमर्थंव्ययस्त्याग ॥१०॥ 

भस्मनि हुतमिवापात्रेष्वर्ंव्यय ॥११॥ 

पान्न च अजिविध॑ धमंपात्न कार्यपात्र कामपात्र चेति॥१श॥ 

एवं कोतिपात्रमपीति केचित्‌ ॥१३॥ 

कि तया कीर्त्या या आश्वितान्न बिभरति प्रतिरुणद्धि वाधर्म भागोरथी-श्री- 
पवेतव-द्भावानामन्यदेव प्रसिद्धेः कारण न पुनस्त्याग यतो न खलु गृहीतारो 
व्यापिनः सनातनाश्च ॥१४॥ 


मीवतिवाक्यास्त का सुर सूतर-पांठ ३९३ 


स ललु कस्यापि माभूदर्थो यत्रासंविभाग: शरणागतानाम ॥१५॥ 

अधिषु संविभाग., स्वयमुपभोगद्चायंस्य हि दे फेरे, नास्त्यौचित्यमेकान्त- 
लुब्धस्य ॥१६॥ 

दानप्रियवचनाभ्यामन्यस्य हि सतोष्रेत्पादनमौचित्यस्‌ ॥१७॥ 

स खल लुब्धो यः सत्सु विनियोगादात्मना सह जस्मान्तरेषु नयत्यथंग्र ॥१८॥ 
अदातुः प्रियालापोउन्यस्य छाभस्थास्तराय, ॥१९।॥ 

सदैव दु/स्थिताना को नाम बन्घुः ॥२०॥। 

नित्यमर्थयमानात्‌ की नाम नोद्विजते ॥२१॥ 

इन्द्रियमनसो नियमानुष्ठान तपः ॥२२।॥। 

विहिताचरण निषिद्धपरिवर्जन च नियम ॥२३॥ 

विधिनिषेधावेतिह्यायत्तौ ॥२४॥ 

तत्खलु सर्द श्रद्धेयमेतिह्य यत्र न प्रमाणवाधा पूर्वापरविरोधों वा ॥२५॥ 
हस्तिस्तातमिव सर्वमनुष्ठानमनियमितेन्द्रियमनोवृत्तीनाम ॥२६॥ 
दुभंगाभरणमिव देहखेदावहमेव ज्ञान स्वयमनाचरत ॥२७॥ 

सुलभ खल कथक इृव परस्य धर्मोपदेशे लोक. ॥२८॥ 

प्रत्यह किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्थतों वा भवन्त्यवश्य महीयासः 

परे लोका ॥२९॥ 

कालेन सचीयमान परमाणुरपि जायेते मेर ॥३०॥ 

धर्मश्रुतघनाना प्रतिदिन लवो5पि समृह्यम्राणो भवति समुद्रादप्यधिक ॥३१॥ 
धर्माय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवश्चन भवति ॥३२॥ 

कस्य नामेकदेव संपद्यते पुण्य राशिः ॥३३॥ 

अनाचरतो मनोरथा स्वप्नराज्यसमा: ॥रे४॥ 

घमंफलमनु भवतोःप्यधर्मानुष्ठानमनात्मज्ञस्य ॥३५॥ ] 
के सुधी भेषजमिवात्महित धर्म परोपरोधादनुतिष्ठति ॥३६॥ 

धर्मानुष्ठाने भवत्यप्राथितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य ॥३२ण॥। 

अधमंकर्मणि को नाम नोपाध्याय पुरश्चारी वा ॥३८।॥। 

कण्ठगतैरपि प्राणे्नाशभ कर्म समाचरणीय कुशलमतिभि; ॥३०॥ 
स्वव्यसनतर्पणाय घ॒र्तेदु रीहितवुत्तय क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥४णा 

खलसगेन कि नाम न भवत्यनिष्टम ॥४१॥ 

अग्निरिव स्वाश्रयमेव दहन्ति दुर्जना ॥४२॥ 

वनगज इब तदात्मसुखलुब्ध को नाम न भवत्यास्पदमापदास्‌ ॥४३॥ 
घर्मातिक्रमाद्धनं परेइतुभवन्ति स्वय तु पर पापस्य भाजन सिंह इब 
सिन्धुरवधात्‌ ॥४४॥ 

बीजभोजिनः कुटुम्बिन इव नास्त्यधा्मिकस्यायत्या किमपि शुभस्‌ ॥४५॥ 


१९४ नीतियाक्थासरत में राजनीति 


ये कामार्थावुपहत्य धर्ममेबोपास्ले स पक्‍वक्षेत्र परित्यज्यारण्यं कृषति ॥४६॥ 
स खलु सुधीर्योउ्मुत्र सुलाबिरोधेन सुखमनु मबति ॥४ज। 

इदमिह परमाश्चय यदन्यायसुखलवादिहामुत्र चानव्धिदुःखानुबन्धः ॥४८॥ 
सुखद'खादिभि प्राणिनामुत्कर्षावकर्षों धर्माषमंयोंलिंज्भून ॥४०।॥ 

किमपि हि तद्वस्तु नास्ति यत्र नेश्वयंमदुष्टचिष्ठातु: ॥५०॥ 


२. अथंसमुहेशः 
यत्तः सर्वप्रयोजनसिद्धि; सोड्थ' ॥श॥ 
सो5थंस्य भाजन योएर्थावुबन्धेनाथ मनु मवति ॥२॥. 
अलब्धलाभो लब्धपरिरक्षण रक्षितपरिवर््धन चार्थानुबन्धः ॥शे॥। 
तोथंमर्थनासभावयन्‌ मधु ज्छत्रमिव सर्वात्मना विनश्यति ॥४॥ 
धर्मससमवायिन क्रायंस्मवायिनश्च पुरुषास्ती्थंम्‌ ॥५॥ 
तादात्विक-मूलह र-कदयेंषु नासुलभ प्रत्यवाय ॥६॥ 
य किसमप्यंसचिन्त्योत्पन्नमर्थ व्ययति स तादात्विक ॥७॥ 
यः पितृपेतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहर ॥<॥ 
यो भृत्यात्मपीडाभ्यामर्थ सचिनोति स कदय॑ ॥९%॥ 
तादात्विकमूलहरयोरायत्या नास्ति कल्याणम्‌ ॥१०॥ 
कदय॑स्याथंसग्रहो राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधि ॥११॥ 


३, कामससमुद्देश' 
आभिमानिकरसानुविद्धा यतः सर्वेन्द्रियप्रीति स काम ॥श॥ 
धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत ततः सुखी स्यात्‌ ॥२॥ 
सम वा त्रिवर्ग सेबेत ॥३॥ 
एको हत्यासेवितो धर्माथंकामानामात्मानमितरी ज पीडयंति ॥४॥ 
पराथंभारवाहिन इवात्मसुख निरुन्‍्धानस्य धनोपाजेनम्‌ ॥५॥ 
इन्द्रियमनःप्रसादनफला हि विभूतयः ॥६॥ 
नाजितेन्द्रियाणा कापि कार्यसिद्धिरस्ति ॥2॥ 
इष्टेडर्थ ःनासक्तिविरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियनय ॥८॥ 
अथ॑ंशास्त्राध्ययन वा ॥९।॥। 
कारणे कार्योपचारातू ॥१०॥ 
योध्नड्रेनापि जोयते स कर्थं पृष्टाड्भानरातीन्‌ जयेत ॥११॥ 
कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितमु ॥१श॥ 


“सॉशिवाक्यास्ूत का सूछ सूत्र-प/ठ | ३९%, 
२५ 


स॑ तस्य धन धर्म: शरीर वा यस्यास्ति स्त्रीष्वत्यासक्ति। ॥१३॥ 
विरुद्धकामवुत्ति; समृद्धोषपि न चिरं नरन्दति ॥१४॥ 
धर्मार्थकामाना युगपत्‌ समवाये पूर्व: पूर्वों गरोयान्‌ ॥१५॥ 
कालासहत्वे पुनरथ एव ॥१४॥ 

घर्मकामयो रथ॑मूलत्वात्‌ ॥१था 


४. अथ अरिषड्वर्ग-समुद्देशः 
अयुक्तित३ प्रणीताः काम-क्रोध लोम-मद-मान-हर्षा क्षितीशानामन्तरज्भो5- 
रिघड्वर्गा: ॥१॥ 
परपरिगुहीतास्वनूढासू च स्त्रीषु दुरभिसन्धि; काम ॥२॥ 
अविचार्य परस्यात्मनो वापायहेतुः क्रोध: ॥३॥ 
दानाहेंषु स्वधनाप्रदान परघनग्रहण वा लोभः ॥४॥ 
दुरभिनिवेक्षामोक्षो यथोक्ताग्रहण वा मान' ॥५॥। 
कुलबलेश्वरयंरूपविद्यादिभिरात्माहका रकरण परप्रकर्ष निबन्धन वा मदः ॥६॥ 
निनिमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थसचयेन वा मनःप्रतिरञ्जनो 
हष॑ ॥७॥ 


५. अथ विद्यावुद्समुद्देशः 
योश्नुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्रियमस्थान स राजा ॥१॥ 
राज्ञो हि दुष्टनिग्रह शिष्टपरिपालनन च धर्म धश॥। 

न पुन शिरोमुण्डन जटाधारणादिकम्‌ ॥३॥ 

राज्ञ) पृथ्वोपालनोचित कर्म राज्यम्‌ ॥४॥ 
वर्णाश्रमवती धान्यहिरण्यपशुकुप्यवृष्टिप्रदानफला च पृथ्वी ॥५॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेध्यशूद्राश्व वर्णा ॥ना 

ब्रद्मचारो गृही वानप्रस्थो यतिरित्याश्रमाः ॥॥॥ 

स उपकुर्वाणको ब्रह्मचारी यो वेदमभीत्य स्नायात्‌ ॥८॥ 
स्नान विवाहदीक्षाभिषेकः ॥९॥ 

स नेष्ठिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणान्तिकमदा रकम ॥१०॥ 
य उत्पन्न पुनोते वश स पुत्र* ॥११!॥ 

कृतोद्गाहः ऋतुप्रदाता झृतुपदः ॥१२॥ 

अपुत्रः ब्रह्मचारी पितृणामृणभाजनम्‌ ॥ १३॥ 
अनध्ययनो ब्रह्मण ॥१था 


१९४ नीतिवाक्यासत में राजनीति 


अयजनो देवानाम ॥१५॥ 

अहन्तकरो मनुष्याणाम ॥१६॥ 

आत्मा वे पुत्रो तेप्ठिकस्य ॥१७॥ 

अयमात्मानमात्मनि संदधान. परा पूतता संपद्यते ॥१८॥ 
नित्यनेमित्तिकानुष्ठानस्थों गृहस्थः ॥१९॥ 

ब्रह्म रेवपित्रतिथिभूतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥२०॥ 
दर्शंपोणंमास्याद्याश्रयं नेमित्तिकम्‌ ॥२१॥ 

वेवाहिक' शालीनो जायावरो5्घोरो गृहस्था. ॥ रथ 

यः खलु यथाविधि जानपदमाहार ससारव्यवहार च परित्यज्य 
सकलत्रो5कलत्रो वा वने प्रतिष्ठते स चानप्रस्थ ॥र३॥ 
बारूखिल्य-ओदम्बरी-वेइवान रा: सद्य॒प्रक्षल्यकश्वेति वानप्रस्था. ॥२४॥ 
यो देहमात्राराम सम्यग्विद्यानोलाभेन तृष्णासरित्त रणाय योगाय यतते 
यति ॥२५॥ 

कुटोच रवह्वोदकहसपरमहसा यतय ॥+्द्दा 

राज्यस्य मूल क्रमो विक्रमश्च ॥२७॥ 

आवारसपत्ति क्रमसर्पत्ति करोति ॥२८॥ 

अनुत्सेक खलु विक्रमस्थालकार ॥२९॥ 

क्रमविक्रमयो रन्यतरपरिग्रहेण राज्यस्य दुष्कर' परिणाम, ॥३०॥ 
क्रमविक्रमयो रधिष्ठान बुद्धिमानाहायंबुद्धिर्वा ॥३१॥ 

'यो विद्याविनोतमतिः स बुद्धिमान ॥३२॥ 

सिहस्येव केवल पौरुषावलम्बिनो न चिर कुशलूम्‌ ॥३३॥ 

अशस्त्र; शूर इवाशःस्त्रः प्र्ावानपि भवति विद्विषा वशः ॥३४॥ 
अलोचनगोचरे ह्यमथं शास्त्र तृतीय लोचन पुरुषाणाम्‌ ॥३५॥ 
अनधीतशास्त्रश्चक्षुष्मातपि पुमानन्ध एबं ॥३६॥ 

न ह्ज्ञानादपर पशुरस्ति ॥३ण। 

वरमराजक भुवन न तु मूर्खो राजा ॥३८॥ 

असंस्कार रत्नमिव सुजातमपि राजपुन्र न नायकपदायामनन्ति साधव:॥३९॥ 
न दुर्विनोताद्राज्ञ प्रजाना विनाशादपरोउस्त्युत्वातः ॥४०॥ 

यो युक्तायुक्तयो रविवेकी विपयंस्तमतिर्वा स दुर्वितीत' ॥४१॥ 

यत्र सद्धिराधोयमाना गुणा सक्रामस्ति तद्द्रव्यम्‌ ॥४र॥ 

यतो द्वव्याद्रव्यप्रकृतिरपि कश्चित्‌ पुरुष; सको्णंगजवत्‌ ॥४३॥ 

द्रव्य हि क्रिया विनयति नांद्रव्यम्‌ ॥४४॥ 

शुश्रृषा-अ्वण-प्रहण-धा रणाविज्ञानोहापोह-तत्त्वाभिनिवेशा .बुद्धिगुणा: ॥४५॥ 
श्रोतुमिच्छा शुश्रृषा ।|४६॥ 


लीतिवाक्यासूव का सूछ सूत्न-पाठ 8 


श्रवणमाकर्णतम्‌ ॥४७॥ 

ग्रहणं शास्त्रार्थोपादान ॥४८॥ 

धारणमविस्मरणम्‌ ॥४९॥ 

भोहसंदेहविपर्यासव्युदासेन ज्ञन विज्ञानमु ॥५णा 
विज्ञातमर्थमवलूम्ब्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधवितकंणमूहः ॥५१॥ 
उत्तियुक्तिभ्या विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्यवायसंभावनया व्यावतंनमपोह, ॥५श्षा 
अथवा ज्ञानसामान्यमहो ज्ञानविशेषोष्पोहः ॥५श।॥। 
विज्ञानोहापोहानुगमविशुद्धमिद्मित्थमेवेशि निएचयस्तत्त्वाभिनिवेश ॥५४॥ 
या; समधिगस्यात्मनों हितमबेत्यहित चापोहति ता विद्या, ॥५५॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयो वार्ता दण्डनोतिरिति चलस्रो राजबिद्या ॥५६॥ 
अधीयानो ह्यान्वीक्षिकी कार्याकार्याणा बछाबल हेतुनिविचारयति व्यसनेषु न 
विषीदर्ति नाभ्युदयेन विकाय॑ते समधिगच्छति प्रज्ञावाक्यवशारयम्‌ ॥५७॥ 
श्रयी पठन्‌ वर्णाश्रमाचारेष्वतीव प्रगल्भते जानाति वे समस्तामपि 
धर्माधमंस्थितिम्‌ ॥५८॥ 

युक्तितः प्रवतंयन्‌ वार्ता सर्वमपि जीवलोकमभिनन्दयति लभते च स्वय 
सर्वानपि कामान्‌ ॥५०५॥ 

यम इवापराधिषु दण्डप्रणयनेन विद्यमाने राज्ञि न प्रजाः स्वमर्यादामति- 
क्रामन्ति प्रसीर्दान्त च त्रिवगंफला विभूतयः ॥६०॥ 

साख्य योगो लाकायतिक चान्वीक्षिकी बौद्धाहँतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वातत 

( नान्‍्वीक्षिकीत्वम ) इति नेत्यानि मतानि ॥६१॥ * 
प्रकृतिपुरुषज्ञो हि राजा सत्त्वमवरूम्बते रज फल चापल च परिहर्रात 
तमोभिनाभिभूयते ॥६१॥ 

आन्वो क्षिक्धध्यात्मविषये, त्रयी वेदयज्ञादिषु, वार्ता कृषिकर्मा दिका, 
दण्डनीति शिष्ट॒पालनदुष्टनिग्रहः ॥६३॥ 

चेतयते च विद्यावृद्धसेवायाम्‌ ॥६४॥ 

अजातविद्यावुद्धसयोगो हि राजा निरड्ुशो गज इव सद्यो विनश्यति ॥६५॥ 
अनधीयानोझप विशिष्टजनससर्गात्‌ परा व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥६६॥ 

अन्येव काचित्‌ खलु छायोपजलूतरूणाम्‌ ।।६७॥ 
बशवृत्तविद्याभिजनविशुद्धा हि राज्ञामुप्रध्याया ॥६८।॥। 

शिष्टाना नीचेराचरन्न रपतिरिह लोके स्वर्ग च महीयते ॥६९॥ 

राजा हि परम देवत नासो कस्मेचित्‌ प्रणमत्यन्यत्र गुरुजनेम्य, ॥७०॥ 
वरमज्ञान ताशिष्टजनसेवया विद्या ॥७१॥ 

अल तेनामुतेन यत्रास्ति विषससर्ग: ॥७०। 

गुरुजनशीलमनुसरन्ति प्रायेण शिष्या, ॥७३॥ 


॥ 6 नीतिवाक्यास्डत में राजनीति 


नवेषु मुद्धा।जनेषु लग्नः सस्कारो ब्रह्मगाप्यन्यथा कतु न शकते ॥७४॥ 
अन्ध इव बर परप्रणेयो राजा न ज्ञानलवरदुविंदग्ध: ॥॥७५॥ 

नीली रक्‍ते वस्त्र इव को नाम दुविदस्धे राज्ञि रागान्‍्तरमाघत्ते ॥७६॥ 
यथार्थवादो विदुषा श्रेयस्करों यदि न राजा गुप्रप्रद्देषी ॥99॥ 
वरमात्मनो मरणं नाहितोपदेश. स्वामिषु ॥७८॥ 


६. अथ आन्वोक्षिकीसमुद्देशः 
आत्ममनोमरुत्तत्वसमतायोगलक्षणो ह्यध्यात्मयोग्र' ॥१॥ 
अध्यात्मज्ञो हि राजा सहजशारीरमानसागन्तुभिदोषेन वाध्यते॥२॥ 
इन्द्रियाणि मनोविषय।ज्ञान भोगायतनमित्यात्माराम' ॥१॥ 
यत्राहमित्यनुप चरितप्रत्यय/ स आत्मा ॥४॥ 
असत्यात्मनः प्रेत्यभावे विदुषा विफल खलु स्व॑मनुष्ठानम्‌ ॥९॥) 
यत: स्मृति प्रत्यवमंणमहापोहन शिक्षालापाक्रियाग्रहण च 
भवति तनमन, ॥४॥। 
आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥आ। 
शब्दस्पर्शरस रूपगन्धा हि विषया ॥८॥ 
समाधोन्द्रियद्वारेण विप्रकृष्टट निकृष्टाचबोधो ज्ञानस्‌ ॥९॥। 
सुख प्रीति ॥१०॥ 
तत्सुखमप्यसुख यत्र नाध्ति मनोनिवृत्ति; ॥११॥ 
अभ्यासाभिमानसप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि ॥१२॥ 
क्रियातिशयविपाकह्ेतु रभ्यास ॥१३॥ 
प्रश्रयसत्का रादिलाभेनात्मनो यदुत्कृष्टटवस भावनमभिमानः ॥१४॥ 
अतदगुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनाभिनिवेश' सम्रत्यय ॥४१५॥ 
इन्द्रियमनस्तपेणों भावों विषय. ॥१६॥ 
दु'खमप्रीतिः ॥१७॥ 
तद॒दु खमपि न दुःख यत्र न सक्लिश्यते मनः ॥१८॥॥ 
दुःख चतुविध सहज दोषजमागन्तुकमन्तरड्भ चेति ॥१९%॥ 
सहज क्षुत्ृषमनो भूमव चेति ॥२०॥ 
दोषज बातपित्तकफवेषम्यसभूतम्‌ ॥६१॥ 
आयमन्‍्तुक वर्षातपादिजनितम ॥ररा। 
यच्चिन्त्यते दरिद्रेल्यंबकारजमस्‌ ।॥ २३॥ 
न्‍्यवकारावशेच्छ/विधातादिसमुत्यमल्त रड्भुजम्‌ ॥२४॥ 
न तस्येहिकमामुध्मिक च फलमस्ति य. क्लशायसास्या भन्नति 


लोधशिवाक्यागड्त का झूक सूत-पाठ 4९७ 


विप्लवप्रकृति ॥२५॥ 
स किपुरुषो यस्य महाभियागे सुवशधनुष इब नाधिक जायते बलम्‌ ॥२६॥ 
आगामिक्रियाहेतु रभिछाषो वेच्छा ॥ २७॥ 
आत्मनः प्रत्यवायेभ्य' प्रत्यावतंनहेतु्ंघोइनभिछाबों वा ॥२८॥ 
हिताहितग्राप्तिपरिहारहेतुरुत्साह' ॥२५॥ 
प्रयत्त परनिमित्तको भाव ॥रेणा। 
सातिशयलाभ. सस्कारः ॥३१॥ 
अनेककर्माभ्यासवासतावशात्‌ सद्योजातादोना स्तन्यपिपासादिक 
येन क्रियत इति सस्कार ॥३२॥ 
भोगायतन शरोरम्‌ ॥३३॥ 
ऐहिकव्यवहारप्रसाधनपरं छोकायतिकस्‌ ॥३४॥ 
लोकायतज्ञो हि राजा राष्ट्रकण्टकानुच्छेदयति ॥३५॥ 
न खल्वेकान्ततो यतोनामप्यनवद्यास्ति क्रिया ॥३६॥ 
एकान्तेन कारुण्यपर करतलगतमप्यर्थ रक्षितु न क्षम. ॥३७॥ 
प्रशमेकचित्त को नास न परिभवन्ति ॥३८॥ 
अपराधकारिषु प्रशमो यतीना भूषण न महीपतीनाम ॥३५।। 
घिक्‌ त पुरुष यस्यात्मशकत्या न सत कोपप्रसादों ॥४०॥ 
स जीवन्नपि मृत एवं यो त बिक्रामति प्रतिकूलेषु ॥४१॥ 
भस्सनीव निस्तेजसि को नाम निःशड्ूः पद न कुर्यात्‌ ७४२॥ 
तत्‌ पापमपि न पाप यत्र महान्‌ धर्मानुबन्धः ॥४३॥ 
अन्यथा पु]ननंरकाय राज्यम्‌ ॥४४॥७ 

बन्धनान्तो नियोगः ॥४५॥ 
विपदन्ता खलमंत्रो ॥४४॥ 
मरणान्त स्त्रीषु विश्वास: ॥४ण॥ 


७ श्रयोसमुद्देशः 
चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुकत छन्दों ज्योतिरिति षडड्भानीति- 
हासपुराणमीमासान्यायधर्मशास्त्रमिति चतुर्दशविद्यास्थानानि त्रयी ॥१॥ 
त्रयीत' खलु वर्णाश्रमाणा धर्माघर्मव्यवस्था ॥ २॥ 
स्वपक्षानुरागप्रवृत््या सर्वे समवायिनो लछोकव्यवहारेष्वधिक्रियन्ते ॥१॥ 
धमंशास्त्राणि स्मृतयो वेदार्थसम्रह्मह्ठेदा एवं ॥४॥ 
अध्ययन यजन दान च विशप्रक्षत्रियवेश्याना समानो धर्म ॥५॥ 
त्रयो वर्णा: द्विजातवयः ॥६॥ 


३८ नीतिवाक्यासत में राजनांति 


अध्यापन याजन प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामेव ।।छा। 
भूतसंरक्षणं शस्त्राजीवनं सत्पुरुषोषका रो दीनोद्धरण रणेध्पछायन 
चेति क्षत्रियाणास्‌ ॥८॥ 
वार्ता जीवनमावेक्षिकपुजन सत्रप्रपापुण्यारामदयादानादिनिर्मापण 
च विश्वाम्‌ ॥९॥ 

- त्रिवर्णोपजीवन कारुकुशीलवकर्मं पुष्यपुट्वाहनं च शूद्राणाम्‌ ॥१०॥ 
सक्ृत्‌ परिणयनव्यवहारा: सच्छुद्रा ॥११॥ 
आचाराननवद्यत्व शुचिरुपस्क। र शारीरी च विशुद्धि करोति 
शुद्मपि देवद्विजतपस्विपरिकमंसु योग्यस ॥१२॥ 
आनृश्ञस्यममृषाभाषित्व परस्वनिवृत्तिरिच्छानियम५ प्रतिकोमाविवाहो- 
निषिद्धासु च स्त्रीषु ब्रह्मचर्यंमिति सर्वेषा समानो धर्म, ॥१३॥ 
आदित्यावछोकनवत्‌ धर्म: खलु सर्वसाधारणो विशेषानुष्ठाने तु नियम ॥१४॥ 
निजागमोक्तमनुष्ठान॑ यतीना स्वो धर्म. ॥१५॥ 
स्वधर्ंव्यतिक्रमेण यतीना स्वागमोक्त प्रायश्चित्तम ॥१श॥ 
यो यस्य देवस्थ भवेच्छुद्धावान्‌ स त॑ देव प्रत्तिष्तापयेत्‌ ॥१७। 
अभकक्‍त्या पूजोपचार सद्य शापाय ॥!१८ा 
वर्णाश्रमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो विशुद्धि ॥१९॥ 
स्वधर्मासकर प्रजाना राजानं त्रिवर्गंणो पसघत्ते ॥२०॥ 
स किराजा यो न रक्षति प्रजा ॥२१॥ 
स्त्रधमंमतिक्रामता सर्वेषा पाथिवों गुरु ॥२२॥ 
परिपालको हि राजा स्वषा धर्मषष्ठाशमवाप्नोति ॥२३॥ 
उजञ्छषड्भागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनों राजान संभावयन्ति ॥र४॥ 
तस्येव तद्भूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति इति ॥२५॥ 
तदमज़ुलमपि नामज्ल यत्नास्यात्मनो भक्ति' ॥२६॥ 
सन्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत्‌ ॥२७॥ * 
स्‍्नात्ा प्राग्देवोपासनानन कचन स्पुशेत्‌ ॥२८॥ 
देवागारे गत सर्वान्‌ यतीनात्मसबन्विनीज॑रती पद्येत्‌ ॥२०॥ 
देवाका रोपेत पाषाणो5पि नावमन्येत तत्कि पुनर्मनुष्य, राजशासनस्य मृत्ति- 
कायामिव लिज़्िषु को नाम विचारो यतः स्वयं मलिनो खलः प्रवर्धयत्येव 
क्षीर घेनुना न खलु परेषामाचार स्वस्थ पुण्यमारभते कि तु मनो- 
विशुद्धि: ॥३०॥ 
दानादिप्रकृतिः प्रायेण ब्राह्मणानाम्‌ ॥३१॥ + 
बलात्का रस्वभाव क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२॥ 
निसगंतः शाठथं किरातानाम ॥१श॥ 


नीतिवाक्यासूत का सूल सूश्र-पाठ १९५ 


ऋजुवक्रशीलता सहजा कृषीबलानास्‌ ॥३ै४॥। 

दानावसान. कोपो ब्राह्मणानाम्‌ ॥३५॥ 

प्रणामावसान कोपों गुरूणाम्‌ ॥३६॥ 

प्राणावसानः कोप क्षत्रियाणाम्र्‌ ॥३७॥ 

प्रियवचनावस।न, कोपो वर्णिग्जनानास ॥३८॥ 

वेश्याना समुद्धारकप्रदानेत कोपोपशम ॥३९॥ 

निशचले परिचितेश्च सह व्यवहारों वणिजा निधि ॥४ण॥ 
दण्ड भयोपधिभिवेशीकरणं नीचजात्यानाम ॥४१॥ 


८ वार्तासमुद्देश: 


कृषि पशुपालन वणिज्या च वार्ता वेइ्यानाम्‌ ॥१॥ 

वार्तासमुद्धौं सर्वाः सम हयो राज्ञ ॥२॥ 

तस्य खलु ससारसुख यस्य कृषिर्धेनवः शाकवाठः सद्नन्युदपान च ॥रे॥ 
विसाध्य रज्ञस्तस्त्रपोषणे नियोगिनामुत्सवों महान्‌ कौशक्षय ॥४॥ 
नित्य हिरण्यव्ययेन मेरुरपि क्षीयते ॥५॥ 

तन्न सदैव दुभिक्ष यत्र राजा विसाधयति ॥६॥ 

समुद्रस्य पिपासाया कुतो जगति जरानि भ॥ 

स्वय जीवधनमपश्यतो मह॒ती हानि्मनस्तापद्च क्षुत्पिपासाप्रतिकारात्‌ 
पाप च ॥८॥ 

वृद्धबाल-व्याधितक्षीणान्‌ पशून्‌ बान्धवानिव पोषयेत्‌ ॥९॥ 
अतिभारो महान्‌ मार्गश्व पशुनामकाले मरणकारणम्‌ ॥१५॥ 
शुल्कवृद्धिबंलात्‌ पण्यग्रहण च देशान्तरभाण्डानामप्रवेशे हेतु ॥११॥ 
काष्ठपात्यामेकदेब पदार्थों रध्यते ॥१२॥ 

तुलामानयो रव्यवस्था व्यवहारदूषयति ॥१३॥ 

वणिग्जनकृतो 5थे; स्थितानागन्तुकांइव पोडयति ॥१४॥ 
देशकालभाण्डापेक्षया वा सर्वार्थो भवेत्‌ ॥१ ॥ 

पण्यतुलामानवृद्धों राजा स्वयं जागृबात्‌ ॥१६॥ 

न वणिग्भ्य सन्ति परे पध्यतोहरा ॥१७॥ 

स्पद्धेया मूलवृद्धिर्भाण्डेषु राशो यथोचित मूल्य विक्रेतु ॥१८॥ 
अल्पद्रव्येण महाभाण्ड गृह्लुतो मूल्याविनाशेन तद्भाण्ड राज्ञ: ॥१९॥ 
अन्यायोपेक्षा स्व विनाशयति ॥२०॥ 
चोरचरटमन्नपधमनराजवल्लभाटविकतला राक्षआलिकनियो गिग्नाभ- 
कूटवाद्धूंषिका हि राष्ट्रस्थ कण्टका, ॥-१॥ 


२०० मोतिवाक्यासुत में शमनीति 


प्रतापवति राशि निष्ठुरे सति न मवन्सि राष्ट्रकण्टकाः ॥रर॥ 
जन्यायवृद्धितों बादुषिकास्तन्त्रं देशं च नाक्षयन्ति ॥२३॥ 
कार्याकाय॑योर्नास्ति दाक्षिण्यं वार्द्धिकानास ॥र४ी। 
अप्रियमप्यौषधं पोयते ॥२५॥ 

अहिदष्टा स्वाइगुलिरपि छिद्यते ॥२६॥ 


५. बण्डनोतिसमुद्देशः 


चिकित्सागम इव दोषविशुद्धिहेतुदंण्ड' ॥१॥ 

यथादोष॑ं दण्डप्रणयनं दण्डनीतिः ॥२॥ 

प्रजापालनाय राज्ञा दण्डः प्रणीयते न धनाथंम ॥३॥ 

स॒ कि राजा वेद्यो वा यः स्वजीवनाय प्रजासु दोषमन्वेषयति ॥४॥ 

दण्ड द्यूत मृत विस्मृत चौर पारदारिक प्रजाविप्छवजानि द्रव्याणि न राजा 
स्वयमुपपुझूजीत ॥५॥ 

दुष्प्रणीतों हि दण्ड: कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सवंविद्वेष करोति ॥६॥ 
अप्रणीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायमुत्पादयत्ति, बलोयालबलू ग्रसुति इति 
मात्स्यत्याय. ॥७॥ 


१०, सन्त्रिससहेदाः 


मन्त्रिपुरोहितसेनापतीना यो युक्तमुक्तं करोति स आहायेबुद्धि ॥१॥ 
असुगन्धमपि सूत्र कुसुमसंयोगात्‌ किन्नारोहति देवशिरसि ॥२॥ 

महद्धिः पुरुषेः प्रतिष्ठितोषश्मापि भवति देव कि पुनर्मनुष्यः ॥३॥ 

तथा चानुश्ूयते विष्णगुप्तानुप्रहादनधिकृतो5षषि किल चन्द्रगुप्त' साम्राज्य- 
पदुमवापेति ४५ 

ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञामेकतम स्वदेशजमाचाराभिजनविशुद्धमण्यसनिनमब्यभि- 
चारिणमधीताखिलव्यवह्ारतन्त्रमस्वज्ञमशेषोपाधिविशुद्ध च मन्त्रिण 
कुर्वोत ॥५॥ 

समस्तपक्षपालेघु स्वदेशपक्षपातों महान्‌ ॥९॥ 

विषनिषेक इव दुराचारः सर्वान्‌ गुणात्‌ दूषयति ॥७॥ 

दुष्परिजसो मोहेन कुसोध्प्यपकृत्य न जुमुप्सते ॥८॥॥ 

सब्यसनसचिवो राजारूठव्यालगज इव नासुलभो5पाय' भा 

कि तेन केलापि यो विषदि नोपतिछते ॥१था। 


मोतियास्याएत का सुर सूज-पाठ ् १०३ 
२६ ९ 


भोज्येप्संमतो5पि हि सुलभो लोक' ॥१ 

कि-तस्य भक्‍्त्या यो न वेत्ति स्वामित्ों हितोपायमहितप्रतीकारं वा ॥६र।। 
कि तेन सहायेतास्त्रश्ञेन मन्त्रिणा यस्थात्मरक्षणेः्प्पस्त्र न प्रभवति ॥१से।॥ 
घर्मार्थंकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपधा ॥१४॥ 

अकुलीनेषु नास्त्यपवादा:द्भयमर्‌ ॥१५॥ 

अलक॑विषवत्‌ काल प्राप्य विकुर्वते विजातय' ॥१६॥ 

तदमृतस्य विषत्व॑ य कुलीनेषु दोषसंभव' ॥१७॥ 

घटप्रदीपवत्तज्ज्ञान मन्त्रिणो यत्र न परप्रतिबोध ॥१८॥ 

तेषा शस्त्रमिव शास्त्रमपि निष्फलं येषा प्रतिपक्षदर्शनादभयमन्वर्यान्त 
चेतासि ॥१९॥ 

तच्छस्त्र शास्त्र वात्मपरिभवाय यन्न हन्ति परेषा प्रसरम्‌ ॥२०॥ 

न हि गली बलीवर्दों भारकमंणि केनापि युज्यते ॥२१॥ 

मन्‍्त्रपूर्व: सर्वोष्प्या रम्भ क्षितिपतीनाम ॥२२॥ 

अनुपलब्धस्यथ ज्ञानमुपलब्धस्य. निशचयो निश्चितस्यथ बलाधानमर्थस्य 
हंधस्प सशयच्छेदनमेकदेशलब्धस्याशेषोपलब्धिरिति मन्त्रसाध्यमेत॑त्‌ ॥२३॥ 
अक्वृतारम्भमा रव्धस्याप्यनुष्ठानमनुष्ठितविशेष विनियोगसपद च ये कुयुंस्ते 
मन्त्रिण: ॥२४॥ 

करमंणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसपद्देशकालविभागो विनिपातप्रतीकार 
कार्यसिद्धिश्चेति पण्चाज्भो मन्त्र; ॥२५॥ 


आकाशे प्रतिशब्दवति चाश्नये मन्त्र न कुर्यात्‌ ॥२६॥ 
मुखविकारकराभिनयाभ्या प्रतिध्वानेना वा मन स्थमप्यथ॑मभ्यूहायन्ति 
विचक्षणा ॥२७॥ 

आ कार्य॑सिद्धे रक्षितव्यों मन्त्र' ॥२८॥ 

दिवा नकत॑ वापरीक्षय मन्त्रयमाणस्थाभिमत प्रच्छन्नो बा भिनत्ति 
मन्त्रस ॥२९॥ 

श्रूयते किल रजन्या वटवृक्षे प्रच्छन्षो वररुचि-र-प्र-शि-खेति पिशाचेभ्यो 
वृत्तान्तमुपश्ुत्य चतुरक्षराद्य पादे' इलोकमेक॑ चकारेति ॥३०॥ 

न ते सह मन्त्र कुर्यातु येषा पक्षीयेष्वपकुर्यात्‌ ॥३ श॥ 

अनायुक्तो मन्त्रकाले न तिष्ठेत्‌ ॥३२॥ 5 

तथा च श्रूयते शुकसारिकाम्यामन्यैरच तिमंर्भिम॑न्त्रभेद' कृत: ॥३३॥ 
मन्त्रभेदादुत्पन्न व्यसन दुष्प्रतिविधेय स्यात्‌ ॥३४॥ 

इज्ितमाकारो मद प्रमादो निद्रा च मन्त्रमेदकारणानि ॥३५।॥। 
इंज्रितमन्यथावृत्तिः ॥रेक्ष। ] 
कोपप्रसादजनिता शारीरी विकृतिराकारः ॥३७॥ 


ई 


मोविषाक्य्रासत में शममीधि 


रा 


वानस्त्रीसंगादिजनितों हों मदः ॥३े८॥। 

प्रमादो मोजस्खलनादिद्ेतु: ३९॥॥ 

अन्यथा चिकीष॑तोपन्यथावृत्तिवाँ प्रमादः ॥४०॥ 

निद्वान्तरितों [ निं्रित: ] ॥४१॥ 

उद्घुतमन्त्रो न दीघ॑सृत्र: स्यात्‌ ॥४२॥ 

अननुष्ठाने छात्रवत्‌ कि मन्त्रेण ॥४३॥ 

न द्योषधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशम ॥४४॥ 

लास्त्यविवेकात्‌ पर प्राणिना शत्रु: ॥४५॥ 

आत्मसाध्यमन्येन कारयब्लौषधमुल्यादिव व्याधि चिकित्सति ॥४६॥ 
यो यत्प्रतिबद्ध: स तेन सहोदयव्ययी ॥॥४॥ 

स्वामिनाधिष्ठितो मेषोंदपि सिंहायते ।।४८॥ 

मन्‍्त्रकाले विगृह्य विवादः स्व॒रालापश्च न कतंव्य: ॥४०॥ 
अविरुद्ध रस्वेरेविहितो मनन्‍्त्रों रूघुनोपायेन महत कार्यस्य सिद्धिम॑न्त्र- 
फलम्‌ ॥५०॥ 

न खल तथा हस्तेनोत्याप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥५१॥ 

स मन्‍्त्री शत्र॒यों नपेच्छयाकार्यमपि कार्यरूपतयानुशास्ति ॥५२॥। 
वर॑ स्वामिनों दुःखं न पुनरकार्योपदेशेन तद्विनाशः ॥५३॥ 
पीयूषमपिबतो बालस्य कि न क्रियते कपोलहननमस्‌ ॥५४॥ 
मन्त्रिणो राजद्वितीयहृदयत्वान्न केतचित्‌ सह संसर्ग कुयूँ- ॥५१॥ 
राज्ञोहनुग्रहविग्नह्मवेव मन्त्रिणामनुग्रहविग्रहो ॥५६॥ 

स देवस्यापराधो न मन्त्रिणा यत्‌ सुघटितमपि काये न घटते ॥५७॥ 
स खलु नो राजा यो मन्त्रिणो$तिक्रम्य वर्तेत ॥५८॥ 
सुविवेजितान्मन्त्राज्वत्येव कार्यसिद्धियंदि स्वामिनों न दुराग्रह' 
स्थात्‌ ॥५९॥ 

अविक्रमतो राज्यं बंणिक्लड्गयप्टिरिव ॥६०॥ 
नीतियथावस्थितमर्थमुपलम्भयति ॥६१॥ 

हिताहितप्राप्तिपरिहारो पुरुंषकारायत्तो ॥६२॥ 

अकालसह कार्य॑मदश्चस्वीनं न कुर्यात्‌ ॥६१॥ 
कालातिक्रमान्नखच्छेद्ममपि कार्य भवति कुठारच्छेद्यम्‌ ॥६४॥ 

को नाम सचेतनः सुखसाध्य कार्य कच्छसाध्यमसाध्य वा कुर्यात्‌ ॥६५।॥। 
एको मन्त्री न कर्तव्य; ॥६६।। 

एको हि मन्त्री निरवग्रहइ्वरति मुहाति च कार्येषु ऋच्छेषु ॥६७॥ 
द्वावपि मन्त्रिणो न कार्यों ॥६८॥ 

ह्वो मन्त्रिणो सहुतो राज्यं बिनाशयतः ॥६९॥| 


औविवाक़्यरस्ट्त का मूक खूब-पाठ २७३ 


निभुहीतौ तो त॑ विनाशयत: ॥७०॥ 

जय? पञ्च सप्त वा मन्त्रिणस्तेः कार्या: ॥७१॥ 

विषम१रुषसमूहे दुलेभमेकसत्यम्‌ ॥७र॥। 

बहुवो मन्त्रिण' परस्पर स्वमतीरुत्कषंबन्ति ॥७शा 
स्वच्छन्दाइच न विजुम्मन्ते ।७४)॥ 

यद्‌ बहुगुणमनपायबहुल॑ भवति तत्काय॑मनुष्ठेयम्‌ ॥७५॥ 

तदेव भुज्यते यदेव परिणमति ॥७६४ 
यथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मिनु युमलछे था मन्त्रिणि ल को5पि दोष: ॥७॥। 
न हि महानप्यन्धसमुदायो रूपमुपलमेत हटा 

अवायंवीर्यों घुर्यों किन्न महति भारे नियुज्येते ॥७९॥ 

बहुसहाये राज्ञि प्रसीदन्‍्ति सब॑ एवं मनोरथाः ॥८०॥ 

एको हि पुरुष: केषु नाम कार्येष्वात्मान विभजते ॥८१॥ 
किमेकशाखस्थ शाखिनो महती भवति छाया ॥८शा 

कार्यकाले दुर्लभ पुरुषसमुदाय ॥८३॥ 

दीप्ते गृहे कोदुश कृपलननम्‌ ॥८४॥ 

न घन परुषसंग्रहाद बहु मल्तव्यस्‌ ॥८५॥ 

सत्क्षेत्रे बोजमिव पुरुषेष॒प्त कार्य शतश' फलति ॥८६॥ 

बुद्धावर्थे युद्धे च ये सहायास्ते कार्यपुरुषा' ॥८७॥ 

खादनवाराया को नाम न सहाय ॥८दा। 

श्राद्ध इवाश्रोत्रियस्य न मन्‍्त्रे मूखेस्थाधिकारो5स्ति भट०७ 

कि नामसान्ध पदयेत्‌ ॥९णा 

किमन्धेनाकृष्यमाणो5न्ध सम॑ पन्थान प्रतिपद्यते ॥९१॥ 
तदन्धवतंकोयं काकतालीप वा यन्मखंमनन्‍्त्रात्‌ का्यंस्रिद्धिः ९ 
स घुणाक्षरन्यायों यन्मूखेंषु मन्त्रपरिज्ञानस्‌ ॥९३॥ 

अनालोक लोचनभिवाशास्त्रं मन; कियत्‌ पश्येत्‌ ॥९४॥ 
स्वामिप्रसादः सपद॑ जनयति पुनराभिजात्य॑ पाण्डित्य वा ॥९५॥ 
हरकण्ठलग्नोषपि कालकूट' काल एवं ॥९६॥ 

स्ववधाय कृत्योत्यापनमिव मूर्खष राज्यभारारोपणस्‌ ॥९»। 
अकायंवेदिन कि बहुना शास्त्रेण ॥९८७ 

गुणहीनं घनु. पिज्जनादपि कष्टस ॥९९॥ 

चक्षुष इव मन्त्रिणो5पि यथाथंदर्शनमेवात्ममौरवहेतु: ॥१००। 
शस्त्राधिकारिणो न सन्‍्त्राधिकारिणः स्थुः ॥१०१॥ 

क्षत्रियस्य परिहरतोध्प्यायात्युपरि भण्डनम्‌ ॥१०२॥ 
शस्त्रोपजीविना कलहमन्तरेथ भक्तमपि भुकतं न जीयंति ॥१०१॥ 


३०३ यीविवाक्यामृत्त में राजयीशि 


अन्त्राधिकारः स्वामिप्रसादः शस्त्रोपजीवर्त चेल्येकेकमपि पुरुषमुत्सेकयति 
कि पुतर्न समुदायः ॥१०४॥ 

नालम्पटो४घिकारी ॥१०५॥ 9४ 
प्रन्त्रिणो5्यंग्रहणछालसायां मतो व राज्ञः कार्यमर्थों वा ॥१०क्ष। 
वरणार्थ' प्रेषित इव यदि कन्या परिणयति तदा बरयितुस्तप एवं 
शरणम्‌ ॥१०७॥ 

स्थाल्येव भक्त चेत्‌ स्वयमदनाति कुतो भोकतुर्भुक्ति ॥१०दा। 

तावत्‌ सर्वोषषि शुचि्ि स्पृहो यावन्न परवरस्त्रीद्शनमर्थागमो वा ॥१०९॥ 
अदुष्टस्य हि दृषण सुप्तव्यालप्रबोधनमिव ॥११०॥ 

येन सह चित्तविनाशो5भूत्‌, स सन्चिहितो न कर्तव्यः ॥११॥ 
सकृद्विघटितं चेत स्फटिकवलूयमिव कः सघातुमोश्वरः ॥११२॥ 

न महताप्युपकारेण चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागों भवत्यल्पेनाप्यप- 
कारेण ॥११३॥ * 
सूचोमुखसपंवन्नानपकृत्य विरमन्त्यपराद्धा ॥११७४॥ 

अतिवुद्ध कामस्तन्नास्ति यज्न करोति ॥११५॥ 

श्रूयते हि किक कामपरवश प्रजापतिरात्मदुहितरि हरिगोपवधूषु, हरः 
शान्तनुकलत्रेषु, सुरपतिगातमभागयाया, चन्द्रश्च बृहस्पतिपत्न्यां मनर्च- 
कारेति ॥११६॥ 

अर्थेपूपभोगरहितास्तरवोर्थप साभिकाषा कि पुनमंनुष्याः ॥११जा। 

कस्य न धनलाभाल्लोभ-" प्रवतंते ॥११८॥ 

से खल्‌ प्रत्यक्ष देव यस्य परस्वेष्विव परस्त्रीषु निःस्पूहं चेत ॥११५॥ 
समायव्ययः कार्या रम्भो रामसिकानाश ॥१२०॥ 

बहुकलेशेनाल्‍पफलः कार्या रम्म्ो महामूर्खाणाम्‌ ॥१२१॥ 

दोषभयाज्न कार्यारम्भः कापुरुषाणास ॥१२०॥ 

मृगा: सन्‍्तीति कि कृषि क्रियते ॥१२श॥। 

अजीणभयात्‌ कि भोजन परित्यज्यते ॥१२४॥ 

स खलु कोध्पीहाभूदस्ति भविष्यति वा यस्थ कार्यारस्मेषु प्रत्यवाया न 
भवन्ति ॥१२५॥ 

आत्मसंशयेन कार्यारम्भी व्यालहदयानाम्‌ ॥१०४॥ 

दुर्मयित्वमासबन्नशू रत्व रिपौ प्रति महापुरुषाणाय्‌ ॥१२जञा। 
जलवन्मादंबोपेतः पृथूनपि भूमृतो भिनत्ति ॥१र८)) 

प्रियवद शिखीव सरदर्पानिपि ट्विषत्सर्पानुत्सादयति ॥१२९॥ 

नाविज्ञाय परेषामर्थमर्नर्थ वा स्वहृदयं प्रकाशयन्ति महानुभावा: ॥१३०। 
क्षीरव॒ृक्षवत्‌ फलसंपादतमेव महतामाछाषः: पे३३१॥ 


अीतिवागयासुत का सूफछ सूत्र-पाठ हज 


दुरारोहपादप इव दण्डाभिवोगेव फलप्रदो भवति नीचप्रकृतिः १३२॥ 
स महान यो विपत्सु घेयंमवलम्बते ॥१३३॥। 
उत्तापकत्व हि सवंकार्येषु सिद्धीना प्रथमो5न्तरायः ॥११४॥ 
शरदघना इव न खलु वृथाछापा गलगजितं कुर्वन्ति सत्कुलजाताः ॥१३५॥ 
न स्वभावेल किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्दर वा किन्तु यदेव यस्य प्रकृतितो 
भाति तदेव तस्य सुन्दरम ॥१३६॥ 
न तथा कपूररेणुना प्रीति: केतकोना वायथामेध्येन ॥१शज॥। 
अतिक्रोघनस्य प्रभुत्वयमग्नो पतितं लवणमिव शतधा विशोय॑ते ॥१३८॥ 
सर्वान्‌ गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञ ॥१र०॥ 
परस्प र ममंकथनयात्मविक्रम एवं ॥१४०॥ 
तदजाकृपाणीय यः परेषु विद्वास' ॥१४१॥ 
क्षणिकचित्तः किचिदपि न साघयति ॥१४२९॥ 
स्वतन्त्र सहसाकारित्वात्‌ सर्व विनाशयति ॥१४३॥ 
अलस सब्वंकर्मणामनधिकारी ॥१४४॥ 
प्रमादवान्‌ भवत्यवश्य॑ विद्विषा वशः ॥१४५॥ 
कमप्यात्मनोध्नुकूल प्रतिकूल न कुर्यात्‌ ॥१४६॥ 
प्राणादपि प्रत्यवायों रक्षितव्यः ॥१४७॥ 
आत्मशक्तिमजानतो विग्रहः क्षयकाले कीटिकाना पक्षोत्यानमिव ॥१४८॥ 
कालमलभमानो5पकतरि साधु वर्तेत ॥१४९॥ 
किन्‍नु खलु लोको न वहति मूर्ध्ना दग्घुमिन्धनम्‌ ॥१५०॥ 
नदीरयस्तरूणामहीन्‌ क्षालयब्नप्युन्मूलयति ॥१५१॥ 
उत्सेको हस्तगतमपि काय विनाशयति ॥१५२॥ 
नाल्‍प महह्वापक्षेपोपायज्ञस्थ ॥१५३॥ 
नदीपुर सममेग्न्मुछडयति [ तोरजतृणाहिमान्‌ ] ॥९५छ॥। 
युक्तमुक्त बचो बालादपि गृह्लीयात्‌ ॥१५५॥ 
रवेरविषये कि न दीपः प्रकाशयति ॥१५६॥ 
अल्पमपि वातायनविवर बहूनुपलम्मयति ॥१५७॥ 
पतिवरा इव परार्था खलु वाचस्ताइच निरथंक प्रकाश्यमानाः 
शपयन्त्यवश्य जनयिता रम ॥१५८॥ 
तत्र युक्तमप्युक्ततम यो न विशेषज्ञ ॥१५५०। 
स खलु पिशाचको वातकी वा यः परेउनथिनि वाचमुद्दी रयति ॥१६०॥ 
विध्यायतः प्रदीपस्येव नयहीनस्य वृद्धि ॥१६१॥ 
' जीवोत्सगं: स्वामिपदमभिलषतामेब ॥१६२॥ 
बहुदोषेषु क्षणदु खप्रदो5पायोश्नुग्रह एव ॥१६श॥ 


३७६ नीतिकाक्याश्त में राजनोति 


स्वामिदोषस्वदोषाभ्यामुपहतवुत्तयः क्रूद्ध-लुब्ध-भीतावमानिता: 
कृत्याः ॥१६४॥ 

अनुवृत्ति रक्षयं त्याग. सत्कृतिस्च कृत्याना वशोपाया' ॥१६७।॥ 
क्षयल्ञो मवि रागका रणानि प्रकृतीनां न कुर्यात्‌ ॥१६६॥ 

सर्वेकोपेभ्यः प्रकृतिकोपो गरीयानू ॥१ईआ॥।. ४ 
अचिकित्स्यदोषदुष्टाद्‌ खनिदुगंसेतुबन्धाकरकर्मान्तरेषु ब्लेशयेत्‌ ॥१६८॥ 
अपराध्यरपराधकश्च सह गोष्ठीं न कुर्यात्‌ ॥१६०॥ 

ते हि गृहप्रविष्टसपंवत्‌ सवेन्धसनानामागमनद्वारम ॥१७०॥ 

न कस्यापि क्रुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत्‌ ॥१७१॥ 

कुद्धों हि सर्प हृव यमेबाग्रे पश्यति तत्रेव रोषविषमुत्सृजति ॥१७२॥ 
अप्रतिविधातुरागमनाहरमनागमनमस्‌ ॥ १७३॥। 


११ पुरोहितसमुदेदः 
पुरोहितमुदितोदितकुलुशील षडड्वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनी- 
तमापदा देवीना मानुबीणा च प्रतिकर्तार कुर्बीत ॥१॥ 
राज्ञो हि मन्त्रिपुरोहितो मातापितरी, अतस्तो न केषुचिद्वाडि-छतेषु 
विसूरयेद्‌ दु'खयेद्‌ दुविनयेद्वा ॥२॥ 
अमानुष्यो ग्तिरवर्ष मरकी दु्िक्ष सस्योपघातो जस्तृत्स्गों व्याधि', 
भूतपिशाच-शाकिनो-सपं-व्याल-मृषक-क्षो भश्चेत्यापद ॥३॥ 
शिक्षालापक्रियाक्षमो राजपुत्र सर्वासु लिपिषु प्रसख्याने पदप्रमाण- 
प्रयोगकर्मणि नोत्यागमेषु रत्नपरीक्षाया सभोगप्रहरणोपवाह्मविद्यासु 
च साधु विनेतव्यः ॥४॥ 
अस्वातन्त्यमु क्तकारित्व नियमो विनीतता च गुरूपासनकारणानि ॥का 
ब्रतविद्यावयोधधिकेषु नीचेराचरण विनय. ॥६॥ 
पृण्यावाप्ति हास्त्ररहस्यपरिज्ञान सत्पुरुषाधिगम्यत्व च विनयफलम्‌ ॥७॥ 
अभ्यासः कर्मसु कौदलमुत्पादयत्येव यद्यस्ति तज्ज्ञेभ्य' संप्रदाय. ॥८॥ 
गुरुवचनमनुल्लधनीयमन्यत्राधर्मानु चिताचा रात्मप्रत्यवायेभ्य; ॥९॥। 
युक्तमयुकक्‍्त वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्य. प्रत्यथंवादी ॥१०॥ 
गुरुजनरोषेथ्नुत्त रदानमभ्युपपत्तिश्चोषधम्‌ ॥ १ १॥ 
शनत्रणामभिमुख पुरुष: इलाघ्यो न पुनगुंख्णाम्‌ ॥१२॥ 
आराध्य न प्रकोपयेद्यद्यसावाश्रितेषु कल्याणशंसी ॥१३॥ ।क्‍ 
गुरुभिरुकत नातिक्रमितव्य यदि नेहिकासुत्रिकफलविकोप' ॥१४॥ 
सन्दिहानो गुरुमकोपयन्नापृच्छेत्‌ ॥१५४ 


लीतियाक्यारुत का घूछ सूज्-पाठ ककक 


गुरुर्णा पुरतो न वर्थेष्टमासितव्यम ॥१९॥ 
नानभिवाद्योपाध्यायाद्रिद्यामाददीत्‌ु ॥ (| 

अध्ययनकाले व्यासज़ पारिष्छवमन्यमनस्कर्ता च॑ ते भजेत्‌ ॥रै८॥ 
सहाध्यायिषु बुद्ध्यतिदायेन नाभिभूयेत ॥१९॥ 
प्रश्यातिशयानो न गुरुमवज्ञायेत्‌ ॥रणा। 

स किमभिजातो मातरि यः पुरुष; ह्रो वा पितरि ॥२१॥ 
अननुशञातो न क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥२१॥ 

मार्गनचल जलाशय च नेकोप्वगाहयेत्‌ ॥२३॥ 

पितरमिव गुरुमुपचरेत्‌ ॥२४॥ 

गुरुपत्नीं जननीमिव पश्येतु ॥२५॥ 

गुरुमिव गुरुपुत्र पद्येत्‌ २६॥ 

सब्रह्म चारिणि बान्धव इच स्निद्येत्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्मचय॑माषोडशादर्षात्ततो गोदानपूर्वक दा रकर्म चास्य ॥२८॥ 
समविद्ये सहाधीत॑ स्वंदाभ्यस्पेत्‌ ॥२०॥ 
गृहदोःस्थित्यमागन्तुकानां पुरतो न प्रकाशयेत्‌ ॥३०॥ 

परगहे सर्वोदषि विक्रमादित्यायते ॥३१॥ 

स खलु महान्‌ यः स्वकार्येष्विव परकार्येषृत्सहते ॥२थ॥ ! 
परकार्यषु को नाम न शीतलः ॥३३॥ 

राजासन्न; को नाम न साधुः ॥३४॥ 

अर्थपरेष्वनुनय केवल देन्याय ॥३५॥ 

को नामार्थार्थी प्रणामेन तुष्यति ॥३६॥ 

आश्रितेषु कार्यतो विशेषकारणे5पि दर्शनप्रियाछापनाभ्या सर्वत्र 
समवृत्तिस्तन्त्र वर्धधति अनु रक्षयति च ॥३७॥ 
तनुधनादर्थग्रहण मुतमारणभिव ॥रे८॥ 

अप्रतिविधातरि कार्य निवेदनमरण्यरुदितमिव ॥रेर॥। 
दुराग्रहस्य हितोपदेशों बधिरस्याग्रतों गानमिव ॥४०॥ 
अकारयंशस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नरतंनमिव ॥४१॥ 

अविचा रकस्य युक्तिकथन तुषकण्डवर्मिव ॥४श। 
नीचेषपकृतमुदके विशीर्ण लवणमिव ॥४३॥ 

अविशेषज्ञे प्रयास शुष्कनदीतरणमिव ॥४४॥ 

परोक्षे किलोपकृत सुध्र ववाहनमिव ॥४५॥ 

अकाके विज्ञप्मूषरे कृष्टमिव ॥४६॥ 

उपकृत्योद्घाटव वेरकरणमिच ॥४७॥ 

अजफलवबत प्रसाद काशकुसुमस्येव ॥४<4) 


२०८ नीतिवत्यासूद में रत्जतीति 


गुणदोषावनिश्चित्यानुग्रहनिग्रहविधानं ग्रहामिनिवेश इबच ॥४५॥ 
उपकारापका रासमर्थस्य त्तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिव ॥५०ा। 
ग्रास्यस्त्रीविद्रावणकारि गछगर्णितं ग्रामश्राणाय्‌ ॥५१॥ 

स विभवों मनुष्याणां यः परोपभोग्यों न तु य' स्वस्थेवोपभोग्यों 

व्याधिरिव ॥५२॥ 

स्‌ कि गुरु: पिता सुहृद्वा यो3भ्यसू यया5र्भ॑ बहुदोष बहुषु वा दोष॑ प्रकाशयति 
न शिक्षयति च ॥ण्शा 

स कि प्रभुयंश्चि रसेवकेष्वेकमप्यप रोध न सहते ॥५४॥ 


लत 


१२ सेनापतिसमुद्देशः 


अभिजनाचारप्राज्ञानुरागशोचशौर्य॑सपन्न' प्रभाववात्‌ बहुबान्धवपरिवारों 
निखिलनयोपायप्रयोगनिपुण। समभ्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभाषात्मप- 
रिज्ञानस्थिति सकलतन्त्रसामन्ताभिमत सामग्रामिकाभिरामिकाकारशरीरो 
भर्तुरादेशा+युदयहितवृत्तिषु निविकल्पः स्वामिनात्मवन्मानाथ्थंप्रतिपत्तिः 
राजचिह्ले सभावितः स्वक्लेशायाससह इति सेनापतिगुणा: ॥१॥ 

स्वे; परेशच प्रधुष्यप्रकृतिरप्रभाववान्‌ स्त्रीजितत्वमोद्धत्य व्यसनिताक्षय- 
व्ययप्रवासोपहतत्व तन्त्राप्रतीकार सर्वे" सह विरोधः परपरीवाद: परुष- 
भाषित्वमनुचितज्ञतासविभा गित्व स्वातन्त्रयात्मस भावनोपहतत्व॑ं स्वामिका य॑- 
व्यसनोपेक्ष/ सहकारिकृतकार्यविनाशो राजहितवृत्तिषु चेष्यल्त्वमिति 
सेनापतिदोषाः ॥२॥ 

स चिरंजीवति राजपुरुषो यो नगरनापित इवानुवृत्तिपरः सर्वातु प्रकृतिषु ॥३॥ 


१३ दृतसमुद्देशः 
अनासच्चेष्वथेषु दूतो मन्त्री ॥१॥ 
स्वामिभक्तिख्यसनिता दाक्ष्य शुचित्वममूष॑ता प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्व॑ं 
क्षान्ति. परमर्मवेदित्व जातिश्च प्रथमे दूतगुणा ॥२॥ 
.. स त्रिविधो निसुष्ठार्थ! परिमिताथथं: शासनहरइचेति ॥३॥ 
यत्कृतो स्वामिनः सन्धिविग्रहो प्रमाणं स निसुष्ठार्थः यथा कृष्ण! पाण्ड- 
वानास्‌ ॥४॥। 
भविज्ञातो दूतः परस्थानं न प्रविशेष्चिगंच्छेद्दा ॥५॥ 
मत्स्वामिनासंघातुकामो रिपुर्मा विलूम्बयितुमिच्छतीत्यननुज्ञात्तोडपि 


बे 


शीतिषाक्यास्त का मूक सूशच्न-पाठ ९९४, 
२७ 


दूतो&पसरेद्‌ गृढपुरुषान्वावसपंमेत्‌ ॥६॥ 

परेणाशु प्रेषितो दृत: कारण विमुझ्षेत्‌ ॥७॥ 

कृत्योपग्रहो5कृत्योत्थापनं सुतदायादावरुद्धोपजाप! स्वमण्डक्षप्रविष्टमूदुपुर्ष- 
परिशानमन्तपाछाटविककोशदेशतन्त्रमित्राववोध._ कल्यारत्नवाहुसबिति- 
श्रावण स्वाभीष्टपुरुषप्रयोगात्‌ प्रकृतिक्षोभकरणं दूतकर्म ॥८॥ 
सन्श्रिप्रोहितसेनापतिप्रतिबद्धपूजनोपचा रविस्रम्भाभ्या छत्रोरिति कर्तव्यता- 
मन्त.सारता च विद्यात्‌ ॥९%। 

स्वयमद्यक्तः परेणोक्तमनिष्ट सहेत ॥१०॥ 

गुरुष स्वामिषु वा परिवादे नास्ति क्षान्ति' ॥११॥ 

स्थित्वापि यियासतो&वस्थान केवलमुपक्षयहेतु: ॥१२॥ 

वोरपुरुषपरिवारितः श्रषुरुषान्तरितातु दूतानु पर्येत्‌ ॥१३॥ 

श्रूयते हि किल चाणक्यस्तोदणदूतप्रयोगेणेक नन्‍द जघान ॥१४॥ 

शत्नप्रहित॑ शासनमुपायन च स्वेरपरीक्षित नोपाददीत ॥१५॥ 

श्रूयते हि. किक स्पर्शविषवासितादभुतवस्त्रोपायनेत करहाटपतिं! कैटमो 
बतुमामान राजानं जघात ॥१६॥ 

आशीविषबिषधरोपेत रत्नकरण्डकप्राभतेन च करवाल' कराल जधानेति।१७॥ 
महत्यपराधेषपि न दूतमुपहन्यात्‌ ॥१८॥ 

उद्घुतेष्बपि छस्त्रेषु दृतमुखा वे राजान' ॥१९॥ 
तेषामन्तावसायिनोः्प्यवध्या, ॥२०॥ 

कि पुनर्ब्राह्मणः २१॥ 

अवध्यभातो दूत्तः स्वमेव जल्पति ॥२२॥ 

क' सुधोदूंतवचनात्‌ परोत्कष स्वापकर्ष च मन्येत ॥२३॥ 

स्वयं रहस्यज्ञानार्थ परदूतो नयादे स्त्रीभिरुभयवेतनेस्सद्गुणाचा रशीलानु- 
वृतिभिर्वां बचनीयः ॥२४॥ 

चत्वारि वेध्नानि खड्गमुद्रा च प्रतिपक्षलेखानाम्‌ ॥२५॥ 


१४ चारससमुद्देशः 


स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोकते चारा खलु चक्षूषरि क्षितिपतोनामु ॥१७ 
मलौल्यममान्यममुषाभाषित्वमभ्यूहुकत्व चारगुणा' ॥२॥ 

तुष्टिदानमेव चाराणा वेतनम्‌ ॥३॥ 

ते हि तललोमभात्‌ स्वामिकारयेषु त्वरन्ते ॥४॥ 

असति संकेते त्रयाणामेकबाबये संप्रत्ययः ॥५॥ 

अनवसर्पों हि राजा स्वे परेहलातिसंधीयते ॥६॥ 


के ० नोतिवाक्यासूत में राचनीधि 


किमस्त्ययामिकस्य निशि कुशलूस ॥॥| 
छात्रकापटिकोदास्थितगृहपतिवेदेहिकतापसकिरातयमपट्टिकाहितुष्डिकशौ- 
ण्डिकश्ोमिकपाटल्व रविटविदूषकपीठसर्दन तंकयायनवादक वारजी वनगणक 
शाकुनिकभिषगेन्द्रजालिकनेमित्तिकसूदा राछिकसंवादकती ८ण रसदक्नू रज ड मूक 
बधिरान्धछक्मावस्थायियायिभेदेनावसप॑वर्ग. ॥८॥॥ 

परमर्मज्ञ: प्रगल्भइछात्र' ॥९॥ 

य॑ं कमपि समयमास्थाय प्रतिपन्नछात्रवेषकः कापटिक ॥१०॥। 
प्रभूतान्तेवासी प्रज्ञातिशययुक्तो राज्ञा परिकल्पितवृत्तिरदास्थितः ॥११॥ 
गृहपतिवैदेहिकों ग्रामकूटश्रेष्ठिनी ॥१२॥ 

बाह्मवतविद्यान्या छोकदम्भहेतुस्तापसः ॥१३॥ , 

अल्पाखिलशरी रावयवः किरातः ॥ १४॥ 

यमपट्टिको गरूत्रोटिकः प्रतिगृहँ चित्रपटदर्शी वा ॥१५॥ 

अहितुण्डिक सर्पक्रीडाप्रसर ॥१६॥ 

शौण्डिक: कल्पपार: ॥१७॥ 

शौभिकः क्षपाया पटावरणेन रूपदर्शी ॥१४॥ 

पाटव्चरइचोरो बन्दीकारो वा ॥१९॥ 

व्यसनिना प्रेषणानुजीबो विट ॥२०ा 

सर्वेषां प्रहसनपात्र विदूषकः ॥२१॥ 

कामशास्त्राचायं पीठमद्द: ॥२२॥ 

गीताडुपटप्रावरणेन नृत्यवृत््याजीवी नतंको नाटकामिनयरज्भनतंको 
वा ॥रश॥ ह 

रूपाजीवादृत्त्युपदेश गायक. ॥२४॥ 
गीतप्रबन्धगतिविशेषवादकचतुरविधातोद्यप्रचा रकुशलो वादकः ॥र५॥ 
वाग्जीबों वेताछिकः सूती वा ॥२६॥ 

गणक संख्याधिद्देवजों वा ॥रे७॥ 

शाकुनिक: शकुनवक्ता ॥२८॥ 

भिषगायुर्वेदविद्वेद्य शस्त्रकमंविच्च ॥२९॥। 

ऐन्द्रजालिकतन्त्रयुक्त्या मनोविस्मयकरो मायावी वा ॥३२०॥ 

नेमित्तिको लक्ष्यवेधी देवज्ञो वा ॥३१॥ 

महानसिक. सूदः ॥रे२॥ 

विचित्रभक्ष्यप्रणेता आरालिक ॥8१॥ 

अज्मदंतकलाकुशरो भारवाहकी वा संवाहकः ॥रे४॥ 

द्रव्यहेतो: कुच्छे ण कमंणा यो जीवितविक्रमी स तीक्ष्गोइसहनों वा ॥१५॥ 
बल्जस्मेहरहिता: ऋरा: ॥३६॥ 


अशितिधाफ्याशत का सूक सूच-पाठ क्श्य 


अलसाइश्च रसदा३ ॥३जञञ है 
“अडमूकबधिरात्पा. प्रसिद्धा. ॥३८॥ 


“१९, विचारसमद्देशः 
नाविचारय कार्य किमपि कुर्यात्‌ ॥!॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमेंयंथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुविचारः ॥२॥ 
स्वयं दुष्ट प्रत्यक्षम ॥३॥ 
न ज्ञानमात्रत्वात॒ प्रेक्षावता प्रवृत्तिनिवृत्तिवाँ ॥४॥ 
स्वय दुष्टेडपि मतिविमुह्यति सशेते विपयंस्थति वा कि पुनर्ने परोपदिष्टे 
वस्तुनि ॥५॥ 
स खलु विचारज्ञो य॒प्रत्यक्षेणोपलब्धमपि साधु परीक्ष्यानुतिष्ठत ॥६॥ 
अतिरभसात्‌ छृतानि कार्याणि कि नामानर्थ न जनयन्ति ॥»॥ ह 
अविचायें इते कर्मण यत्‌ पश्चात्‌ प्रतिविधानं गतोदके सेतु बन्धनमिव ॥८॥ 
आकारः शोय॑मायतिविनयश्च राजपुत्राणा भाविनो राज्यस्य लिज्भानि ॥९॥ 
कमंसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमानम्‌ ॥१०॥ 
सभावितैकदेशो नियुक्त विद्यात्‌ ॥११॥ 
प्रकृतेविकृतिदर्शन हि प्राणिना भविष्यत शुभाशुभस्य चापि लिज्भधम ॥१२॥ 
य एकस्मिन्‌ कर्मणि दृष्टबुद्धि. पुरुषकार; स कथ कर्मान्तरेषु न सम: ॥१३॥ 
आप्तपुरुषोपदेश आगम' ॥१४॥ 
यथानुभूतानुमितश्रुतार्थाविसवादिवचन. पुमानाप्त: ॥१५॥ 
सा वागुक्ताप्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सद्युक्ति' ॥१६॥ 
वकतुगुंणगोरवाद वचनगौरवम्‌ ॥१॥॥ 
कि मितपचेषु धर्रेन चाण्डालसरसि वा जलेन यत्र सतामनुपभोगः ॥१८॥ 
लोको गतानुगतिको यत सदुपदेशिनोमपि कुट्टिनी तथा न प्रमाणयत्ति यथा 
गोध्नमपि ब्राह्मणस्‌ ॥१९०॥ 


१६, व्यसनसमसुदेशः 
व्यस्यति पुरुष श्रेयस इति व्यसनम ॥१॥ 
व्यसन द्विविध सहजमाहाय व ॥२॥ ३ 


सहज व्यसन धमस्युदयहेतुभिरधमंजनितमहाप्रत्यवायप्रतिपादनेरुपाख्याने- 
' थोंगपुरुषेद्च प्रशम नयेत्‌ ॥ शा 


.. परिचित्तानुकूल्येन तद्भिलषितेष॒पायेन विरक्तिजननहेतवो योगपुरुषा: ॥४॥ 
हर नीतिवाक्यास्त में राजनीति 


शिष्टजनसंसर्गदुरजनासंसर्गान्यां पुरातनसहापुरुषचरितोत्यिताभि: कथामि- 
' ऑइछ्ाय॑ व्यसन प्रतिबध्तीयाव 0५॥ ८ 

स्त्रियमतिशयेन भजमानों भवत्यवध्यं तृतीया प्रकृति: ॥शा 

सोम्यधातुक्षयेण स्वंधातुक्षय” ॥७॥ 

पानशौण्डश्चित्तविश्रमात्‌ मातरमपि गच्छति ॥८॥ 

मृगयासक्तिः स्तेनव्यारूद्विषद्दायादानामामिष पुरुष करोति ॥९॥। 

चूतासकस्य किमप्यक्ृत्यं नास्ति ॥१०॥ 

मातय॑पि हि मृताया दीव्यत्येव हि कितव३ ॥११॥ 

पिशुनः सर्वेषामविध्वासं जनयति ॥१श॥। 

दिवास्वापः गुप्तव्याधिव्यालानामुत्यापनदण्ड., सकलकार्यान्‍तरायश्च ॥१श] 

व परपरीवादात्‌ पर॑ं सवंविद्वेषणमेषजमस्ति (१४॥ 

तोय॑त्रयासक्तिः प्राणाथमानेबियोजयति ॥१५॥ 

वुधाटया नाविधाय कमप्यनर्थ विर्मति ॥१६॥ 

अतीवेष्ष्याल स्त्रियो घ्तन्ति त्यजन्ति वा पुरुषम्‌ ॥१७॥ 

परपरिग्रहाभिगम' कन्यादूषणं वा साहसम्‌ ॥१८॥ 

यंत्‌ साहसं दक्षमुखदण्डिकाविनाशहेतु' सुप्तसिद्धमेव ॥१९॥ 

यत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्तत्‌ साहसम्‌ ॥२०॥ 

अर्थ॑दूषक' कुबेरोषपि भवति भिक्षाभाजनस्‌ ॥२१॥ 

अतिव्ययो5्पात्रव्ययर्चार्थ दूषणम्‌ ॥२२॥ 

हर्षामर्षश्यामकारणं तृणाडकुरमपि नोपहन्यात्किपुनमंत्य॑म ॥२३॥ 

श्रूयते किक निष्कारणभूतावमानिनों वातापिरिल्वलश्च द्वावसुरावमस्त्या- 

शनादनेशतुरिति ॥२४॥ 

यथादोष कोटिरपि गृहीता न दु खायते। अन्यायेन पुनस्तृुणशलाकापि 

गुहीता प्रजा खेदयति ॥रपा। 

तरुच्छेदेन फलोपभोग' सकृदेव ॥२६॥ 

प्रजाविभवो हि स्वामिनो5द्वितीयो भाण्डागारो5तो युक्तितस्तमुपभुञ्जीत। २७) 

राजपरिगुहीत तृणमपि काञचनीसवरति [ जायते पृ्॑संचितस्याप्यथैस्था- 

पहाराय ] ॥२८॥ 

वाकपारुष्य दस्त्रपातादपि विद्षिष्यते ॥२०॥ 

जातिवयोवृत्तविद्यादोषाणामनुचित बचो वाक्पारुष्यस्‌ ॥३०॥ 

स्त्रियमपत्य॑ भुत्यं थे तथोबत्या बिनय॑ ग्राहयेद्यथा हृदयप्रविष्टाच्छल्यादिव 

न ते दुर्मनायन्ते ॥३१॥ 


१ बेन हृदयसंतापो जायते तहुबचन बाकपारुष्यम्‌ | इत्यपि पाठ । 


ऑीतलियवांक्मास्त का सूछ सूत्-पाट क््द्‌ 


बच: परिकलेशो:थंहरणमक्रमेण दष्डपारुष्यम्‌ ॥रेश॥ 
एकेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरड्भोपपि राजा विनश्यति, कि पुवर्ाष्टाद- 
शभिः ॥३३॥ 


१७. स्वासिससुद्देशः 
घामिकः कुलाचाराभिजनविशुद्धः प्रतापबान्नयानुगतबुत्तिश्व स्वामी ॥१॥ 
कोपप्रसादयोः स्वतन्त्र ॥३२॥ 
आत्मातिशयं घन वा यस्यास्ति स स्वामी ॥३॥ 
स्वामिमूछा' सर्वाः प्रकृंतयो5भिप्रेतार्थथो जनाय भवन्ति मास्वामिकाः धरा 
उच्छिन्नमूलेषु तरुषु कि कुर्यात्‌ पुरुषप्रयत्न३ ॥५॥ 
असत्यवादिनो नद्यन्ति सर्वे गुणाः ॥६॥ 
वरूचकेषु न परिजनों नापि चिरापु' ॥७»॥ 
स प्रियो लोकाना योअ्यं ददाति ॥८॥ 
स दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रत्याशोपहत चेत ॥०॥ 
प्रत्युपकरतुरपकारः स्वृद्धिकोः्थेन्यास इबतज्जन्पान्तरेषु च त केष।मृण 
येषामप्रत्युपका रमनुभवनस्‌ ॥१०॥ 
कि तया गवा या न क्षरति क्षोर न गर्भिणी वा ॥११॥ 
कि तेन स्वामिप्रसादेन यो न पृरयत्याशास ॥१२॥ 
क्षुद्रपरिषत्क' सर्पाश्रय हव न कस्यापि सेब्यः ॥१३॥ 
अक्ुतज्ञस्य व्यसनेषु न सहन्ते- सहाया: ॥१४॥ 
अविशेषज्ञों विशिष्टे्नाश्रीयते ॥१५॥। 
आत्मभरिः परित्यज्यते कलत्रेणापि ॥१६॥ 
अनुत्साहः स्वव्यसनानामागमनद्वा रस ॥१७॥ 
शोय॑ममर्ष: शोघप्नकारिता सत्कमंप्रवीणत्वमुत्साहगुणा ॥१ढ८॥ 
अल्यायप्रवुत्तस्य त चिर सपदो भबन्ति ॥१०॥ 
बत्किचनकारी स्ते' परेर्जा भिहन्यते ॥२०॥ 
आज्ञाफलमेश्वयेस्‌ ॥२१॥ 
राजाज्ञा हि सर्वेषामलड्ध्य, प्राकार. ॥१श॥ 
आज्ञाभज़ुकारिण पुत्रमपि न सहेत ॥२३॥ 
कह्तस्य चित्रगतस्य च विशेषों यस्याज्ञा नास्ति ॥रण। 
राजाज्ञावरुद्धस्य तदाज्ञा न भजेत्‌ ॥२५॥ 
परमर्माकार्यमश्रद्धेये च न भाषेत ॥२६॥ 
वेषमाचारं वानभिन्नातं न भजेत्‌ ॥२७॥ 


केश सोतिशाक्याशुत में राजजीधि 


विकारिणि प्रभौँ को नाम न विरज्यते ॥रट। 

'अधमंपरे राशि को नाम नाधमंपरः ॥२थ।। 

राज्ञावज्ञातो यः स सर्वेस्वशायते ॥३०। 

पुजित धृजयन्ति छोका: ॥३१॥ 

प्रजाकाय स्वयमेव पश्येत्‌ ॥३२॥ 

यपथावसरमसडुद्धार कारयेतु ॥३३॥ 

दुर्दशों हि राजा कार्याकाय॑ विपर्यासमासल्ने' कार्यते द्विषतामतिसंधानीयएच 
भवति ॥३४॥ 

वेथ्ेषु श्रीमर्ता व्याधिव्धनादिव निमोगिषु भर्तृव्यलनादपरों नास्ति 
जीवनोपायः ॥।३५॥ 

कार्याथिनः पुरुषान्‌ लज्चलुञ्चानिद्याचराणा भूतवलीश्न कुर्यात्‌ ॥३६॥ 
लछड्चलुड्चा हि सवंपातकानामागमनद्वारम्‌ ॥३७॥ 

मातु स्तनमपि लुअचन्ति रूब्स्योपजीविनः ॥३८॥ 

लड्चेन कार्यकारिभिरुद्धः स्वामी विक्रीयतें ॥३१९॥ 

प्रासादध्वंसनेन लोहकीछकलाभ हव लज्चेन राज्ञोउथेलामः ॥४०। 

राज्ञो लज्चेन कार्यकरणे कस्य नाम कल्याणम्‌ ॥४१॥ 

देवतापि यदि चौरेषु मिलति कुत प्रजामा कुशलम ॥॥४२॥ 
लुड्चेनाथथोेपाश्रयं॑ दर्शयन्‌ देश कोशं मित्र तन्‍्त्र च भक्षयति ॥४३॥ 
'राज्ञान्यायकरणं समुद्रस्थ मर्यादालड्भुनमादित्यस्य तमः पोषणमिव मातु- 
इचापत्यभक्षणसिव कलिकालविजुम्भितानि ॥४४॥ 

स्थायतः परिपालके राशि प्रजानां कामदु्घा भवन्ति सर्वा दिश ॥5७॥॥ 
काले वर्षति मधवान्‌, सर्वाश्चेतयः प्रशाम्यन्ति, राजानमनुवतंन्ते सर्चेपि 
लोकपालाः ॥४६॥ 

तैन मध्यममप्युश्म॑ लोकपाल राजानमाहु ॥४»। 

अव्यसनेन क्षीणधनान्‌ मूछधनप्रदानेन संभावगैत्‌ ॥४८॥ 

राज्ञो हि समुद्रावधिमंही कुटुम्ब, कलत्राणि थे वदावर्धनदीत्राणि ॥४९॥ 
अधितामुपा यनमप्रतिकुर्वाणो न गृह्लीयात्‌ ।९०॥ 

आगन्तुकेरसहनेश्च सह नम॑ न कुर्यात्‌ ॥५१॥ 

पूज्ये: सह नाधिक॑ वदेत्‌ ॥५२॥ 

भर्तुमशक्यप्रयोजनं न्र जन नाशया परिक्‍लेशयेत्‌ ॥५३॥ 

पुरुषस्य पुरुषो न दासः कितु धनस्थ ॥५थ॥। 

को नाम घनहीनो न भवेल्कूचु: ॥५५॥ 

धर्वेधनेषु विद्येश धन प्रधानमहायंत्वात्‌ सहामुयायिस्वाज्य ॥५६॥ 
सरित्समुद्रमिव नीचोपगतापि विद्या दुर्दर्श्षमपि राजान सगमयत्ति हप्७॥ 


अधितिवक्यासत का मुक्त सूख्र-पाठ १३७ 


परंतु भाग्यानां व्यापार: ॥५८॥ है 

सा खल्‍ू विद्या विदुर्षा कामधेनुयंतो भवति समस्तजगत्स्थितिज्ञानस्‌ ॥५०॥। 
छोकव्यवहारणज्ो हि सर्वज्ञोल्यस्तु प्राशोष्प्यवज्ञायक एवं ॥६९०॥ 

ते खल प्रशापारमिताः पुरुषा ये कुर्व॑न्ति परेषा प्रतिबोधनम्‌ ॥६१॥ 
अनुपयोगिना महतापि कि जलधिजलेन ॥६२॥ 


१८. अमात्यसभुददेश 


चतुरज्ेडस्ति चते नानमात्योपि राजा कि पुनरन्‍्य ॥९॥ 

नेकस्य कार्यसिद्धिरस्ति ॥२॥ 

नहोंक चक्र परिभ्रमति ॥र॥ 

किमवातः सेन्धनो5पि बह्िज्वलति ॥४॥ 

स्वकर्मोत्कर्षापकर्षयोर्दानमानाभ्या सहोत्पत्तिविपत्ती येषा तेअमात्या: ॥पषी। 

आयो व्यय; स्वाभिरक्षा तन्‍्त्रपोषणं चामात्यानामधिकार. ॥६॥ 

आयबव्ययमुखयोमुंनिकमण्डलुनिदर्शनस्‌ ॥७॥ 

आयो ब्रव्यस्योत्पत्तिमुख् ॥८॥ 

यथास्वामिशासनमथंस्थ विनियोगो व्यय ॥९%॥। 

आयमनालोच्य व्ययमानो वेश्नवणोडप्यवश्य श्रमणायते ॥१०॥ 

राज्ञ: शरीर धर्म: कलत्र अपत्यानि च स्वामिशब्दार्थ ॥११॥ 

तनत्र चतुरजड्भबरूम ॥१२॥ 

तोक्षण बलवत्पक्षमशुचि व्यसनिनमशुद्धाभिजनमशकयप्रत्यावतंतमतिव्यय- 
“शीलमन्यदेशायातमतिचिक्कण चामात्य न कुर्वीत ॥१३॥ 

तीक्ष्णो&भियुक्तो ज्रियते मारयति वा स्वामिनम्‌ ॥१४॥ 

बलवत्पक्षो नियोगाभियुक्त कल्लोल इब समूल नुपाडप्रिपमुन्मूछयति ॥१५॥ 

अल्पायतिमंहाव्ययो भक्षयति राजार्थंस ॥१६॥ 

अल्पायमुखो जनपदपरिग्रहों पोडयति ॥१७॥ 

तागन्तुकेष्वर्थाधिकार प्राणाइधिकारो वास्ति यतस्ते स्थित्वापि गन्तारो- 

5पकर्तारों वा ॥१८॥ 

स्वदेशजैध्व्थ॑ कृपपतित इव कालान्तरादपि लब्धु शक्यते ॥१९॥ 

चिककणादथंछाभ पराषाणाद्ल्कलोत्पाटनमिव ॥२०। 

सो5घिकारी य' स्वामिना सति दोषे सुलेन निगृहीतु शक्‍्यते ॥२१॥ 

ब्राह्मण-क्षत्रिय-सबन्धिनों न कुर्यादधिकारिण: ॥२२॥ 

ब्राह्मणो जातिवशात्सिद्धमप्यर्थ क्ृच्छेण प्रयच्छति, न प्रयच्छति वा ॥२३॥ 

क्षत्रियोईभियुक्त खड़गं दर्शयति ॥२४॥ 


३१३६ नीतठिवाक्यासृत्त में राजवीणि 


संबन्धी ज्ञातिभावेनाक्रम्य सामवाधिकास्‌ सबबंसप्यय श्रसते ॥२५॥ 
संबन्घस्त्रिविध श्रोतो मोल्यो योनहव ॥२क्षा। 

सहदोक्षित: सहाध्यायी वा श्रौत+; ॥२ण। 

मुखेन परिज्ञातो मौर्य: ॥२4॥ 

योनेर्जातो योतः ॥२९॥ 

वाचिकसबन्धे नास्ति सबन्धान्तरानुवृत्ति ॥३०॥ 

न ते कमप्यधिकुर्यात्‌ सत्यपराधे यघुपहत्यानुशबीत ॥३१॥ 

मान्यो5धिकारी राजाज्ञामवज्ञाय निरवग्रहश्च रति ॥३२॥ 

चिरसेवको नियोगी नापराधेष्वाशदूएते ॥३३॥ 

उपकर्त्ताधिका रस्य उपकारभेव ध्वजीकृत्य सर्वभवलुम्पति ॥रे४॥ 
सहपाशुक्रो डितो5मात्योइतिपरिचयातु स्वयमेव राजायते ॥३५॥ 

अन्तर्दुष्टो नियुक्त स्वंमनर्थ॑मुत्पादयति ॥३६॥ 

शकुनि-शकटालावत्र दुष्टन्तो ॥३७॥ 

सुहृदि नियोगिन्यवद्य भवति घनमित्रनाश ॥३८॥ 

मू्ख॑ंस्य नियोगे भर्तुध॑र्माथंयशसा संदेहो निश्चितों चानर्थनरकपातों ॥३९॥ 
सो$घिका री चिर नन्दति स्वामिप्रसादों नोत्सेकयति ॥४०॥ 

कि तेन परिच्छदेन यत्रात्मक्लेशेन कार्य सुख वा स्वामिन. ॥४१॥ 

का नाम निवृत्तिः स्वयमूढतृणभोजिनो गजस्थ ॥४२॥ 

अद्वसधर्माणः पुरुषा कर्मंसु नियुक्ता विकुवंते तस्मादहन्यहनि तान्‌ 
परीक्षेत्‌ ॥४३॥ 

मार्जारिषु दुग्धरक्षणसिव नियोगिषु विश्वासकरणम्‌ ॥४४॥ 
ऋषद्धिश्चित्तविकारिणी नियोगिनामिति सिद्धानामादेशः ।४५॥ 
सर्वोग्प्यतिसमृद्धों$घिकारी भवत्यायत्यामसाध्यकृच्छुसाध्यः स्वाभिपदाभि- 
लाषी वा ॥४६॥ 

भक्षणमुपेक्षण प्रज्ञाहीनत्वमुपरोध, प्राप्तार्थाश्रवेशों द्रव्यविनिमयश्चेत्यमात्य- 
दोषा; ॥४७॥ 

बहुमुख्यमनित्यं च करण स्थापयेत्‌ ॥४८॥ 

सत्रीष्वर्ेषु च मनागप्यधिकारे न जातिसंबन्ध+ ॥४९॥ 
स्वपरदेशजावनपेक्ष्यानित्यश्वाधिकार ॥५०॥ 
आदायकनिबन्धकप्रतिबन्धकनीवी ग्राहक राजाध्यक्षाः करणानि ॥५१॥ 
आयब्ययविशुद्ध द्रव्य नीवो ॥५२॥ 
नीवीनिबन्धकपुस्तकग्रहणपुर्वकमायब्ययौ विद्योधयेत्‌ ॥५३॥ 
आयब्ययविप्रतिपत्तो कुशलकरणकायंपुरुषेभ्यस्तद्विनिश्चय: ॥५४॥ 
नित्यपरीक्षणं कमंब्रिपर्य॑य. प्रतिपत्तिदान नियोगिष्वर्थोपाया: ॥५५॥ 


बोतियाक्यार्त का सूछ सूज्न-पाठ २३७ 
२८ 


नापीडिता नियोगिनी दुष्तक्रणा ह्वान्तःसारमुद्रमन्ति ॥६६॥ 

पुनः पुनरभियोगे नियोगिषु भूपतोंनां वसुधारा' ॥५७॥ 

सक्ृन्निष्पीडितं हि स्तानवस्त्र कि जहाति स्निःधताम ॥५८। 

देशमपोडयन्‌ बुद्धिपुरुषकाराश्या. पूर्वनिबन्धमधिक कुचेस्तर्थमानों 
लभते ॥५९॥! 

यो यन्न कर्मणि कुशलरस्त तत्न विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ 

न खलु स्वामिप्रसादः सेकंकेषु कार्यसिद्धितिबन्धन कि तु बुद्धिपुरुषकारा- 
बेव ।६१॥ 

शास्त्रविदप्यदृष्टकर्मा कर्मसु विषाद॑ गच्छेत्‌ ॥६२॥ 

अनिवेद्यभर्तुन किचिदॉरस्म॑ कुर्यादस्यत्रापत्प्रतीका रेभ्यः ॥६१॥ 
सहसोपचितार्थों मूलघनमात्रेणावशेषयितव्य ॥६४ा। 

मूलधनाद्‌ द्विगुणाधिकों छाभो भाण्डोत्यो यो भवति स राश ॥६५॥ 
परस्परकलहो नियोगिषु भूमुजा निधि; ॥६६॥ 

नियोगिषु लक्ष्मी: क्षित्तीए्वरा्णा द्वितीय कीोश' ॥६७) 

सर्वेसंग्रहेष्‌ धान्यसंग्रहो महान, यतस्तन्लिबन्धन जीवित सकलप्रया- 
सइच ॥६८॥ 

न खलु मुले प्रक्षिप्त खरो5॑पि द्रम्भः प्राणत्राणाय यथा धान्यम्‌ ॥६९॥ 
सर्वंधान्येषु चिरजीविन कीद्रवाः ॥७णा 

अनव नवैन वर्द्धयितव्य॑ व्ययितव्यं च ॥७१॥ 

लवणसग्रह सर्वरसानामुत्तमः ॥७२॥ 

सर्वरसमयमप्यस्नमलबंणं गीमयायते ॥७३॥। 


१९, जनपदसमुद्देदः 
पशुधान्यहिरण्यसपदा राजते इति राष्ट्रम ॥ १॥ 
भर्तु्दण्डकोशर्वृद्धि दिशतीति देंशः ॥२॥ 


विविधवस्तुप्रदानेत स्वामिन सझनि गजान्‌ वाजिनश्च विषिणोति बच्ता 
तीति विषयः ॥शा 


सर्वकामधुक्त्वेन नरपतिहृदय मण्डयत्ति भूषयतोति मण्डल ॥४॥ 
जनस्य वर्णाश्रमलक्षणस्य द्र॒ब्योत्पत्तेवा पद स्थानमिति जनपद: ॥५॥ 
निजपतेरुस्कषंजनकत्वेन शत्रहुदयाति दारयति भिमत्तीति दारकस ॥६॥ 
आत्मसमृद्ध्या स्वामिन स्वेव्यसनेम्यों निगेमयतीति लिगंम' ॥७॥ 


११८ सींतियाक्याग्टत में राजनीति 


अन्योज्यरक्षकः सत्पाकरद्रव्यनाथधंत्रताते नातिवृद्धयातिहीवग्रामो बहुसां- 
रविचित्रधान्यहिरण्यपप्पोत्पत्तिरदेवमातृकः पशुमनुष्महित' श्रेणिलृध्रकरपंक- 
प्राय इति जनपदस्य युज़ा; ॥८॥ 

विदतृणोदकोपष स्पाप्ाणकण्टकनिस्गिसंपल्ु रप्रावभूमिभूृ रिबर्णषा ज़ीवनो 
व्याललुब्धकम्लेच्छबहुलः स्वल्पसस्पोष्पशिष्वश्फल्पपार इति देशदोषाः ॥९॥ 
तत्र सदा दुभ्भिक्षमेव, यत्र जलदजलेन सस्योत्पत्तिरकृष्टभूमिश्चा रम्भः ॥१०॥ 
क्षत्रियत्राया हि ग्रामाः स्वल्पास्वपि बाघासु प्रतियुद्ध्यन्ते ॥११॥ 
ज्रियमाणो5पि द्विजलोको न खलु सान्त्वेन सिद्धमप्यथ प्रयच्छत्ि ॥१९॥ 
स्वभूमिक भुक्तपृर्वमभुकत था जसबद स्वदेशाशिमुख दानप्ानाभ्या परदेशा- 
द्ायहेत्‌ वासयेच्च |।३२॥ है 

स्वल्पोष्प्यादायेषु प्रजोपद्रवों महान्तमर्थ नाशयति ॥१४॥। 

क्षीरिषु कणिशेषु सिद्धादायों जनप्रदमुद्वासयति ॥१५॥ 

छवनकाले सेनाप्रचारो दुर्भिक्षमावहति ॥१६४ 

सर्वबाधा प्रजाना काश पीडयति ॥६७४ 

दतपरिहा रमनुगृक्लीयात्‌ ॥१६॥। 

मर्यादातिक्रमेण फलवत्यपि भूमिर्भ॑वत्थरष्पानों ॥ १९॥। 

क्षीणजनसभावन तृणशलाकाया अपि हुवग्रमश्नह. कदाचित्किज्रिदुपज्ञीवन- 
मिति परमः प्रजाना वर्धभोषायः ॥२०४ 

न्यामेल रक्षिता पष्यपुटमेदिनों पिण्डा राशा कामघेनु: ॥२१॥ 

राज्ञा चतुरज़बलाभिवृद्धपे भूयासो भक्तप्रासाः ॥२०२॥ 

सुमहच्च गोमण्डल हिरण्याय युक्त शुल्क कोशबुद्धिहेतु' ॥२३॥ 
देवद्विजप्रदेवा गोहतभ्रमाणा भूमर्दातु रादातुश्च सुखनिर्बाहा ॥२०॥ 
क्षेत्रपप्रखण्डधर्मायतवानामुत्तरः पूर्व बाधते न पुनरुलर पूव॑. ॥२५॥ 


२०, दुर्गंसमुद्देश: 
यस्याभियोगात्परे दु ख गच्छन्ति दुर्जनोद्योगविषया वा स्वस्यापदो गमयतीति 


दुर्गम ॥१॥ 
तद्द्विविध स्वाभाविकमाहाय च ॥२॥ 


वेषम्यं पर्याध्षावकाशों यवसेन्धनोदकभूयस्त्वं स्वस्थ परेषामभावों बहुधान्य- 
रससंग्रह प्रवेशापसारो वीरपुरुषा इति दुर्गंसंपत्‌ अत्यद्वन्दिशालावत्‌ ॥३॥ 
श्रदुर्यों देश कृत्प जाम न परिभवास्पदशू ॥४॥ 

अदुर्गस्थ राज्ञः पयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापद्रि नास्लसक्षत्रः ॥९॥ 


मीरशिभनाक्सा रुक्ष का घूछ शुश्न-पाठ ३९ 


उपायतो5धिममनमुपजापरिचिरानुबन्धोधवस्कल्दती३ णपुरुषोषयोगरवैति पर- 
दुर्गकम्भोपायाः ।शा 

नामुद्रहस्तोषशोधितो वा दुर्गमध्ये कश्चित्‌ प्रविशेष्निर्गच्छेद्दा ॥७॥ 

श्रूयत्ते किछ हुणाधिपतिः पण्यपुटवाहिमिः सुमटेः चित्रकूट जम्राहू ॥८॥ 
खेटलड्गघरे. सेबार्थ क्षत्रुणा मद्रास्य काञ्चोपतिमिति ।(«९॥ 


२१. कोशसमुद्देशः 
यो विपदि सपदि च स्वामिनस्तम्त्राभ्युदय॑ कोशयतोति कोश ॥१॥ 
सातिशयहिरण्य रजतप्रायो व्यावहारिकनाणकबहुलो महापदि व्ययसहश्चेति 
कोशगुणा ॥२॥ 
कोश वर्ध॑यन्लुत्पन्नमर्थमु पयुञ्जीत ॥३॥ 
कुतस्तस्यायत्या श्रेयासि य प्रत्यहं काकिरायापि कोश न वर्धयति ॥४॥ 
कोशो हि भूपतीना जीवन न प्राणा: ॥५॥ 
क्षीणकोशो हि राजा पौरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो राष्ट्शून्यता स्थात्‌ ॥६॥ 
कोशो राजेत्युच्यते न भूषतीना शरीरम ॥»॥ 
यस्य हस्ते द्रव्य स जयति ॥८॥ 
घनहीनः कलत्रेणापि परित्यज्यते कि पुनर्नान्‍येः ॥९॥ 
न खलु कुलाचाराम्या पुरुष: सर्वोशपि सेव्यतामेति किन्तु वित्तेतेव ॥१०॥ 
स खलु महान्‌ कुलोनइच यस्यास्ति धनमनुनस ॥११॥ 
कि तया कुलोनतया महत्तया वा या न संत्पंयति परान्‌ ॥१२॥ 
तस्य कि सरसो महत्त्वेत यत्र न जलानि ॥१३॥ 
देवद्िजवणिजा धर्माष्वर्परिजनानुपयोगिद्रव्यभागेरा्यविधवानियोगिग्राम- 
कटगणिकासघपाखण्डिविभवप्रत्यादानें. समृद्धपो रजानपदब्रविणसविभाग- 
प्राथंनेरनुपक्षयश्री कामन्त्रिपुरोहितसामन्तभूपालानुतयग्रहागमनाभ्या  क्षीण- 
कोश कोश कुर्यात्‌ ॥१४॥ 


२२. बलसमुद्देशः 
द्रविणदानप्रियमाषणाभ्यामरातिनिवारणेव यद्धि हित स्वामिन सर्वावस्थासु 
बलते सवुणोत्रीतरि बलम्‌ ॥१॥ 
बलेषु हस्तिनः प्रधानमड़ स्वेरवयवैरष्टायुधा हस्तिनो भवति ॥२॥ 
हस्तिप्रधातों विजयो राज्ञा यदेकोअ्षप हस्तो सहन योधयति ते सोदति 
प्रहा रसहर्स् णाषि ॥३१॥॥ 


२१० नीतिवाक्यासंत में राजनीति 


जातिः कुल वन॑ प्रचारश्च वनहस्तिनां प्रघानं कि तु शरीर बल शौय॑ शिक्षा 
सच तदुचिता च सामग्री सपत्तिः ॥४॥ 

अशिक्षिता हस्तिन: केवलमर्थ॑प्रांणहरा: ॥५॥ 

सुखेन यानमात्मरक्षा पंरपुरावमर्दनमरिव्यूहृविघातों जलेषु सेतुबन्धों वचना- 
दन्यत॒ सवंविनोदहेतवर्चेति हस्तिगुणा* ॥६॥ 

अध्यवर्रु सेन्यस्य जगम श्रकार ॥७॥ 

अध्वबलप्रधानस्य हि राज्ञ कदनकन्दुकक्रीडाः प्रसौदन्ति श्रियः, भवन्ति 
दूरस्था अपि शत्रवः करस्था।। आपत्सु सवंमनोरथसिद्धिस्तुरगे एव, 
सरणमपसरणमवस्कन्दः परानोकमेदन च तुरज़ुमसाध्यमेतत्‌ ॥८॥ 
जात्यारूढो विजिगीषु“ शत्रोभ॑वर्ति तत्तस्य गमन नारातिदंदाति ॥९«॥ 
तजिका, ( स्व ) स्थलाणा करोखरा गांजिगाणा केकाणा पुष्ठाहारा गष्हारा 
सादुयारा सिन्धुपारा जात्याइवाना नवोत्पत्तिस्थानानि ॥१०॥ 

समा भूमिधनुर्वेदविदों रथारूढाः प्रहर्तारों यदा तदा किमसाध्य नाम 
नृपाणाम्‌ ॥११॥ 

रथेरवमदित परबल सुखेन जीबते मौल भृत्यकभृत्यश्रेणीमित्राटविकेषु 
पूबे पूर्व बल यतेत्‌ ॥१२॥ 

अथान्यत्सप्तममौत्साहिक॑बल यद्विजिगीषोविजययात्राकाले परराष्ट्रविछो- 
डतार्थमेव मिलति क्षत्रसारत्व शस्त्रज्ञवव शौय॑सारत्वमनु रक्तत्व चेत्यौश्साहि- 
कस्य गुणा ॥९शे। 

मौलबलाविरोधेनान्यद्बलमथंमानाभ्यामनुगृह्ली यात्‌ ॥ १४॥ 
मोलाख्यमापद्यनुगच्छति दण्डितमपि न दुह्यति भवति चापरेषाम- 
भेय्यम ॥१५॥ 

न थार; पुरुषान्‌ योधयति यथा स्वामिंसमान ॥१६॥ 

स्वयमनवेक्षण देयाशहरणं कालयापना व्यक्ननाप्रतोकारा विशेषविधाव- 
सभावन च तन्त्रस्य विरक्तिका रणानि ॥१७॥ 

स्वयमवेक्षणीयसैन्यं परैरवेक्षयश्नर्थ॑तस्त्राभ्या परिहीयते ॥१८॥ 

आश्रितभरणे स्वामिसेवाया धर्मानुष्ठाने पुत्नोत्पादनोे च खलु न सन्ति 
प्रतिहस्ताः ॥१०।॥ 

तावदेयं यावदाश्रिता: संपूर्णतामाप्नुबन्ति _रेणा 

न हि सत्र द्रंब्यमव्ययमानों राजा दण्डनीय' ॥२१॥ 

को नाम सच्षेता) स्‍्वगुड चोयात्खादेत्‌ ॥२२॥ 

कि तेन जलदेन यः काले न वर्षति ॥२३६॥ 

स कि स्वामो थ आश्रितेष्‌ व्यसने न प्रविधतते ॥रर४॥ 

अविशेषज्ञे राज्ञि को नाम तस्थार्थ प्राण॑ध॑यये नोत्सहेत ॥२५॥ 


नीसियाक्थारूंत का मूंछ सूख्र-पाठ शव 


हैडे, मिव्रसमुद्दे शः 


य' सपदीव विपद्यपि मेद्यति तन्मित्रयु ॥३॥ 

यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको बा भ्रवत्ति तन्नित्यं ्रविम्‌ ॥२॥ 

सत्सहू धित्र यत्युवेपुस्वपरम्फ्ाप्ात: संक्‍लय- ॥३४ 
यद्वृत्तिजीवितहेतो राश्रित श्त्कृ त्रिल॑ ग्रिबस ॥४॥॥ 
व्यसनेषुपस्थानमर्थेष्वविकल्प' स्त्रीथु परम झ्लौोत्र कोपप्रसाद्रबिश्ये क्प्रति- 
पृक्षत्वमिति मित्रगुणा, धक्ष। 

दानेन प्रणय. स्वाथंपरत्व कि्द्युपेक्षणमहितसप्रयोगा विप्रक्ृम्मनगर्भप्रश्नय- 
इचेति मित्रदोषा। ॥६॥ 

स्‍्त्ीसगलिविवादो 5भीक्ष्मयरचनमप्नदानपर्थ पंत्रन्ध। प्रेक्षदोषग्रहण पेशुन्या- 
कर्णन च॒ मंत्रों मेदका रणानि ॥॥0॥ 

न क्षीरात्‌ पर मह॒दस्ति बत्सगतिमात्रेणश करोति नीरमात्मसमस्‌ ॥4॥ 

न नीरात्पर मह॒ृदस्ति यन्मिछितमेव सवधंयत्रि रक्षति च स्वक्षयेण 
क्षीर्ु ॥९॥। 

प्रेत केनाप्युपकारेण तिथंड्ब्नोईपि प्रत्युपकारिणो«्यभिचारिणश्च न पुन 
प्रायेण मनुष्या ॥२०॥ 

तथा चोपास्यानक --अ्टवब्या किलान्ग्रकृषे वतिशेषु कपिसपंसिहाक्षशालिक- 
सोवर्णिकेषु कृतोपकार; कंकायननामा करिवत्पाल्यो विशाकाया पुरि तस्मा- 
दक्षशालिक्रादृव्यापादनमवाप नाडोजघश्च गोतमादिति ॥११॥ 


. राजरक्षासमुद्देशः 


राज्ञि रक्षिते सर्व रक्षित अवत्यत: स्वेभ्य: प्ररेभ्यरव नित्य राजा रक्षि- 
लक्यः ॥१॥ 

गत एवोक्‍्त॑ नयविस्दि --पितृपेताभह सहासबन्धानुबद्ध शिक्षितमतुरक्त 
कृतकर्मणा च जनभ्‌ आयल्न कूर्ग्रीत २ २॥ 

अम्पदेक्षीयमकृताथंभान स्वदेशीयं चापकृत्योपगृद्दीतमासन्‍्त ले कुर्वील ॥२॥ 
चित्तविकृतेर्नास्त्यविषयः किन्न भवति मातापि राक्षसी ॥७॥ 

अस्वामिका प्रकृतय समृद्धा ऋषि शिश्तरोशु भर दावशुवस्सि ॥५॥ 

देहिनि गतायुषि सकराज़े कि कशोति अन्वन्त्रराप वेख ॥६॥ 
राशस्तावदासन्ना स्त्रिय आश्क्षततरा यायादा भावचतम्तदव पुत्रास्ततो राज: 
प्रथम स्त्रीभ्यो रक्षण ततो दाब्रादेभ्यस्‍्ततः चुत्रेन्च: 0७॥ 
आवण्ठादाचक्रवविन- सर्वोदषि स्त्रीसुखाम किल्स्यलि 20 

निवृत्तस्त्रीसगस्य क्नपरिगरहों भुशक्षण्डसशिव ॥९॥ 


२३१ धीलिकाक्शाकुत्त से उक्त 


संर्यी, स्त्रिय' क्षोरींदविंछा इत विषामत्तस्थानस्‌ ॥१७। 

मकरदष्टा इव स्त्रियः स्वभावादेव वक्रशीला; ॥११॥ 

सत्रीणा वशोपायो देवानाबपि दुर्लमः ॥१२॥ 

कुलत्र रूपवत्सुभगमनवच्चाचारमपत्यवदिसि महतः पृण्यस्य फल ॥३श। 
कामदेवोत्संगस्थापि स्त्रों पुरुषान्तरमभिलूष॑ति व ॥१४॥ 

न मोहो छज्जा भय स्त्रीणां रक्षण किन्तु परपुरुषादर्शनं संभोग: संवस्ताधा- 
रणता च॑ ॥१५॥ 

दानदर्शनाभ्वा समवुत्तों हि पु सि नापराध्यन्ते स्त्रिय ॥१६॥ 

परिगुहीतासु स्त्रीषु प्रियात्रियत्वं ने मन्‍्येत ॥१७॥ 

कारणवदा ब्िम्बोप्प्यनुभूयतें एवं ॥१८॥ 

चतुर्थदिवसस्नाता स्त्री तीरथंम, तीर्थॉपराधों महानधर्मानुबन्ध' ॥१९॥ 
ऋतावपि स्त्रियमुपेक्षमाणा: पितणामृणभाजनम ॥२०॥। 

अवरुद्धा स्त्रिय' स्वयं नश्यन्ति स्वामिनं वा नाशयन्ति ॥२१॥ 

न स्त्रीणामकंव्ये मर्यादास्सि वरमविवाहों नोढोपेक्षणम्‌ ॥रर॥। 
अकृतरक्षस्यथ कि कलत्रेणाकृषत: कि क्षेत्रेण ॥२१॥। 

सपत्नीविधान पत्युरसमञझ्जस च॑ बविमानेनमपत्यामावशच चिरविरहश्च 
सत्रीणा विरक्तकारणानि ॥२श४॥। 

न स्त्रीणा सहजो गुणों दोषों वास्ति कि तु नश्व समुद्रसिव यादु्श पतिमाप्नु- 
वन्ति तादुइ्यों भवन्ति स्त्रियः ॥२५॥ 

सत्रीणा दोत्य स्त्रिय एवं कुयुस्तैरक्यीषपि पुयोग स्त्रियं दूषयति कि 
पुनर्मानुष्यः ॥२६॥ 

वंशविशुद्ध्यर्थमनथंपरिहा रा स्त्रियों रक्यन्ते न मोगार्थम्‌ २७॥ 
भोजनवत्सवंसमाना* पष्या ज्भूनाः कस्तासु हर्षामषंयोरवसर ॥२८॥ 
यथाकाम कामिनीना सम्रहः परमनीष्यावानकल्याणावहः प्रक्रमो5दौवारिके 
द्वारि को नाम न प्रविशाति ॥रथा। 

मातुग्य&जनविशुद्धा राजवसत्युपरिस्थाविन्य' स्त्रिंय समकतव्या; ॥३०॥ 
ददु रस्म सपंगृहप्रवेश इव स्त्रीगृहप्रवेशों रा ॥३१॥॥ 

न हि स्त्री गृहादायातं किचित्स्वयमनुभवतीयम्‌ ॥३२॥ 

तापि स्वयमसुभवसीयेषु स्त्रियों नियोक्तब्या: _॥३३॥ 

सवनन स्वातन्त्र्य चाभिलषन्त्य स्त्रिय कि नाम न कुर्वस्ति ॥३४॥ 

श्रयते हि किल आत्मन' स्वच्छन्दबृत्तिमच्छस्ती विषविदूषितगण्ड्षेण मणि- 
कुण्डला महादेवो यवनेषु निजतनुजराज्यांयथ जबान राजानमज़ू राजम। ३५॥ 
विषालक्तकदिग्घेनाधरेण वसन्‍्तमति शरसेनेषु सुस्तविलास, विषोषलिप्तेन 
मेखलामणिना वुकोदरी दशार्भेदु मदनाणंवम्र, निशितनेमिना भुकुरेण 


सीथियाक्यामंत का मरे सूक्ष-पाठ श्श्ड् 


मदिराक्षी मगधेषु मन्मथब्रिनोदं, कवरोनिमूढेनासिपन्रेण चन्द्ररसा पाष्डथेषु 
पुण्डरीकमिति ॥३६॥ 
अमृतरसवाप्य इव श्रीजसुखोपकरणं स्त्रियः ॥२७॥ 
कस्तासा कार्याकाय॑विलोकनेईघिका र ॥३८४ 
अपत्यपोषणे गृहकमंणि शरीरसस्‍्कारे शयनावसरे स्त्रीणां स्वातन्ध्यं 
सान्यत्र ॥३९॥ 
अतिप्रसकतेः स्त्रीषु स्वातन्त्रय करपतन्रमिव पत्युर्नाविदाय हृदय विश्वा- 
म्यति ॥४०॥ 
स्त्रीवशपुरुषो नदी प्रवाहपतितपादप इव न चिर नन्दत्ति ॥४१॥ 
पुरुषमुष्टिस्था स्त्रो खडगयष्टिरिव कमुत्सव न जनयति ॥४श)। 
नातीव स्त्रियो व्युत्पादनीयाः स्वभावसुभगो5पि शास्त्रोपदेशः स्त्रीषु, शस्त्रीषु 
पयोलव इव विषमता प्रतिपद्यते ॥४३॥ 
अश्रुवेणाधिकेनाप्यर्थेन वेश्यामनु मवन्पुर॒ुषो न चिरमनुभवति सुखम्‌ ॥४४॥ 
विसजनाकारणाभ्या तदनुभवे महाननथं: ॥४५॥ 
वेध्यासक्ति: प्राणार्थशानि कस्य न करोति ॥४६॥ 
घनमनुभवन्तरि वेश्या न पुरुषम्‌ ॥४७॥ 
घनहीने कामदेवे5पि न प्रीति बध्नन्ति वेश्या' ॥४८॥ 
स पुमान्‌ न भवति सुखी, यस्यातिशय वेश्यासु दानम्‌ ॥४९॥ 
स पशोरपि पणु य स्वधनेन परेषाम्थंवन्‍्ती करोति वेश्यास्‌ ॥५०॥ 
आचित्तविश्रान्ते वेदयापरिग्रह श्रेयान्‌ ॥५१॥ 
सुरक्षितापि वेश्या न सवा प्रकृति परपुरुषसेवनलक्षणा तव्यजति ॥५२॥ 
या यस्थ प्रकृति; सा तस्व देवेनापि नापनेतु शक्येत्‌ ॥५३॥ 
सुभोजितो5पि श्वा किमशुचोन्यस्थोनि परिहरत्ति ॥५४॥ 
न खलु कपषि शिक्षाशतेनापि चापल्य परिहरति ५५॥ 
इक्षुरसेनापि सिक्तो निम्ब कंटुरेव ॥५६॥ 
क्षीराश्चितशकरापानभोजितश्चाहिन कदाचित्‌ परित्यजति विषम्‌ ॥॥५७॥ 
न्‍्मानदिवसादायु कुल्यानामपग्नहहेतु: ॥५८॥ 
तन्त्रकोशवर्धिनो वृत्ति्दायादान्‌ विकारयति ॥५९॥। 
तारुण्यमधिकृत्य सस्का रसाराहितोपयोगाच्च शरीरस्य रमणीयत्व न पुन 
स्वभाव, ॥६०॥ 
भक्तिविश्रम्भादव्यभिचारिण कुल्य पुत्र वा सव्धेयेत्‌ ॥६१॥ 
विनियुज्जीत उचितेषु कमंसु ॥६२॥ 
भर्तुरादेश न विकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
अन्यत्र प्राणबाधाबहुजनविरोधपातकेभ्य* ॥६४॥ 


श्९४ नीतिवाक्यासृत में राजबीति 


बलवत्पक्षपरिग्रहेषु दायिष्वाप्तपुरुषपुर/ःसरो विश्वासों वशीकरण मूढपुरुष- 
निक्षेप: प्रणिधिर्वा ॥६५ता 

दुर्बोधे सुते दायादे वा सम्यग्युक्तिभि्दु रभिनिवेशमवता रयेत्‌ ॥६॥ 
साधुष्पचय॑माणेषु विकृतिभजन स्वहस्ताख़ाराकषंणमिव ॥६७॥ 
क्षेत्रबीजयोवेकृत्यमपत्यानि विकारयति ॥६८॥ 

कुलविशुद्धिरभयतः प्रोतिमेन प्रसादोइ्नुपहतकाल्समयदच श्रीसरस्वत्या- 
वाहनमन्त्रपूतपरमान्नोपयोगएच गर्भाषाने पुरुषोत्तममवरतारयति ॥६९॥ 
गर्भशमंजन्मकर्मपत्येषु देहछाभात्मलाभयो; कारण परमस्‌ ॥७०॥। 
स्वजातियोग्यसंस्कारहीनाना राज्ये प्रव्नज्याया च नास्त्यधिकारः ॥७१॥ 
असति योग्येध्न्यस्मिन्नड्भविहीनो४पि पितृपदमहंत्य[पुत्रोत्पत्तेः ॥७२॥ 
साधुसपादितो हि राजपुत्राणा विनयोउन्वयमम्थुदर्य न च दूषयति ॥७३॥ 
घुणजग्ध काष्ठमिवाविनीत राजपुत्र राजकुलमभियुक्तमात्र भज्येत्‌ ॥७४॥ 
आप्तविद्यावृद्धोपरुद्धा' सुखोपरुद्धाश्व राजपुत्रा: पितर नाभिद्रुह्यन्ति ॥७५॥ 
मातृपितरौ राजपुत्राणा परम॑ देवम्‌ ॥॥७६॥ 

यत्पसादादात्मलाभो राज्यछाभइच ॥७७॥ 

मातृपितृभ्या मनसाप्यपमानेष्वभिमुखा अपि श्रियो विमुखा भवन्ति ॥७८॥ 
कि तेन राज्येन यत्र दुरपवादोपहत जन्म ॥७९॥ 

क्वचिदपि कर्मंणि पितुराज्ञा नो लड्भयेत्‌ ॥८०॥ 

किन्तु खलु रामः क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराञ्ञया 
वनमाविवेश ॥८१॥ 

य खलु पृत्रो मनसितपरम्परया लमभ्यते स कथमपकत्तंव्यः ॥८२॥ 
कतंव्यमेवाशुभ कर्म यदि हन्यमानस्य विपद्वधिधानमात्मनो न भवेत्‌ ॥८३॥ 
ते खल राजपुत्राः सुखिनो येषा पितरि राजभारः ॥८४॥ 

अल तया श्रिया या किमपि सुख जनयन्ती व्यासड्भपरम्पराभिः शतशो 
दुःखमनुभावयति ॥८५॥ 

निष्फलो ह्यारम्भः कस्य नामोदकेंण सुखावह ॥८६॥ 

परक्षेत्र स्वय कृषत कर्षापयतों वा फल पुनस्तस्येव यस्य तत्कषेत्रमु ॥८७॥ 
सुतसोदरसपत्नपितृव्यकुल्यदोहित्रागन्तुकेषु. पृव॑पूर्वाभावे भवत्युत्तरस्य 
राज्यपदाबाप्ति ॥८8&॥ 

शुष्कश्याममुखता वाकस्तम्भः स्वेदों विजुम्भणमतिमात्र वेषथु: प्रस्ललन- 
मास्यप्रेक्षममावेग कर्मणि भूमो वानवस्थानमिति दुष्कृत कृत. करिष्यतो 
वा लिज्भानि ॥८९%॥ 


भोतिवाक्यारूत का सूछ सूतन्न-पाठ श्श्च 
२९ 


२५ विवसानुष्ठानससुद्देंशः 

ब्राह्मे मुह॒तें उत्थायेति कतंब्यतायां समाधिमुपेयात्‌ ॥१॥ 

/ सुखनिद्राप्रसन्‍ने हि मनसि प्रतिफलन्ति यथार्थग्राहिकाबुद्धय- ॥२॥ 
उदयास्तमनशामिषु धर्मकालातिक्रमः ॥३॥ 
आत्मवकत्रमाज्ये दपपंणो वा निरीक्षेत्‌ ॥४॥ 
न प्रातबंबंधर विकलाजु वा पश्येत्‌ ॥५॥ 
सन्ध्यासु घोतमुख॑ जप्त्वा देवोथ्नुगृह्लाति ॥६॥ 
नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति मुखशुद्धिः ॥७॥ 
न कार्यव्यासज्भेन शारोर कर्मोपहन्यात्‌ ॥८॥ 
न खलु युगेरपि तरज्भुविगमात्‌ सागरे स्वानम्‌ ॥९%॥ 
बेगव्यायामस्वापस्तानभोजनस्वच्छन्दवृत्ति कालान्नोपरुन्ध्यात्‌ ॥१०॥। 
धुक्रमलमुत्रमरद्वेगसरोधो हमरीभगन्दर-गुल्माशंसा हेतु: ॥११॥ 
गन्धलेपावसान शौचमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
यहिरागतो नानाचाम्य गृह प्रविशेत्‌ ॥१३॥ ः 
गोसग व्यायामो रसायनमन्यत्र क्षीणाजीणंवुद्धवातकिरुक्षमोजिभ्य ॥१४॥ 
शरीरायासजननो क्रिया व्यायाम: ॥१५)॥) 
शस्त्रवाहताभ्यासेन व्यायाम सफल्येत्‌ ॥१६॥ 
आदेहस्वेदं व्यायामकालमुशल्त्याचार्या. ॥१७॥ 
बलातिक्रमेण व्यायामः का नाम नापद जनयति ॥१4॥ 
अव्यायामशीलेषु कुतो5ग्निदीपनमुत्साहो देहदाढ्य॑ च ॥१९॥ 
इन्द्रियात्ममनोमझता सुक्ष्मावस्था स्वाप ॥२०॥ 
यथास्वात्म्य स्वपादभुक्तान्नपाकों भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१॥ 
सुघटितमपि हितं च भाजन साधयत्यन्नानि ॥२३२॥ 
नित्यस्नानं द्वितीयमुत्सादन तृतोयकमायुष्य चतुर्थंक प्रत्यायुष्यमित्यहीन 
सेवेत्‌ ॥२३॥ 
घ॒र्मार्थकामशुद्धिदुज॑नस्पर्शा स्नानस्यथ कारणानि ॥२४॥ 
श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फछस ।२५॥। 
जलच रस्येव तत्स्तान यत्र न सन्ति देवगुरुधर्मो पासनानि ॥२६॥ 
प्रादुर्भवत्क्षुत्पिपासोध्म्य ड्भस्नान कुर्यात्‌ ॥२७॥ 
आतपसतप्तस्थ जलावगाहो दृग्भान्य शिरोब्यथा च करोति ॥२८॥ 
बुमुक्षाकालो भोजनकालः ॥२०॥ 
अक्षुधितेनामृतमप्युपभुक्त च भवति विषम ॥३०॥ 
जठराग्नि वज्जञार्नि कुव॑न्नाहारादौ सदेव वच्धक बलयेत्‌ ॥३१॥ 
निरभ्नस्य सब द्रवद्रव्यमग्नि नाशयति ।.३१॥ 


१३६ नोतिवाक्यासत में शजनीति 


अतिश्रमपिपासोपशान्तो पेयाया' परं कारणमस्ति ॥३३॥ 

घृताधरोत्त रभुड्जानो5ग्नि दृष्टि च लमते ॥३४॥ 

सकदभूरिनी रोपयोगो वन्हिमंबसादयति ॥३५॥ 

क्षुत्कालातिक्रमादश्रद्ेषो देहसादश्व भवति ॥३६॥ * 

विध्याते वन्हों कि नामेन्धन कुर्यात्‌ ॥रेजी। 

यो मितं भुछक्ते स बहु भुझकते ॥३८॥ 

अप्रमितसुख विरुद्धमपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकालं चाह्न॑ नानु- 
भवेत्‌ ॥३९॥ 

फल्गुभुजमननुकल क्षुधितमतिक्रूर च न भुक्तिसमये सन्निघापयेत्‌ ॥४०॥ 
गृहीतग्रासेषु सहमोजिष्वात्मनः परिवेषयेत्‌ ॥४१७ 

तथा भुञ्जीत यथासायमन्येद्युश्च न विपद्यते बन्हि' ॥४२॥ 

न भुक्तिपरिमाणे सिद्धान्तो 5स्ति ॥४३॥ 

वन्ह्यभिलाषायत्तं हि भोजनम्‌ ॥४४॥ 

अतिमात्रभोजी देहमग्नि च विधुरयति ह४५॥ 

दीप्तो वन्हिलंघुभोजनादबल क्षपयति ॥४६॥ 

अत्यशितुर्दु 'खेनान्नपरिणाम ॥४७॥ 

श्रमातंस्थ पान भोजन च ज्वराय छद॑ये वा ॥४८॥ 

न जिह॒त्सुनं प्रस्त्रोतुमिच्छुनसिमज्जसमनाइच नानपनोय पिपासोद्रेकमश्नी- 
यात्‌ ॥४९॥ 

भुक्त्वा व्यायामव्यवायो सद्यो व्यापत्तिकारणस्‌ ॥५०॥ 

आजन्मसात्म्य विषमपि पथ्यम्‌ ॥५१॥ 

असात्म्यमपि पथ्य॑ सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपथ्यम ॥५२॥ 

सर्व बलवत पथ्यमिति न कालकूट सेवेत्‌ ॥५३॥ 

सुशिक्षितो5पि विषतल्त्रज्ो ज्रियत एवं कदाचिद्विषात्‌ ॥५४॥ 
सविभज्यातिथिष्वाश्चितेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥५५।॥। 

देवात्‌ गुरूत्‌ धर्म चीपचरज्न व्याकुलमतिः स्थात्‌ ॥५६॥ 
व्याक्षेपभूमनोनिरोधो मल्दयति सर्वाण्यपीन्द्रियाणि ॥५७॥ 

स्वच्छन्दवृत्ति। पुरुषाणा परम रसायनम्‌ ॥५८॥ 

यथाकामसमीहानाः किल काननेषु करिणो न मवन्त्यास्पद व्याघीनास्‌ ॥५९॥। 
सतत सेव्यमाने द्वे एवं वस्तुनो सुखाय, सरस. स्वैरालापः ताम्बूलभक्षण 
चेति ॥६०ा 

चिरायोध्वंजानुजंडयति रसवाहिनीनंसा: ॥६१॥ 

सततमुपविष्टो जठरमाध्मापयति प्रतिपद्यते च तुन्दिलता वाचि मनसि 
शरोरे च ॥६२॥ 


जीशिवाक्यास्त का मूछ सृज्न-पाठ २३७ 


अतिमात्र॑ खेदः युरुषमकाले5पि जरया योजयति ॥६श॥ 
नादेवं देहप्रासादं कुर्यात्‌ ॥हथ। 

देवगुरुधमंरहिते पुसि नास्ति संप्रत्ययः ॥६५॥ 
क्लेशकर्मंविपाकाशये रपरामृष्ट, पुरुषविशेषों देव: ॥६६॥ 
तस्येवेतानि खलु विशेषनामान्यहूंन्नजो5नन्तः शम्भुबुंद्धस्तमोउल्तक 
इति ॥६९७॥ 

आत्मसुखानवरोधेन कार्याय नक्तमहर्च विभजेत्‌ ॥६८॥। 
कालानियमेन कार्यानुष्ठान हि मरणसमस्‌ ॥६९॥ 
भात्यन्तिके कार्ये नास्त्यवसर! ॥७०] 

अवश्य कतंव्ये काल न यापयेत्‌ ॥७१॥ 

आत्मरक्षाया कदाचिदर्पि न प्रमाद्येत्‌ ७शा 

सवत्सा घेनु प्रदक्षिणीकृत्य धर्मासन॑ यायात्‌ ॥७३॥ 
अनधिक्ृतो5नभिमतश्च न राजसभा प्रविशेत्‌ |७४॥ 
व घ280 त्थायाभिवादयेत्‌ ॥७५॥ 

देवगुरुधमंकार्याणि स्वय पदयेत्‌ ॥७६॥ 

कुहकाभिचा रकरंकारिभि सह न सगच्छेत्‌ ॥७ण। 
प्राण्यूपघातेन कामक्रीडा न प्रवर्तयेतु ॥७८॥ 

जतन्यापि परस्त्रिया सह रहसि न तिष्ठेतू ॥७०॥॥ 
नातिक्रुद्वोईपि मान्यमत्तिक्रामेदवर्मन्येत्‌ वा ॥८०॥ 
ताप्ताशोधितपरस्थानमुपेयात्‌ ॥८श॥ 

नाप्तजनेरनारूढ वाहनमध्यासीतु ॥८२॥ 

न स्वेरपरीक्षित तीर्थ सार्थ तपस्विन वाभिगच्छेतु ॥८३॥ 
न याश्टिकेरविविक्तं मार्ग भजेत्‌ ॥८४॥ 

न विषापहा रोषध्रिमणीन्‌ क्षणमप्युपासीतु ॥८५॥ 

सदेव जाज्भलिको विद्या कण्ठेन घारयेत्‌ ॥८६॥ 
मन्त्रिभिषर्नैमित्तिकरहित कदाचिदपि न प्रतिष्ठेत्‌ ॥८»॥| 
वज्नावन्यचक्षुषि च भोज्यमुपभोग्य च परीक्षेत्‌ ॥८८॥ 
अमृते मरुति प्रविज्ञति सर्वदा चेष्टेत्‌ ॥८९॥ 
भक्तिसुरतसमरार्थी दक्षिणे मरुति स्थात्‌ ॥५णा 
परमात्मत्ाा समीकुवेत्‌ न कस्यापि भवति द्ेष्य ॥९१॥ 
सन' परिजनशकुनपवनानुलोम्य भविष्यत कार्यस्य सिद्धेलिज्रम्‌ ॥९श॥ 
नेकोनक्तं दिव वा हिण्डेत्‌ ॥९३॥ 

नियमितमनोवाक्काय प्रतिष्ठेत्‌ ॥९४॥ 

अहनि सध्यामुपासीतानक्षत्रदशनात्‌ ॥९५॥ 


नीतिवाक्यारूत में राजनीति 


चतुः पयोधिषयोधरां धमंवत्सवतोमुत्साहबारलूधि वर्णाश्रमखुरा कामार्थ श्रवणा 
नयप्रतापविषाणा सत्यशौचचक्षुष॑ न्‍्यायमुखीमिमां गा गोपयामि, अतस्तमहं 
मनसापि न सहे यो5पराध्येत्तस्थे, इतीम॑ मन्त्र समाधिस्थों जपेत्‌ ॥९8॥। 
कोकवहिवाकामों निशिि स्निग्ध मुञ्जोत ॥९७॥ 

चको रवन्नक्तकामो दिवा च ॥९८॥ 

पारावतकामो वृष्यान्नयोगान्‌ चरेत्‌ ॥९९॥ 


बष्कयणीनां सुरभीणा पय'सिद्धं माषदलूपरमाल्त परो योग” स्मरस- 
बद्धने ॥१००॥ 

नावृषस्यन्ती स्त्रीमभियायात्‌ ॥१०१॥ 

उत्तरः प्रवर्षवान्‌ देश" परमरहस्यमनुरागे प्रथम-प्रकृतोनाम्‌ ॥१०२॥ 
द्वितीयप्रकृति सशादवलमृदूषवनप्रदेश: ॥१०३॥ 

तृतीयप्रकृतिः सुरतोत्सवाय स्थात्‌ ॥१०४॥ 

धर्मार्थस्थाने लिड्भोत्सव॑ लभते ॥१०५॥ 

स्त्रोपसयोनं समसमायोगात्पर बशीकरणमस्ति ॥१०६॥ 

प्रकृतिरदेश! स्वाभाविक च प्रयोगवेदग्ध्यमिति समसमायोगकार- 
णानि ॥१०७॥ 

क्षुत्रषंपुरीषाभिष्यन्दातंस्थाभिगमो नापत्यमनवद्य करोति ॥१०८॥ 

न सन्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मेथुन कुर्बीत ॥१०९॥ 

पर्व॑णि प्बणि सघो उपहते वात्नि कुलस्त्रियं न गच्छेत्‌ ॥११०॥॥ 

न तद्गृहाभिगमने कामपि स्त्रियमघिशयीत ॥१११॥। 
वशवयोवृत्तविद्याविभवानुरूपो वेषः समाचारो वा क न विडम्बयति ॥११९॥ 
अपरीक्षितमशोधित च राजकुले न किचित्प्रवेशयेन्निष्कासयेद्वा ॥११३॥ 
श्रूयते हि स्त्रीवेषधारी कुल्तलनरेन्द्रप्रयुक्तो गृढ्युरुषः कर्णनिहितेनासिपत्रेण 
पल्हवनरेन्द्र हयपतिश्च मेषविषाणनिहितेन विषेण कुशस्थलेश्वर॑ जघा- 
तेति ॥११४॥ 

सर्वत्राविश्वासे नास्ति काचित्क्रिया ॥११५॥ 


२६ सदाचारसमुद्देशः 


लोभप्रमादबिश्वासैबूहस्पति रपि पुरुषो वध्यते बच्चयते वा ॥१॥ 
बलवताधिष्ितस्य गमन तदनुप्रवेशों वा श्रेयानन्यथा नास्ति क्षेमोपायः ॥२॥ 
विदेशवासोपह॒तस्य पुरुषकारः विदेशको नाम येनाविज्ञातस्वरूपः पुमातर स 
तस्य महानपि लघुरेब ॥श। 


मोतिवाक्यारथ का मुक्त सूश्र-पाठ ३२९ 


अलब्धप्रतिष्स्य निजान्वयेनाहुडभा रः कस्य न लाघव करोति ॥४॥ 

आते: सर्वोदपि भवति घममबुद्धि: ॥५॥ 

से नीरोगो यः स्वयं घर्माय समीहते ॥६॥ 

व्याधिग्रस्तस्य ऋते धेर्यान्‍्न परमोषधमस्ति ॥॥॥। 

स महाभागों यस्य न दुरपवादोपहतं जन्म ॥८॥ 

पराधीनेष्वर्थेषु स्वोत्कषंसभावन मन्दमतीनासु ॥९%॥ 

न भयेषु विषादः प्रतोकार: किंतु धेर्यावलम्बनस्‌ ॥१०॥ 

सर्कि धन्वी तपसवी वा यो रणे मरणे शरसन्धाने मन.समाधाने च 
मुह्यति ॥११॥ 

छृते प्रतिकृतमकुवंतो नेहिकफलमस्ति नामुन्रिक व्‌ ॥१२॥ 

शत्रणापि सूक्तमुक्त न दूषयितव्यम ॥१३॥ 

कलहजननमप्रीत्युत्पादन च दुर्जनाता धर्म न सज्जनानाम ॥ १४॥ 

श्रीनें तस्याभिमुखी यो लब्धाथमात्रेण सतुष्टः ॥१५॥ 

तस्य कुतो वशवृद्धियों न प्रशमयति वेरानुबन्धम ॥१६॥ 
भीतेष्वभयदानात्पर न दानमस्ति ॥१७॥ 

स्वस्थासपत्तो न चिन्ता किचित्काक्षितमर्थ [प्रसूते] दुग्घे किन्तृत्साह' ॥१८॥ 
स खलु स्वस्थेवापुण्योदयो5पराधो वा सर्वेषु कल्पफलप्रदोषपि स्वामी भव- 
त्यात्मनि बन्ध्य ॥१५।॥ 

स सदेव दु/खितो यो मुलथनसवंधंयन्ननुभवति ॥२ण। 
मूखंदु्ज॑नचाण्डालपतितैः सह सगति न कुर्यात्‌ ॥२१॥ 

कि तेन तुष्टेन यस्य हरिद्राराग इब चित्तानुराग ॥रश॥ 

स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रम कस्य न परिभवं करोति ॥२३॥ 

नाक्रान्ति पराभियोगस्योत्तर कितु युक्तेरुपन्यास ॥२४॥ 

राज्ञोप्स्थाने कुपितस्य कुतः परिजनः ॥ २५।॥। 

न मृतेषु रोदितव्यमश्रुपातसमा हि किल पतन्ति तेषा हृदयेष्वद्भाराः ॥२६॥ 
अतोते च वस्तुनि शोक श्रेयानेव यद्यस्ति तत्समागमः ॥२७॥ 

शोकमात्मनि चिरमनुवासयस्त्रिवर्ग मनुशोषयति ॥२८॥ 

स कि पुरुषो योईकिंचन सन्‌ करोति विषयाभिलाषम ॥२९॥ 

अपूर्वेषु प्रियपूर्व सभाषण स्वगंच्युताना लिजुम्‌ ॥२०॥ 

न ते मृता येषामिहास्ति शाशवती कोति ॥३१॥ 

स केवल भूमाराय जातो येन न यद्योभिध॑वलितानि भुवनानि ॥३२॥। 
परोपकारो योगिता महान्‌ भवति श्रेयोबन्ध इति ॥३श॥ 

का नाम शरणागताना परीक्षा ॥३४॥ 

अभिमवनमन्‍्त्रेण परोपकारों महापात॒किना न महासस्वानास ॥३५॥ 


१३० भोलिवाक्यास्ूत में राजनोति 


तस्य भूपतेः कुतोइस्युदयो जयो वा यस्‍्य दिषत्सभासु नास्ति गुणग्रहणा- 
प्रागल्म्यस्‌ ॥२४। 

तस्य गूह्े कुटुम्बं घरणीयं यत्र न भवति परेषामिषम्‌ ॥२७॥| 
परस्त्रीद्रव्यरक्षणेन नात्मन. किमपि फल विप्लवेन महाननथंसंबन्ध' ॥३८॥ 
आत्मानुरक्तं कथमपि न त्यजेत्‌ य्स्ति तदन्ते तस्य सतोषः ॥रेथा 
आत्मसभावितः परेषा भुत्यानामसहमानश्च भृत्यो हि बहुपरिजनमपि करो- 
त्येकाकिन स्वामिनंस ॥४०। 

अपराधानुरूपो दण्ड; पुत्रेषपि प्रणेतव्य, ॥४१॥ 

देशानुरूपः करो ग्राह्म॑ं; ॥४२॥ 

प्रतिपाद्यानुरूपं वचनमुदाहतंव्यम्‌ ॥४श॥। 

आयानुरूपो व्यय. काये: ॥४४॥ 

ऐश्वर्यानुरूपो विछासों विधातव्य' ॥४प॥ 

धनश्रद्धानुरूपस्त्यागो प्नुसतेब्य: ॥४६॥ 

सहायानुरूप कर्म आरब्धव्यम्‌ ॥४ज। 

स पुमान्‌ सुखी यस्यास्ति सतोष. ॥४८॥ 

रजस्वलाभिगामी चाण्डालादप्यधमः ॥४९॥ 

सलज्ज॑ निर्ंज्ज न कुर्यात्‌ ॥५०॥ 

सपुमान्‌ पटावृतो5पि नग्न एवं यस्य नास्ति सच्चारित्रमावरणम ॥५१॥ 
स नग्नोल्प्यनग्न एव यो भूषित सच्चरित्रेण ॥५२॥ 

सवंत्र सशयानेषु नास्ति कार्यंसिद्धि ॥५३॥ 

न क्षोरघृताभ्यामन्यत्‌ पर रसायनमस्ति ॥९४॥ 

परोपधघातेन वृत्तिनिर्भाग्यानाम ॥९५॥ 

वरमुपवासो, न पुन पराधीन॑ भोजनम्‌ ॥५६॥ 

स देशोश्नुसतंव्यों यत्र नास्ति व्णसंकर: ॥५जञ। 

स जात्यन्धो यः परलोक न पष्यत्ति ॥५८॥ 

व्रत विद्या सत्यमानृशस्यमलोल्यता च ब्राह्मण्यं न पुनर्जातिमात्रमु ॥५०॥ 
नि.स्पृहानां का नाम परापेक्षा ॥६०॥ 

क पुरुषमाशा न क्लेशयति ॥६१॥ 

संयमी गृहाश्रमी वा यस्याविद्यातृष्णाभ्यामनुपहत॑ चेतः ॥६२॥ 
शोलमलड्भारः पुरुषाणा न देहखे रावहो बहिराकल्प. ॥६३॥ 

कस्य नाम नृपतिभित्र ॥६४॥ 

अप्रियकर्तुर्न प्रियकरणात्परममाचरणस्‌ ॥६०॥ 

अप्रयच्छन्न थिनो न परुष॑ ब्रूयात्‌ ॥६६॥ 

स स्वामी मरुभूमियंत्राथिनों न भवन्तीष्टकामारच ॥६७। 


सीतिबाक्यास्ल का मूक सूच-पाठ ३३९ 


प्रजापालन हि राज्ञो यज्ञों न पुनभृतानामालम्भ: ॥६८॥ 
प्रभूतमपि तानपराधसत्वव्यापत्तये नुपाणा बल धनुर्वा कितु शरणागत- 
रक्षणाय ॥६५९॥ 


२७ व्यवहारसमुद्देशः 
कलत्र नाम नराणामनिगड़मपि दुढ बन्धनमाहु ॥१॥ 
त्रीण्यवश्य भर्तव्यानि माता कलत्रमप्राप्तव्यवहाराणि चापत्यानि ॥९॥। 
दान तपः प्रायोपवेशन तीर्थोपासनफलस ॥३॥ 
तोर्थोपवासिषु देवस्वापरिहरण क्रव्यादेषु कारुण्यमिव, स्वाचारच्युतेषु 
पापभी रुत्वमिव प्राहुरधामिकत्वमतिनिष्ठुरत्व वञ्च॒कत्व प्रायेण तीथ॑वासिना 
प्रकृति: ॥४॥ 
स कि प्रभुयंः कार्यकाले एव न समावयति भृत्यान्‌ ॥५॥ 
स कि भृत्यः सखा वा य' कार्यमुहिश्यार्थ याचते ॥ए॥। 
यार्थेन प्रणयिनी करोति चाड़ाकृष्टि सा कि भार्या ॥ण। 
स कि देशो यत्र नास्त्यात्मनों वृत्ति ॥८॥ 
स कि बन्धु्यों व्यसनेषु नोपतिष्ठते ॥९॥ 
तत्कि मित्र यत्र नास्ति विव्वास ॥१०॥ 
स कि गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसर्पत्तिः ॥११॥ 
तत्कि दान यत्र नास्ति सत्कारः ॥१२॥ 
तत्कि भक्त यत्र नास्त्यतिथिसविभागः॥ १शा 
तत्कि प्रेम यत्र कायंवशात्‌ प्रत्यावुत्ति ॥१४॥ 
तत्किमाचरण यत्र वाच्यता मायाव्यवहारों वा ॥१५॥ 
तत्किमपत्य यत्र नाध्ययन विनयो वा ॥१६॥ 
तत्कि ज्ञान यत्र मदेनान्धता चित्तस्य ॥१७॥ 
तत्कि सोजन्य यत्र परोक्षे पिशुनभाव' ॥१८॥ 
सा कि श्रीयंया न सतोषः सत्पुरुषाणाम्‌ ॥१९॥ 
तत्कि कृत्य यत्रोक्तिस्पक्ृतस्यथ ॥२०॥ 
तयो को नाम निर्वाहों यो द्वावषि प्रभूतमानिनो पण्डितो लुब्धो मूर्खो 
चासहनो वा ॥२१॥ 
स्ववान्त इब स्वदत्ते नाभिलाष कुर्यात्‌ ॥२२॥ 
उपकृत्य मूकभावोषभिजातीनाम ॥१झ॥। 
परदोषश्षवणे वधिरभाव सत्पुरुषाणात्र ॥२४॥ 
परकलबत्रदर्शनेःत्धभावो महाभाग्यानास ॥र५॥ 


२३२ लीटियाक्यार्ूत में राजनीति 


$ 


शत्रावषि गृहायाते संश्रमः कतंव्य: कि पुनर्न महृति ॥२७॥ 
अन्तश्सारधनमिव स्वधर्मो न प्रकाशनीय ॥२७॥ 

मदप्रमादजेदबिगुंरुषु निवेदनमनुशय: प्रामश्चित्तं प्रतोकारः ॥२०॥ 
श्रीमतोरष्थाजने कायकलेशो धन्यो यो देवहिजान्‌ प्रीगाति ॥२०॥ 

चणका इव नीचा उदरस्थापिता अपि नाविक्र्वाणास्तिष्ठन्ति ॥३०॥ 

स पुमान्‌ वन्चचरितो य. प्रत्युपकारमनपेक्ष्य परोपकार करोति ॥३१॥ 
अज्ञानस्प वेराग्यं भिक्षोविटत्वमधनस्य विछासो वेश्या रतस्य शौचमविदित- 
वेदितव्यस्य तत्त्वाग्रह इति पञ्च न कस्य मस्तकशूलानि ॥३२॥ 

स हि पञचमहापातकी यो5शस्त्रमशास्त्र॑ वा पुरंषमभियुञ्जीत ॥३३॥ 
उपाश्रृरति श्रोतुमिव कार्यवशान्नीचमपि स्वयमुफ्सपेंद्‌ ॥३४॥ 

अर्थी दोष न पश्यति ॥रेणा 

गृहदास्यभिगमो गृह गृहिणी गृहपर्ति च प्रत्यवसादयति ॥३६॥ 

वेदयासग्रहो देवद्विजगूहिणीबन्धघूना मुच्चाटनमन्त्र; ॥३॥ 

अहो लछोकस्य पाप, यज्निजा स्त्री रतिरपि भवत्ति निम्बसमा, परगृहीता 
शुन्यपि भवति रम्भासमा ॥३े८॥ 

स सुखी यस्य एक एवं दारपरिग्रहः ॥३९॥ 

व्यसनिनों यथा सुखमभिसारिकासु न तथाथंवतीषु ॥४०॥ 

महान्‌ धनव्ययस्तदिच्छानुवतंन देन्य चाथेवतीषु ॥४१॥ 

अस्तरण कम्बलो जीवधन गद्दंभः परिग्रहो वोढा सर्वकर्माणश्च भृत्या इति 
कस्य नाम न सुखावहानि ॥४२॥ 

लोभवति मवन्ति विफला' सर्वे गुणा ॥४३॥ 

प्राथंता क॑ नाम त रलूघयति ॥४४॥ 

न दारिद्रयात्पर पुरुषस्य लाञउछनमस्ति यत्सगेन सर्वे गुणा निष्फलतां 
यान्ति ।४५॥ 

अरूब्धार्थोडपि लोको घनिनों भाण्डो भच॒ति ॥४६॥ 

घनिन्ो यतयो5पि चाटुकाराः ॥४७॥ 

न रत्नहिरण्यपूत्ताज्जछात्पर पाबनमस्ति ॥डटा 

स्वय मेध्या आपो वह्नलितह्मा विशेषतः ॥४९॥ 

स एवोत्सबो यत्र वन्दिमोक्षो दोनोद्धरणं वे ॥५०॥ 

तानि पर्वाणि येब्वतिधिपरिजनयो. प्रकाम॑ सतपंणस्‌ ॥५१॥ 

तास्तिययो यासतु नाधर्माचरणस ॥५सा 

सा तीथ्थंयात्रा यस्यामक्ृत्यनिवृत्ति' ॥५३॥ 

तत्पाण्डित्य यत्र वयोजिद्योलितमनुष्ठानस्‌ ॥५४॥ 

तच्चातुर्य यत्परप्रीत्या स्वकायंसाघनम्‌ ॥५५॥ 


मीतिवाक्यास्त का सूछ सूच्-पाट २६६ 
३० 


२८ 


तल्लोकोचितत्व॑ यत्सवंजनादेयत्वभ ॥५६॥ 

तत्सौजन्य यत्र मास्ति परोदेंग: ॥५७॥ 

तद्धीरत्व यत्र यौवनेनानपवाद: ॥५८॥ 

तत्सौभाग्य यत्नादानेन वशोकरणम्‌ ॥५०॥ 

सा सभारण्यानी यसस्‍्या न सन्ति विद्वांस: ॥६०। 

कि तेनात्मन' प्रियेण यस्य न भवति स्वय प्रियः ॥६१॥ 

स कि प्रभुर्यों न सहते परिजनसबाधस ॥६२॥ 

ने लेखाद्चनं प्रमाणम्‌ ॥६२३॥ 

अनभिन्ञाते लेखेईपि नास्ति संप्रत्यय ॥६४॥ 

श्रीणि पातकानि सद्चः फलन्ति स्वामिद्रोह! स्त्रीवधो बालवधदतेति ॥६५॥ 
अप्लवस्य समुद्रावगाहनमिवाबलस्य बलवता सह विग्रहाय टिरिटिल्छि- 
तम्‌ ॥६९९॥ 

बलवन्तमाश्रित्य विकृतिभज्लन स्यो मरणकार णम्त्‌ ॥६७॥ 

प्रवास चक्रवर्तिनमपि सतापयति कि पुनर्नान्‍्यम्‌ ॥६८॥ 

बहुपाथेय मनोनुकूल परिजन! सुविहितश्चोपस्कर प्रवासे दुःखोत्तरण- 
तरण्डको वर्ग? ॥६५॥ 


विवादसमुद्देश्ञः 

गुणदोषयोस्तुलादण्डसमों राजा स्वगुणदोषाभ्या जन्तुषु गोरवलाघवे ॥१॥ 
राजा त्वपराधालिज़िताना समवर्ती तत्फलमनुभावयति ॥२॥ 
आदित्यवद्यथावस्थिताथथ प्रकाशनप्रतिभा' सभ्या: ॥३॥ 

अदृष्टाश्रुतव्यवहारा परिपन्थिनः सामिषा न सभ्याः ॥४॥ 
लोभपक्षपाताभ्यामयथा्थवादिन सभ्या समापतेः सद्योमानार्थहानि 
लमभेरन्‌ ॥५९॥ 

तत्राल विवादेन यत्र स्वयमेव सभापति: प्रत्यर्थी सभ्यसभापत्योरसामझ्ज- 
स्थेन कुतो जय। कि बहुभिइछगले. इवा न क्रियते ॥६॥ 

विवादमास्थाय यः सभाया नोपतिष्ठेत, समाहुतो5पसरति, पूर्वोक्‍्त्मुत्त- 
रोक्तेन बाघते, निरुत्तरः पूर्वोक्‍्तेषु युक्तेषु युक्तमुक्त न प्रतिपद्यते, स्वदोष- 
मनुवृत्यपरदोषमुपालभते, यथाथंवादे5पि द्वेष्टि समामिति पराजित- 
लिड्रानि ॥७॥ 

छलेनाप्रतिभासेन वचनाकोशलेन चार्थहानि, ॥८॥ 

भुक्तिः पाक्षी शासन प्रमाणम्‌ ॥९॥ 


१३४ नीतिबाबधार्त में शजमीति 


भक्ति: सापवादा, साक्रोशा. साक्षिण: शासन च कूटलिखित मित्ति न॒ विवार्द 

समापयल्ति ॥१थ। 

बलोत्कृतमन्यायकृत राजोपधिकृतं जे न प्रमाणम्‌ ॥११॥ 

वेश्याकितवयोरुक्‍त॑ ग्रहणानुसारितया प्रमाजयितव्यस ॥१२॥ 

असत्यद्धूरे व्यवहारे नाध्ति विवाद; ॥१३॥ 

नीवीविनाशेषु॒ विवाद पुरुषप्रामाण्यात्‌ सत्यापयितव्यों दिव्यक्रियया 

बावश्शा 

५3 वा साक्षिणि नास्ति देवी क्रिया कि पुनरुभयसमते मनुष्ये 
॥१५॥ 

यः परद्रव्यमभियुञ्जोता भिलुम्पते वा तस्य धपथः क्रोशो दिव्य वा ॥१६॥ 

अभिचा र्योगेविशुद्धस्थाभियुक्ताथंसभावनायां प्राणावशेषोर््धापहारः ॥१७॥ 

लिज़िनास्तिकस्वाचा रच्युतपतिताना देवी क्रिया नास्ति ॥१८॥ 

तेषा युक्तितो<्थ॑ंसिद्धिरसिद्धिवाँ ॥१०॥ 

संदिस्धे पन्ने साक्षे वा विचाय॑ परि च्छिन्यात्‌ ॥२०॥ 

परस्परविवादे न युगेरपि विवादपरिसमाप्तिरानन्त्याद्विपरीतप्रत्युक्तोना॥२१॥ 

ग्रामे पुरे बा वृतों व्यवहारस्तस्य विवादे तथा राजानमुपेयात्‌ ॥२१॥ 

राज्ञा दृष्टे व्यवहारे नास्त्यनुबन्धः ॥२३॥ 

राजाज्ञा मर्यादा वातिक्रामन्‌ सद्य फलेन दण्डेनोपहन्तव्यः ॥२४॥ 

न हि दुर्वृत्ताना दण्डादन्योइडस्ति विनयोपायोजग्निसयोग एवं वक्र काष्ठं 

सरलयति ॥२५।॥। 

ऋणजु' सर्वेषपि परिभवन्ति न हि तथा वक्रतरुश्छि्यत यथा सरल ॥२६॥ 

स्वोपलम्भपरिहारेण परमुपालमेत स्वामिनमुत्कष॑यन्‌ गोष्ठोमवता रयेत्‌ ॥२॥॥ 

न हि भर्तुरभियोगात्‌ पर सत्यमसत्य वा वदन्तमबगृह्लीयात्‌ ॥२८॥ 

अथेसंबन्ध: सहवासइच नाकलह संभमवति ॥२९॥ 

निधिराकस्मिको वार्थलाभः प्राण सह सचितमप्यर्थ मपहारयति ॥३०॥ 

ब्राह्मणाना हिरण्ययज्ञोपवोत्तस्प्शन व शपथ, ॥३ श॥ 

शस्त्ररत्नभूमिवाहनपल्याणाना तु क्षत्रियाणाम ॥ ३२॥ 

श्रवणपोतस्पर्शनात्‌ काकिणीहिरण्ययोर्वा वेश्यानास्‌ ॥३३॥ 

शुद्वाणा क्षी रबीजयोर्वल्मीकस्य वा ॥३४॥ 

कारूणा यो येन कमंणा जीवति तस्य तत्कमोपकारणानाग्‌ ॥३५॥ 

ब्रतिनामन्येषा चेष्टदेवतापादस्पर्शनात्‌ प्रदक्षिणादिव्यकोशात्तन्दुलतुलारोह- 

णेविशुद्धि. ॥३६॥ 

व्याघाना तु पनुलेडुनम्‌ ॥३७॥ 

अन्त्यवर्णावसायिनामाद्ंचर्मावरोहणस्‌ ॥३८॥ 


लीशिवाक्यूसखत का सूक सूत्र-पाठ श्बे५ 


२९. 


वैश्यामहिछा, भृत्यो भण्डः, क्रोणिनियोगो, नियोगिमित्रं, चत्वाथशाहव- 
तानि ॥३९॥ 

क्रीतेष्वाहारेष्चिव पष्यस्त्रीष्‌ क आस्वादः ॥४०॥ 

यस्य यावानेव परियग्रहस्तस्य तावानेव संतापः ॥४१७ 

गजे गदंभे च राजरजकयो" सम एवं चिस्ताभारः ॥४२॥ 

बूखंस्व!ग्रहों लापायमनवाप्य निवर्तते ॥४शा। 

कर्पासास्ने रिव मूर्खेस्य शान्तावुपेक्षणमोषधस्‌ ॥४४॥ 
मूर्संस्याभ्युपपत्तिकरणमुहीपनपिण्ड ॥४५॥ 

कोपाग्निप्रज्वलितेषु मूर्खेषु तत्क्षणप्रशमनं घृताहुतिनिक्षेप इव ॥४६॥ 
अनस्तितोध्नड्वानिव प्रियमाणो मूर्ख परमाकर्षत्ति ॥४»॥ 

स्वयमगुणं वस्तु न खलु पक्षपातादगुणवज्भवति न गोपालस्नेहादुक्षा क्षरति 
क्षी रस ॥४८॥ 


घाडगुण्पसमुष्टे श 

शुमव्यायामी योगक्षेमयोयोनिः ॥१॥ 

कर्मफलोपभोगाता क्षेमसाधत श्म कर्मंणा योगाराधनो व्यायाम ॥२॥ 
देव धर्माधर्मो ॥१॥ 

मानुष नयानयौ ॥४॥ 

देव मानुष च कर्म छोक यापयति ॥५॥ 

तब्चिन्त्यमचिन्त्य वा देवम्‌ ॥६॥ 

अधिन्तितोपस्थितो5र्थंसबन्धो देवायत्तः ॥9॥ 
बुद्धिपृवहिताहितप्राप्तिपरिहा रसबन्धो मानुषायत्त ॥ ॥ 

सत्यपि देवेइनुकछे न निष्कमंणो भद्रमस्ति ॥९॥ 

न खलु देवमीहमानस्य कृतमप्यन्न मुखे स्वयं प्रविशति ॥१०॥ 

ने हि देवमवलम्बमानस्य धनुः स्वयमेत्र शरान संबततें ॥११॥ 
पौरुषमवलम्बमानस्यार्थानर्थयों सदेह' ॥१२॥ 

निश्चित एवानर्थों देशपरस्य ॥१श! 

आयुरोषधयोरिव देवपुरुषका रयोः परस्परसंयोगः समोहिलमये श्षाध- 
यति ॥१४॥ 

अनुष्ठीयमान स्वफछमनुभावयज्न कश्चिद्रधोष्षमंमनुबध्नाति ॥१५। 
त्रियुरुषमूतित्वान्न भूभूज प्रत्यक्ष देवमस्ति ॥१६॥ 

प्रतिपन्नप्रथमाश्रमः परे ब्रह्मणि निष्णातमतिरुपासितगुश्कुल' प्म्यस्विद्या- 
यामधीती कौमारवया5लकुव॑न्‌ क्षत्रपुत्रो मवति ब्रह्मा ॥१७॥ 


शोतिवाक्यासूल में राज्मीकि 


संजातराज्यकुलक्मीदीक्षाभिषेक स्वभुणंः प्रजास्वनुरागं जनयन्त याजान॑ 
नारायणमाहु: ॥१८॥ 

प्रवृद्धप्रतापतृतीयछोचनानऊूः परमेश्वर्यमातिप्ठमानो राष्ट्रकण्टकानू द्विषह्या- 
नवान्‌ क्षेत्तु यतते विजिगीषुभूषतिभवति पिनाकपाणि: ॥१९॥ 
उदासीनमध्यमविजिगीषु-अमिन्रमित्रपाध्णिग्राहक्रल्दासा रान्तदघंयो. यथा- 
संभवगुणगणविभवता रतम्यान्मण्डलानामधिष्ठातारः ।,२ण। 

अग्रतः पृष्ठतः कोणे वा संनिक्ृष्टे वा मण्डले स्थितो मध्यमादीना विग्रह्लेत्ानां 
निग्नहे संहितानामनुग्रहे समर्थोपि केनचितृकारणेनान्यस्मिन्‌ भूपतो विजि- 
गीषुमाणों थ उदास्ते स उदासीन ॥२१॥ 
उदासीनवदनियतमण्डलो5परभूपापेक्षया समधिकबदो5पि कुतश्चित्‌ कारणा- 
दस्पस्मिन्‌ नुफतो विजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलूस्वते स मध्यस्थ॥२२॥ 
राजात्मदेवद्रव्यप्रकृतिसपन्नो नयविक्रमयोरघिष्ठान विजिगीषु- ॥२३॥ 

य एवं स्वस्याहितानुष्ठानेन प्रतिकल्यमियरति स एबारि ॥रथ॥। 
मित्रलक्षणमुक्तमेव पुरस्तात्‌ ॥२५।॥ 

यो विजिगोबौ प्रस्थितेषपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्‌ कोपं जनयति स पा्णि- 
आह ॥२६॥ 

पाष्णिग्राह्मथ पश्चिम: स आक्रन्द ॥२७॥ 

पाष्णिग्राह्म मित्रमासार आक्रान्दमित्र च ॥२८॥ 
अरिविजिगाषोर्मण्डलान्तविहितवृत्तिस्भयवेतन॒ पबंताटवी क्ृताश्रवश्चा- 
न्तदिष ॥२९॥ 

अराजबीजो लुब्ध क्षुद्रो विरक्तप्रकृतिरत्यायपरो व्यसनी विप्रतिपन्नमित्रा- 
मात्यसामन्तसेनापति शन्नुरभियोक्तव्य ॥३ेणा 

अनाश्रयो दुबंलाश्नयों वा शत्रुरुच्छेदनीय' ॥३ १॥ 

विपयंयो निष्पीडनीय कर्षयेद्धा ॥३२॥ 

समाभिजनः सहजशत्रु ॥३े३॥ 

विरोधो विरोधयिता बा कृत्रिमः व॒त्रु' ॥३४॥ 

अनन्तर शत्रुरेकान्तर भित्रमिति नेषः एकान्तः कार्य हि मित्रत्वामित्रत्वयोः 
कारणं न पुनविप्रकर्षसंनिकर्षों ॥२५॥ 

ज्ञानबर्ूं मन्त्रशक्ति: ॥३६॥ 

बुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ॥३आ। 

शशकेनेव सिहव्यापादनमत्र दुष्टान्त' ॥रेट॥ 

कोशदण्डबल प्रभुशक्ति' ॥३९॥ 

शूद्रकशक्तिकुमा रो दृष्लन्ती ॥४०॥ 

विक्रमो बल॑ घोत्साहुझक्तिस्तत्र शमो दृष्टान्तः ॥४१॥ 


मोेलिकाक्याशत का मूक सूज-पाठ स्ह७ 


शक्तित्रयोपचितो ज्यायातनु शक्षित्रयापच्षितो हीतः समानशक्तित्रयः 
सम ॥४२॥ 
सधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वेषीभावा: षाड्गुण्पस्‌ ॥४रे॥ 


पणबन्धः संधि३ ॥४४॥ 

अपराधों विग्रह ॥४५॥ 

अभ्युदयो यानस्‌ ॥४६॥ 

उपेक्षणमासनम्‌ ॥४७॥ 

प्रस्यात्मापंणं संश्षयः ॥४८॥ 

एकैन सह सघायान्येन सह॒विग्नहकरणमेकत्न वा शत्रों सधानपृव॑ विग्हो 
हेघीभाव, ॥४९॥ 

प्रथमपक्षे सघीयमानों विमृह्यमाणो विजिगोषुरिति द्वेघीभावों बुद्ध्या- 
श्रेय, ॥५०॥ 

हीयमानः पणबन्धेन सधिमुपेयात्‌ यदि नास्ति परेषा विपणितेञ्थें मर्यादो- 
ल्लडघनम्‌ ॥५१॥ 

अभ्युच्चीयमान' पर विगृह्लीयाद्यदि नास्त्यात्मबलेषु क्षोभः ॥५२॥ 

न मा परो हन्तु नाह पर हन्तु शक्त इत्यासीत्‌ यद्यायत्यामस्ति 
कुशलम ॥५३॥ 

गुणातिशययुक्तो यायाद्यदि न सन्ति राष्ट्रकण्टका मध्ये न भवति पह्चा- 
त्रोषः ॥५४॥ 

स्वमण्डलमपरिपालयत परदेशामियोगो विवसनस्य शिरोवेष्टनमिव ॥५५॥ 
रज्जुवलनमिव शक्तिहीनः सश्नय कुर्याद्यदि न भवति परेषामामिषम्‌ ॥५६॥ 
बलवदुभयादबलवदाश्रयण हस्तिभयादेरण्डाश्रयणमिव ॥५७॥ 
स्वयमस्थिरेणास्थिराश्रयण नद्या वहमानेन वहमानस्थाश्रयणमिव ॥५८॥ 
वर मानिना मरण न परेच्छानुवतंनादात्मविक्रयः ॥५०॥ 

आयतिकल्याणे सति कस्मिद्िचत्सबन्धे परसश्रय श्रेयान्‌ ॥६०॥ 
निधानादिव च राजकार्येषु कालनियमो5स्ति ॥९१॥ 

मेघवदुत्थान राजकार्याणामन्यत्र च छत्रोः संधिविग्नह्मस्याम्‌ ॥६२॥ 
हेघीभाव गच्छेद्‌ यदन्‍्यो5वश्यमात्मना सहोत्सहते ॥६३॥ 

बलद्वयमध्यस्थितः शत्रुरुभय सिहमध्यस्थित: करीव भवति सुखसाध्यः ॥६४॥ 
भूम्यथिन भूफलप्रदानेन सदध्यात्‌ ॥६५॥ 

भूफलदानमनित्य॑ परेषु भूमिगंता गतेव ॥६६॥ 

अवज्ञयापि भूमावारोपितस्तरुभवति बद्धतलः ॥६ज॥। 
उपायोपपन्नविक्रमोश्नु रक्तप्रकृति रल्पदेशो5पि भूपतिभंवति सावेभोमः ॥६८॥ 
न हि कुलागता कस्यापि भूमि. कितु वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६९॥ 


श्ड्ट८ सीतियाक्याझृठत में राजनीति 


सामोपप्रदानमेददण्डा उपाया: ॥७०॥ 

तन्न पञ्चविध साम, गुणसकीतंन॑ सबन्धोपाख्यानं परोपका रदर्शंनमायतिप्रद- 
शंनमात्मोपसधानमिति ॥७१॥ 

यनन्‍्मम द्रव्यं तड्भवता स्वकृत्येषु प्रयुज्यतामित्यात्मोपसघानम ॥७श॥ 
बन्नर्थसंरक्षणायाल्पार्थ प्रदानेन परप्रसादनमुपप्रदानम्‌ ॥७१]॥ 
योगतीक्ष्णगूढयुरुषो मयवेतने: परवलूस्य परस्परशकाजनन निम॑त्संन॑ वा 
भेदः ॥छडी। 

बंः परिक्‍लेशो5थंहरण च दण्ड' ॥७१॥ 

शत्रोरागतं साधु परोक्षय कल्याणबुद्धिमनुगृह्लीयात्‌ ॥७६॥ 
किमरण्यजमीषध न भवति क्षेमाय ॥७७॥ ४ 

गृहप्रविष्टकपोत इब स्वल्पोडपि श्त्र॒सबन्धो छोकस्तन्त्रमुद्दासयति ॥७८॥| 
मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरलाभ श्रेयान्‌ ॥७९॥ 

हिरण्य भूमिलाभादभवति मित्र॑ च हिरण्यला मादिति ॥८०॥ 

शत्रो मित्रत्वकारण विमृश्य तथाचरेद्यथा न वज्च्यते ॥८१॥ 

गूढोपायेन सिद्धकायंस्यथासवित्तिकरण सर्वा शंका दुरपवाद च करोति ॥८२॥ 
गृहीतपुत्रदारानुभयवेतनान्‌ कुर्यात्‌ ॥८३॥ 

धत्रमपकृत्य भूदानेन तद्दायादानात्मन. सफलयेत्‌ क्लेशयेद्वा ॥८४॥ 
परविश्वासजनने सत्य शपथः प्रतिभू' प्रधानपुरुषपरिग्रहों वा हेतु" ॥८५॥ 
सहस्नकीय पुरस्ताल्लाभः शतेकीयः पश्चात्कोप इति न यायात्‌ ॥८६॥ 
सूचीमुखा ह्यनर्था भवन्त्यल्पेनापि सू चीमुखेन महान्‌ दोरक प्रविशति॥८७॥ 
न॒पुण्यपुरुषापचय क्षयों हिरण्यस्य धान्यापत्रयो व्ययः शरोीरस्यात्मनो 
लाभविच्छेद्येन सामिषक्रव्याद्‌ इव न परेरवरुष्मते ॥८८॥ 

शक्तस्यापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिरस्कारः ॥८९॥ 
अतिक्रम्यवर्तिषु निग्नह कतुंः सर्पादिव दुष्टप्रत्यवायः सर्वोष्पि बिभेति 
जनः ॥९०॥ 

अनायका बहुनायका वा सभा न प्रविज्ञेत्‌ ॥९१॥ 

गणपुरदचारिणः सिद्धे कार्ये स्वस्थ न किचिद्धवत्यसिद्धे पुन. ध्रुवमप- 
वाद ॥९२॥ 

सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र परेषामपाय' ॥९३॥ 

गृहागतमर्थ केनापि कारणेन नावधी रयेश्वदेवार्थागमस्तदेव सर्वातिथिनक्षत्र- 
ग्रहबलम्‌ ॥९४॥ 

गजेन ग़जबन्धनमिवार्थेनाथ पार्ज॑नम ॥९५॥ 

न केवलाभ्या बुद्धिपोरुषाभ्या महतो जनस्य संभूयोत्याने संघातविधातेन 
दण्ड प्रणयेच्छतमवध्यं सहस्लमदण्ड्य म्‌ ॥९६॥ 


मसीतियाक्यामत का सुछ सूत्र-पाठ २३९ 


३० 


सा राजन्वती भूमियंस्या नासुरवुत्ती राजा॥९७॥ 

परप्रणेया राजाप रीक्षिताथंमानप्राणह रोशसु रकृत्ति: ॥९८॥ 
परकोपप्रसादानुवृत्तिः परप्रणेय ॥९९॥ 

तस्स्वामिच्छन्दो5नुवतंन श्रेयो यमन मवस्यायत्यामहिलाम ॥१००॥ 
निरनुबन्धसर्थानुबन्ध चार्थमनुगृह्लीयात्‌ ॥१०१॥ 

नासावर्थो धनाय यत्रायत्यां महानर्थानुबन्धः ॥१०२॥ 
लाभस्त्रिविधो नवो भूतपूर्व: पैत्यश्च ॥१०३॥ 


युडसमुद्देशः 

सकि मन्‍्त्री मिश्र वा य' प्रथममेबष युद्धोाद्योगं भूमित्याग चोपदिशति 
स्वामिन सपादयति वर महन्तमनथंसशयस्‌ ॥१॥ 

सग्रामे को नामात्मबानादादेव स्वामिनं प्राणसदेहतुलायामा रोपयति ॥श॥ 
भूम्यर्थ नुपाणा नयो विक्रमइच न भूमित्यागाय ॥३॥ 

बुद्धिपुद्धेन पर॑ जेतुमशक्त शस्त्रयुद्धमुपक्रमेतु ॥४॥ 

न तथेषव प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावता प्रज्ञा' ॥९५॥ 

दृष्टेश्यर्थें समवन्त्यपराद्धेषवों धनुष्मतो5दृष्टमर्थ साधु साधयति प्रज्ञा- 
वान्‌ ॥६॥ 

श्रूयते हि किल दूरस्थो5पि माघवपिता कामन्दकीयप्रयोगेण माघवाय मालती 
साधयामास ॥७॥ 

प्रश्ा ह्ममोघ॑ शस्त्र कुशलबुद्धो नाम ॥८॥ 

प्रशाहता' कुलिशहता इव न प्रादुर्भवन्ति भूमिभुत ॥९॥ 

परेः स्वस्थाभियोगमपश्यततों भय नदीमप्श्यत उपानत्परित्यजनमिव ॥१था 
अतितीक्ष्णो बलबानपि शरभ इब न चिर नन्‍्दति ॥११। 

प्रहरतो5प्सरतो वा समे विनाशे वर प्रह्ारों यत्र नेकान्तिको विनाज्ञ' ॥१२॥ 
कुटिला हि गतिर्देवस्य मुमूर्षमपि जीवयति जिजीविषु मारयति ॥११॥ 
दीपशिखाया फ्तगवदेकान्तिके विनाशेडविचारमपसरेत्‌ ॥१४॥ 

जीवित्तसभवे देवो देयात्कालबलगम ॥१५॥ 

वरमल्पमपि सार बल न भूयसी मुण्डमण्डली ॥१६॥ 

मसारबलमज़ सारबरूभज करोति ॥१ज। 

नाप्रतिग्रहो युद्धमुपेयात्‌ ॥१८॥ 

राजव्यञ्जनं पुरस्कृत्य पद्चात्स्वाम्यधिष्ठितस्थ सारबलूस्यथनिवेशन 
प्रतिग्रहः ॥१९॥ 

सप्रतिग्रह बल साधुयुद्धायोत्सहते ॥रणा 


३४० मीौतिवाक्मास्त्व में राजबीशि 


पृष्ठताः सदुर्गंजछा भूमिबंलूस्य महानाथग्रः ॥२छ 

,.. लिद्या तीब्रमानस्य लट्स्थपुरुषदर्शनमधि जीवितहेतु! ॥२२॥ 
निरप्षमपि सप्राणमिव बल यदि जलू छमेत ॥२३॥ 
आत्मशक्तिमविजञायोत्साह। शिरसा पर्वतमेदनसिव ॥२४॥ 
सामसाध्य युद्धसाध्यं न कुर्यात्‌ ॥२५॥ 
गुडादभिप्रेतसिद्धों को नाम विष भुञ्जीत ॥२६॥ 
अल्पव्ययभयात्‌ सर्वनाश करोति मे: ॥२७। 
का नाम कृतघीः शुल्कभया:उ्भाण्ड परित्यजति ॥२८॥ 
स कि व्ययो यो महान्तमर्थ रक्षति ॥२९।॥ 
पूर्णंसरः-सलिलस्य हि न परीवाहादपरो5स्ति रक्षणोपाय' ॥२३०ा 
अप्रयच्छतो बलवान प्राणेः सहाय॑ गृह्लाति ॥३१॥ 
बलवति सोमाधिपे5्य॑ प्रयच्छनु विवाहोत्सवगृहूममनादिमिषेण प्रय- 
च्छेत्‌ ॥३२॥ 
आमिषमर्थमप्रयच्छतो5नवधि स्थान्निबन्धः शासनम्‌ ॥३शी। 
कृतसघातविधातो5रिभिविश्वीणयूथो गज इद कस्य न भवति साध्यः ॥रे४॥ 
विनिःस्नावितजले सरसि विषमो5॑पि ग्राहो जलव्यालवतु ॥३१५॥ - 
वनविनिर्गंतः सिंहोडपि श्गालायते ॥३६॥ 
नास्ति सघातस्य नि:सारता कि न सखलयति मत्तमपि वारण कुथिततृण- 
सघात ॥३२५॥ 
सहतेबिसतन्तुभिदिग्गजो5पि लियम्यते ॥३८॥* 
दण्डसाध्ये रिपावुपायान्तरमग्नावाहुतिप्रदानमिव ।३९॥। 

यन्त्रशस्वाग्निक्षा रप्रतीकारे व्याधी कि नामान्यौषध॑ कुर्यातू ॥४०॥ 

उत्पाठितदष्ट्रो भुजज्रो रज्जुरिव ॥४१॥ 
प्रतिहतप्रतापो5ज़ारः सपतितो5पि कि कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
विद्विषा चाटुकार न बहुमन्येत ॥४२॥ 
जिह्या लिह॒नु खड़गो मारयत्येव ॥४४॥ 
तन्त्रावापी नीतिशास्त्रम्‌ ॥४५॥ 
स्वमण्डलपालतामियोगस्तन्त्रस ४8 
परमण्डछावाप्ल्यभियोगोज्वाप: ॥४७॥ 
बहुनेको न गृह्लीयात्‌ सदर्पोषपि सर्पो व्यापाध्षत एवं पिपीलकिकामि: ॥डट॥। 
अश्योधिताया परभूमो न प्रविशेन्नि्गच्छेद्वा ॥४९॥ 
विग्नहकाले परस्मादागतं कमपि न॒संयुक्लीयात्‌ गृहोत्वा म संवासयेदन्यत्र 
तहायादेभ्य:, श्रूयते हि ब्रिजस्वामिता कूठकछह विधायादात्ञविश्वास: 
कुकलासो नामानोकपतिरात्मंविपक्ष विरूपाक्ष जघानेति ॥५०॥ 


“शियान्यादत का सूछ सूच-पाठ का 
हे ३१ 


बलमपीडयन्‌ परानभिषेणयेत्‌ ॥११॥ 

दीघंप्रयाणोपहुसं 'बल॑ न कुर्यात्‌ स'सर्थीधिधमतायासेन  शंकति- बैरेपां 
साध्यम्‌ ॥एरा 

ले दायादादपरः परवलस्थाकर्षणमस्त्रोईस्ति ॥९३॥ 

यस्याभिमुख॑ गच्छेत्तस्यावश्य दायादानुत्थापयेत्‌ ॥९४॥ 

कण्टकेन कण्टकमिव परेण परमुद्धरेत्‌ ॥९५॥ 

विल्वेन हि विल्व हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो छाभाव #एश 
यावत्परेणापकृत तावतोंअघिकमपकृत्य लि कुर्यात्‌ ॥५७॥ 

नातप्न लोहं लोहेन संघत्ते ॥५८॥ 

तेजो हि सन्धाकारणं नापरसथस्य क्षमम्तिस्पेक्षा धा ॥५९॥ 
उपचोयमानघटेनेवास्मा हौनेन बिग्नहूं कुर्यात्‌ ।६ण। 

देवानुछो म्यं पृण्यपुरुषोषचयो5प्रतिपक्षता व विजिगोषोरुदय” ॥६१॥ 
पराक्रमकर्कंश' प्रवो रानीकश्चेद्धीन सन्‍्धाय साधुपचरितव्यः ॥६२॥ 
दुःखामषंजं तेजो विक्रमयति ॥६३॥ 

स्वजीपिते हि निराशस्थाचार्यो भवति जीय॑बेग' ॥॥६४॥ 

लघुरपि सिहुशावों हन्त्येव दन्तिनस्‌ ॥६५॥ 

न चातिभरन॑ पोडयेत्‌ ॥६६॥ 

शौर्येकधनस्योपचा रो मनसि तच्छागस्येव पूजा ॥६७॥ 

समस्य समेन सह विग्रहे निश्चित मरण जये च सन्देह', आम हिचपात्र- 
मामेनाभिहृतमुभयतः क्षय करीति ॥६८॥ 

ज्यायसा सह विग्रहो हस्तिता पदाततियुद्धमव ॥६९%॥ 

स धर्मंविजयी राजा यो विशेयमात्रेणेव संतुष्ट. प्राणाथंमानेषुःन ध्यभि- 
चरति ॥७०॥ 

स लोभविजयी राजा 'यो द्रब्येण कुतप्रीति: प्राणामिमानेषु न वयभि- 
चरति ॥७१॥ 

सो5सु रबिजयी य॒प्राणार्थभानोपधातेन सहीममभिकषति ॥७र।। 
असुरविजयिन' सश्रय सूनागारे मृगप्रवेश इब #छश॥। 

यादृशस्तादुशो वा यायिन' स्थायी ब्रछ्वान्‌ु यदि साधुचरः टसंचारः भ्र७४)॥ 
चरणेषु पतितं भीतमशस्त्र च हिसन॒ ब्रह्महर मकति ॥॥७५॥ 
'संग्रामघृतेषु यायिषु सत्क्ृत्य विसर्ग: #॥७६॥ 

स्थायिषु ससगें; सेनापत्वायत्त: #छआ। 

अतधिम्रवीय नाम सर्वेषा प्राणिनामुमयतो वहति पापाव शर्माय च; खतरा 
खोतीष्तोव सुरुम॑ दुलुभ तद हिलोयमिति ॥उ८॥ 

सत्येनापि शप्तव्यं महतामभम प्रदानवचनभेव शपथ: ॥७९॥ 


908. 0 सीतिक्षक्तारुत में: रसानशिति 


सतामसता व व्॑कायत्ता:! खलु स्वे- व्यवहारोः स' एवं सर्वकोक्रमहनीयों 

यस्य बचनसन्पमनस्कततयाप्प्रयात भवसि चाउससम्‌ ।टका 

नयोदिता वाग्वदलि सत्याःहोषा सस्स्वती ॥2१ 

व्यभिचारिवचनेषु नेहिकी पारलोकिको वा/क्रियास्ति ताटरा 

स-विदनासफासात पर॑ पातकमस्ति ॥८३॥ 

विव्वासधातकः सर्वेषामविश्वासं करोति ॥८४॥ 

असत्यसंधिषु कोशपान जातान्‌ हन्ति ॥ट५॥ 

बदु बुद्धिभूमिग्रंहानुलोम्यं परोश्योगरच प्रत्येक बहुविकल्प दण्डमण्डछाशोगा 

संहतव्यूहरचनाया द्वेतवः ॥2६॥ 

साधुरचितो5पि व्यूहस्तावत्तिधति यावस्‍्त परबलछदद्रांनस॥८ज॥ 

न हि शास्त्रशिक्षाक्रमेण योद्धव्य किन्तु परप्रह्मराभिप्रायेष ॥८८॥ 

व्यसनेषु प्रमादेषु वा परपुरे सेन्यप्रेष्य(ूप)णमबल्कन्द: ॥८९।॥ 

अम्याभिमुखप्रयाजक्ुुपक्रस्यान्योपधातकरण॑ कूटयुद्धम्‌ ॥९०॥॥ 

विषविषमपुरुषोपनिषदवाग्योगोपजापैः परोपघातानुष्ठानं तृष्णीदब्डः ॥९१॥ 

एक बलस्याधिकृतं न कुर्यात्‌, भेदापराधेनेक: समर्थों जनयति महान्त- 

मनर्थ॑ंस्‌ ९२॥ 

राजा राजकायेंषु मृताना संत्तिमपोषयस्नृण भागी स्यात्‌ साधु नोफचयते 

तन्त्रेण ॥९३४॥ 

स्वासिनः पुर/सरण युद्धेपश्श्यमेघसमस्‌ ॥९४)॥ 

युधि स्वामिन परित्यजतो नास्तोहामुत्र च कुशछूस ॥९५॥ 

विग्नहाथोच्चलितस्याद बल सर्बंदा संनद्धमासीतू, सेनापति. प्रयाणमावास 

व कुर्वोत घतुर्दिशमनोकान्यदूरेण संचरेयुस्तिप्ठेयुश्व ॥९६।॥ 

धूमाग्नि रजो विषाणध्वनिव्याजेनाटविका: प्रणययः परबरान्याग*्छन्ति 

निवेदयेयु' ॥९७॥ 

पुरुषप्रमाणोत्सेधघमबहुजनविसिवेशनाच रणापसरणयुक्तमग्रतो महामण्छपाव- 
- काश च तदज्ुमध्यास्य सबंदा स्थान दब्यातू ॥५८॥ 

सर्वंसाधा रणभूमिक तिछ्ठतो नास्लि क्षरीररक्षा ॥९९॥ 

भूचरो दोलाचरस्तुरजभचरो वा न कदाचित्‌ परभूमो प्रविक्षेत्‌ ॥१००७४ 

करिण जपाणं वाप्पध्यासीने न प्रमवन्तिशक्षुद्रोपद्रवा: ॥१०१॥ 


३१ विवाहसमुद्देशः' 
- द्वादशवर्षा स्त्री धोडशवर्ष: पुमान्‌ प्रासव्यवहारों मबतः ॥१॥ 
विवाहपूर्वो व्यवहा रश्चातुवर्ण्य कुकीनयलि ॥२॥ 


मोतियाक्योट्ूस का हुक सुच-पाठ शक 


|. बुक्तितों वर्णविधानमग्निदेव-्विजलाक्षिक व प्राणि्नहणं विवाह: प्रा 
स ब्राहम्यों विग्रहों गच जरायालंकृत्य कन्या प्रदोयते ॥४॥ 
स देवों यत्र यज्ञाथमूत्विजः कत्याप्रद्रानमेव दक्षिण ॥५॥ 
गोमिथुनपुरप्वर कन्यादानादार्षः #क्षा 
त्व॑ भवास्य महाभागस्य सहधर्मंच्रारिणोत्ति' विनियोगेन कस्याप्रदानात्‌ 
आजापत्य ॥आ॥। 
एते चत्वारी धर्म्या विवाहा. ॥4॥ 
मातुः पिमुबन्धूना चाप्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथः समवायाद- 
गान्धवे: ॥९॥ 
पणबन्धेन कत्याप्रदानादासुरः ॥१ था 
सुप्तप्रमतकन्यादानात्पैशाच' ॥११॥ 
कन्यायाः प्रसह्यादानाद्राक्षस ॥१२॥ है 
एवे चत्वारोष्धमा अपि नाधर्म्या यद्यस्ति वधृवरयोरनपवाद परस्परस्य 
भाव्यत्वम्‌ ॥१३॥ 
उन्नतत्व कनो निकयो:, लोमशत्वं जड्भयो रमांसलत्वमूर्वो रवारुत्व कटितामि- 
जठरकुचयुगलेषु, शिरालुत्वमशुभसस्थानत्व च बाह्वो:, कृष्णत्वं तालुजिद्वा- 
धरहरीतकीषु, विरलविषमभावो दशनेषु, कूपत्व कपोछयो:, पिगलूत्वमकणो- 
लेग्नत्व चिल्लिकयों , स्थपुटत्व ललाटे, दुःसनिवेशत्व श्रवणयो:, स्थुल- 
कपिलपरुषभाव केशेषु, अतिदीर्धातिलघुन्यूनाधिकता समकटकुब्जवामन- 
किराताड्भत्व जन्मदेहाभ्या समानताधिकत्व चेति कन्यादोधा सहसा तदगृहे 
स्वयं इतस्य चागतस्याग्रे अभ्यक्ता व्याधिमतो रुदतो पतिघ्ती सुप्ता स्तोका- 
युष्का बहिगंता कुलटाप्रसन्ना दुता कलहोद्यता परिजनोद्वासिन्यप्रिय- 
दर्शैना दुर्भगेति नेता वुणीत कन्याम्‌ ॥१४॥ 
शिथिले पाणिग्रहणे वरः कल्यया परिमूयते ॥१५॥ 
मुखमपश्यतों वरस्थानमीलितलोचना कन्या भवति प्रचण्डा ॥१६॥ 
सह शयने तृष्णो भवन्‌ पशुवन्मन्येत ॥९७॥ 
बलादाक्रान्ता जन्मविद्वेष्यो भवति ॥१८॥ 
धैयेचातुर्यायत्त हि कन्या विस्रम्भणम्‌ ॥१९॥ 
समविभवाभिजनयो रसमगोत्रयीए्च विवाहसंबन्धः ॥२०॥ 
महतः पितुरेश्बर्यादल्पमवगणयति ॥२१॥ 
अल्पस्य कन्या, पितुर्दोबिल्यान्‌ महताबज्ञायते ॥२२॥ 
अल्पस्य महता सह सब्यवहारे महान्‌ व्ययो5ल्पश्चायः ॥१२३॥ 
वर वेश्याया: परिग्रहो नाविशुद्धकन्याया परिग्रहः ॥२४॥ 
बरं जन्मनाश. कन्यायाः नाकुछीनेष्ववक्षेप: ॥२५॥ 


भ्प्च३ मतिबाक्यास्ट्त में राजमीजि 


फपरस्वुत्ता कन्या तावत्सन्देहात्पदं वावन्न पाणिग्रह: ॥रक्क .. #४ 

) विकृतप्रत्यक्ञपि पुनतिवाहसहंतीति स्मृतिकारा: २७ पु 
आनुल्ोम्येत चतुस्निद्विवर्णा: कन्यामाजना ब्राह्मणक्षत्रियविश्ः धरेढ॥। हा 
देझापेक्षो मातुछ पंचन्चः: धर९)। 
घरमंसतति रनुपइ्टता रतिगृंहवार्तायुविहितत्वमाभिजात्वाचारब्रिशुद्धिदेवद्िजा- 
लिवियान्धवसत्का रानवच्चत्वं च दारकमंण" फलस ॥३०॥ 
गृहिणी सृहमुच्यते ले युन” कुडअकंट्संघात: ॥३१॥| 
गुहकमंविनियोग परिमिताथंत्वमस्वातस्त्यं सदाचारः मांतुष्यब्जनस्त्रीजना- 
वरोध इति कुरूंबधूतां रक्षणोपायः ॥३२॥ 

- इजकशिला कुर्कुरखपंरसमा हि वेश्या: कस्तास्वभिजातोउभिरज्येत आहे३। 

दानेदौर्भाग्य॑ सत्कृती परोपभोग्यत्वं आसक्तो परिभवो मरणं वा महोपषकारे 

ध््यनात्मोयत्व बहुकारूसबन्धे४पि त्यक्षाना त्तदेव पुरुषान्तरमामिल्थ्मिति 
वेश्यान्ा कुलागतो धर्म: ॥३४॥ 


३२. प्रको्णकसमुद्देश 
समुद्र इव प्रकीर्णकसूक्त रत्नविन्यासनिबन्धन प्रकीर्ण कम्‌ ॥१॥ 
बर्णपद्वाक्य प्रमाणप्रयोगनिष्णातमतिः सुमुखः सुव्यक्तों मधुरगम्भोरध्वनि 
प्रसल्‍्म: प्रतिमावात्‌ सम्यगूह्पोहावधारणगमकद्गक्तिसपनन: संभ्रज्ञात- 
समस्तलिपिभाषावर्णाश्रमसम यस्वपरव्यवहा रस्थितिराशुलेखनवाचनसमर्थ 
इचेति सान्धिविग्नहिकगुणा. ॥२।, 
कथाव्यवच्छेदो व्याकुरूत्व मुखे वेरस्पमनवेक्षण स्थानत्याग. साध्वाचरिति४पि 
दोषो:्भरावन विज्ञप्त व मौनमक्षमाकाल्यापनमदर्शन वुभान्थुपयमक्वेति 
विरक्तछिज्भरानि ॥३॥ 
दूरादेवेक्षणं, मुखप्रसाद सप्रश्नेष्वादर: प्रियेषु वस्तुषु स्मरणं, परोक्षे गुण- 
ग्रहण तत्वरिवा रस्य सदानुवृत्तिरित्यनुरक्तलिद्भानि ॥४॥ 
श्रुतिसुखत्वमधुर्थाविरद्धार्थातिशययुक्तत्वमु भयाल का रस पनतत्वमन्यूनाधिक - 
बचनत्वमतिव्यक्तान्वयत्वमिति काव्यस्य गुणा: ॥५॥ 
अतिपरुषवचन विन्यासत्वमनन्वितयताशंत्व दुर्बोघानुपपत्नपद्ोपन्यासमयथा- 
थंयतिविन्यासत्वमभिधानाभिषेयशून्यस्वमिति काव्यस्य दोषा३ ॥६॥ 
अचूवकबिरथंकविरमयकबिश्चित्रकविवंणक विर्दृष्क रकवि ररो चकी सतुघास्य व - 
हारी चेत्य्टो कवय ॥७॥ 
मनःप्रसाद कलछासु कौशल सुखेन चतुव्वंगविषयव्युत्पत्तिराससारं: चर यश 
इति कविसंग्रहस्य फलम्‌ ॥८॥ 


तीफियास्यास्ट्त का शुछ सूछझ-पाट क8 ७ 


आलुप्तिशुद्धिबाधुर्मातिशन!। प्रयोगसोन्दर्यभत्तीवमसुण 
तादिमावो रागास्तरसंक्रास्तिः परिगृहीत | 
गोरस्थ गुगराह 

समत्व॑ तालानुयायित्व॑ गेयामिनेयानुगतत्त एलक्मल्य॑ प्रत्धकमर्तिक्रयोशत्वं 
अलियुखावहत्व॑-पेति प्राधगुणर ॥0०॥ 

दुष्टिहस्तपादक्रिपासु समसभायोग: संगीतकानुग्तत्व॑ सुहिलिष्टललछितत्तभन 
याज़ूहा रप्रयोग भावों रसभावधुतिकावणााव इति मृत्गुणा। ॥१ १४] 
समहाप््‌ अः्खस्थातो3पि मे दुर्वेचषन श्रजे ॥१२॥। 

स कि गुृहाश्रमी यत्रागत्याथिनो न अभवत्ति कृतार्थाः ॥१ शा 

आता ग्रहंभेत धर्म: सु / सेवा 'वणिज्या च तादाश्निकामां 'नायसिहितेवृत्तो- 
माप 40४॥ 7, 

स्वस्थ विखमानयर्थिम्यों देय नाविद्यमानम्‌ ॥। है५॥ . 

ऋणदातुरासन्नं फल परोपास्ति: कलहः परिभवः प्रस्तावेष्धासामहच ॥१६॥ 
अदातुस्तावत्स्नेह. सौजन्य प्रियभाषण वा साधुता च यावन्तार्थावाप्ति. ॥१७॥ 
तदसत्यमपि नासत्य यत्र न संभाव्याथहानि, ॥१८॥ 

प्राणवधे नास्ति कश्चिदसत्यवाद ॥१९॥ 

अर्थाय मातश्मपि छोको हिनस्ति कि पुमरसत्यं न भाषते ॥२०॥ 
सत्कशशत्योप[सम॑ हि विवाह॒कर्म, देवायत्तस्तु वधूवरवोनिवाह ॥२१॥ 
रतिकाले पन्‍तास्लि कामातों यन्‍्त ब्ूले पुमान्‌ न चतत्प्रमाणम्‌ ॥२श॥ 
तावस्सश्रीपुरषयों: परस्पर प्रोतिर्धावम्त प्रातिलोम्य कछहो रतिकैतवं 
च ॥२३॥ 

तांदात्विकेबलस्थें कुती रणे जय' प्राणार्थे: स्त्रोषु कल्याणं वा ॥रथ॥।' 
तावत्सवं: स्वेस्यानुवृत्तिपरों थांवन्‍त भवति कृता थे ॥२५॥ 

अशुमस्य कालहरणमेव प्रतोकारः ॥२६॥ 

पक्वान्तादिय स्त्रोजनादाहोपशास्तिरेव प्रयोजन कि तत्र रागविशया- 
भ्याम्‌ ॥२॥। 

तृणेयापि प्रयोजनमस्ति िं पुनर्ल पाणिपादवत्ता मनुष्येण ॥२८॥ 

न कस्यापि लेखमवभन्केत, केखअवाना हि. राजानस्तस्भूलत्वात्‌ सचिविग्न- 
हुयी? सफलस्य' जगदब्यापारस्थ च ॥२५।॥। 

पृष्पयुंद्धनपि 'तोतिवेदिनों नेच्छन्ति कि पुमः एस्त्रयुद्धमूं ॥३०॥ 

स भ्रभुयों बहुनू बिभति किमर्जुनतरों: फलसंपदा या न भवत्ति ' परेषामुप- 
भोग्या ॥३ १॥ 

मारमपादव हव॑ स त्थांगी यः सहते सर्वेचा' सवाधाश ॥३२॥ 

पवेता इव राजानो दूरतः सुन्दरालोका: ॥शेशाः 


श्श३ ह लीतिकाक्यारटत में राजभीडि 





|) 


' “कार्तारमग्रिय) खवों यु देशः ॥३४॥ 
अधनस्यावान्धवस्यथ च जनस्य मनुष्यवत्यपि मूमिभंवर्तिःमहाटवी भरे९)। 
श्रीमतों छरष्यात्यफि सणयाती ॥३६॥ 
स्वस्याप्यासब्नविक्मशस्य भवति ऋषेण मलिविपयंस्ता ॥१७॥। 
पुण्यवतः पुरुषस्य न बंवचिदष्यस्ति दौःस्थ्यसु ॥सेटा। 
देवानुकूछ; का संपद न करोति विषटयतिः था विपदस ॥३०९॥ 
असूयक: पिलुन कृतघ्तो दोधरोष इति कर्मेचाण्डाला: ॥४०॥ 
बोरस: क्षेत्रजो दत्त क्ष॒त्रिमो भुंढोत्पन्नोषपबिद्ध' एते “धट्पुत्रा ' द्यादाः 
पिण्डदाश्च ॥४१॥ 
देशकालकुलापत्यस्त्रीसमापेक्षो द्वाविनांगोअ्यत्र पत्तिसजकुलाध्याणा।४रा। 
अतिपरिचय कस्यावज्ञा न जनयति ॥४शे॥। 
भृत्यापराधे स्वामिनो दण्डो यदि भृत्य न मुञ्न्चति ॥४४ी। 
अल महत्तया समुद्स्य यग/रूघु शिक्षपा धहत्यधस्ताज्य तथति' सुरुमु॥४फ। 
'रतिमस्त्राहा रकालेघु लत कमप्युपलेवेत ॥#४६)॥ 
सुष्छुपरिचितेष्ववि विय॑क्षु विदवासं न गच्छेत्‌ ॥४७॥ 
मत्त्वारभारोहिशो जोविलण्ये सदेहों विश्वित्ततवापाय्रः शढढ़)। 
' अस्यथ हय॑विनोदोडज़ मजुमभापाथ नः तिकति। ॥४१॥ 
आऋणमददानों दासकर्मशा लिररेत्‌ ॥५०॥ 


: अध्यत्र यत्तिब्राह्मणक्षत्रियेश्य) ॥६१॥ 


तस्यात्मदेह एवं वेरी: पस्य अपाल्य ममशनंशवन व य'सहते ॥५२॥ 

तस्य क्रमपाध्य थाम यो महासुनिरिव सर्वास्भोन'' सर्वक्लेशसहः सर्वेत्र 
सुखशायी च ॥५श॥ 

स्क्रीग्रीतिरिव कस्य नासेय स्चिस छक्ष्मी7 ॥५४॥ 

परपेशुन्योपायेन राज्ञा वल्लभो! छोक: ॥६५॥| 

नीचो महत्त्वम्रात्मनो कन्यते परत्य क्ृत्ल्ाप्रवादेन!ः॥५६॥ 

न खलु परमाणोरल्पत्वेन सहान्‌ सेरु;र्थकतु स्वनुणेनः ॥५७॥ 

न खलु मिनिमित्तं महान्तो अबन्ति कलुंब्रित़् मनीषा ॥५८॥ 

स वह्ने' प्रभावों बरप्रकृत्य शीतकमषि'ज्ल भतत्युध्यम ॥५%॥ 
सुचिरस्थायिन क्र्यार्यी वा साधूप्रचरेत्‌ ॥६०॥ 

स्थितेः सहार्थोपचारेण व्यवहारं न क्ुर्बात्‌ ॥६१॥ 
सत्पुरुषपुरश्चा रितया कुममजुत्र-वाजुर्वतो शस्स्पफ्नादः प्राणव्यापादो वा।६२॥। 
सपदि संपदमनुबध्नाति विपच्च क्पिदस ॥४४३॥ 

गोरिव दुश्घार्थो को साम कार्या्थी सश्त्पर्/शित्राहयति ॥६४॥ 

शास्त्रविदः स्त्रियदचानुभूतगुणाः परमात्मानं रब्जयन्ति ॥६५॥ 


"कीतिवाकरासत का शक शुज-पाट सडक 


हर 


खित्रवतमपि राजातं नावमन्येत क्षात्र हि तेश्ो महतीसस्युश्यदेवताश्मश्पेण 
तिष्ठति (६७ 

कार्यमारभ्य पर्यालोच: शिरो मुण्हयित्वा वक्षत्रप्रदत इन हरा 
ऋणशेषादिषृश्षेषादिवावहयं भवत्यायत्यां भवम्‌ ॥६८॥ 

नवसेवकः को ताम न भवत्ति-विनीतः ॥६९॥ 

यथाप्रतिज्ञ-को नामात्र निर्वाह! छा 

अप्राप्तेष्य भर्दात सर्वोषपि त्यागी ॥७१॥ 

अर्थार्थी लीचेराचरणान्नोद्विजेतु, किन्नाघो त्रेजति कूपे जरार्थी #3थ। 
स्वामिनोपहतस्य तदाराधनमेव निववृत्तिहेतु जनन्या कृतविधभियस्य हि बालस्य 


/ अनन्येव भवति जीवितप्याकरण॑प््‌ ॥७३॥ 


त 


शस्यकारको प्रशस्ति 


इति सकलताकिकचक्रधूडामणिचुम्बितचरणस्थ, पडन्चपठ्चादास्महावादि- 
विजयोपाजितकी तिमन्दाकिनीपवित्रितत्रिभुवनस्थ,. परमतपद्च रणरत्नो- 
दन्वत श्रोमन्नेमिदेवभगवल! प्रियशिष्येण वादीन्द्रकालानलश्रोमन्महेन्द्र- 
देवभट्टारकानुजैन, स्याह्मदाचलूसिह-साकिकचक्रवर्ति-वादीभपस्चाननवा- 
क्कल्लोल-पयोनिधि-कविकुछ राजप्रभृतिप्रशस्तिप्रशास्तालकारेण, षण्णवति- 
प्रकरणयुक्तिचिन्तामणिस्तव-महेन्द्रमातलिसंजल्प-यशोधरमहां राज बरितमहा- 
शास्त्रवेधसा श्रीसोमदेवसू रिणा विरचितं ( मीतिवाक्याभुत ) समाप्तमिति । 
/ अल्मेष्नुग्रहपी समे सुजनता माच्ये महानादर', 
* सिद्धान्तोत्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि । 
यस्पर्धेत तथापि दपंदुढताप्रौढिप्रगाढाग्रह- 
स्तस्याखवितगवपब॑तपविमंद्वाककृतान्तायते ॥१॥ 
सकलसमयतर्के नाकलडुरेईसि वादी, 
न॑ भवसि समयोक्ती हँससिद्धान्तदेवः । 
न व वचनविछासे पृज्यपादोईसि तत्व, 
वदसि कथमिदानी सोमदेवेन सार्धम्‌ ॥श॥। 
[दुर्जनाध्िप्रपकठो रकुठार] स्तकंकर्कशविश्वा रणसारः। 
सोमदेव हव राजनि सूरिवादिमनो रवभूरि: ॥३॥ 
दर्पान्धबोधबुधसिन्धुरसिहनादे 
बादिप्विपोहुलनदुर्घरवारिववादे । 
श्रीसोमदेवमुनिपे बचना ससाले 
! *. आवीदवरो<वि पुस्तो5ष्ति न वादकाले आशा 


तीशियाक्यासत्त में राजनीति 


